दुआओं की 
मुसतनद और भरोसेमन्द पुस्तक 














(बिल्कुल नई शेली और नए अन्दाज 'में छुरआनी 
वजीफों, मस्नून दुआओं और इस्लामी अज्कार 
पर आधारित पुस्तक, जिसमें सहूलत के लिए 
समस्त दुआएं हिन्दी रोमन में भी लिखी गई हैं। 


दुआओं को मुस्तनद '- 
और _ 
भरोसेमन्द पुस्तक :: 


डिस्ने हसीन 





फरीद बुक डिपो ( प्रा० ) लि० 
FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. 


New Delhi - i0002 





3. _--+«-----«&«---«ा««-«ण-ग--ग--ग---गानमममम-न-म-मन 





विषय सूची 





क्या? 


दो शब्द इस किताब के हिन्दी रोमन के संबन्ध में 

दीबाचा (भूमिका) 
पहली फसल | 

दुआ माँगने की फुजीलत का बयान 

` दूसरी फसल 

अल्लाह पाक को याद करने की फजीलत का बयान 
तीसरी फसल 

दुआ माँगने के तरीकों का बयान 
चोथी फसल 

अल्लाह के जिक्र के आदाब का बयान 

पाँचवी फसल 

उन वकतों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती है 
छटी फसल 

उन हालतों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती हे 
सातवीं फसल 

' उन स्थानों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती हे 
आठवीं फसल 

उन लोगों का बयान जिनकी दुआ अल्लाह 

के दरबार में (जल्द) कबूल होती हे 





57 


59 


4. _ >ऊनयलस्त्त् 


a 
नवीं फसल जेने में 
इसमें आज़म और दुआ के कबूल ए 6] 
जन्म के असर (प्रभाव) का बयान 
दसवीं फसल 
अल्लाह तआला के “अस्माए इर्त की he i i 
हज आजम" से चुतअल्लिक वाकी कुछ और 
अहादीस का बयान (०) 
Tn 
ग्यारहवीं फसल न: 
दुआ के कबूल होने पर अल्लाह तआला का शुक्र त 
अदा करने का बयान Fs 
पहला बाब [| 
सुबह और शाम की दुआयें | ob) 
कर्ज के अदा होने और रन्ज-गम दूर होने p 
की दुआ nr) 
केवल शाम की दुआयें M9 
केवल सुबह की दुआयें I20L7) 
सूरज निकलने के समय की दुआ और Ng 
इश्राक (चाश्त) को नमाज़ का बयान 250} 
दिन की दुआयें 27 
मग्रिब की अजान के समय की दुआ 29 
रात के समय जिक्र की दुआयें I30 
दिन और रात दोनों की दुआयें 
“सय्यिदुल इस्तिगफार” का बयान 39 
घर में दाखिल होने और घर से निकलने के समय की दुआयें ।42 
शाम के समय और रात के आदाब और दुआयें 43 


सोने के समय के आदाब और दुआयें I44 


5 
सोते में अच्छा या बुरा सपना देखकर आंख 
खुल जाने के वकत के आदाब और दुआ 
सोते में डर जाने, या दहशत पेदा हो जाने, या 
नींद उचट जाने के वकत की दुआयें 
सोकर उठने के वक्त के आदाब और दुआयें 





रात को कर्वट लेने या बिस्तर से उठकर दोबारा बिस्तर 


पर लेटने के वकत की दुआयें और आदाब 
तहज्जुद के समय उठने और पाखाने में जाने 

और आने के समय की दुआयें और आदाब 
वुजू करने और वुजू से फारिग़ होने के 

समय की दुआ 
तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठने और 

उसे पढ़ने के समय की दुआयें और आदाब 
तहज्जुद की नमाज़ का समय, आदाब और 

रकअतों की संख्या और तरीका 
तहज्जुद की नमाज़ शुरू करने के वकत की दुआ यें 
वित्र की नमाज़ का बयान 
 तहज्जुद और वित्र की रकञतों की संख्या 

का बयान 
वित्र की दुआयें 
दुआ-ए - क़ुनूत 
फुज की सुन्नतों का बयान 
फूज की नमाज़ के लिये घर से निकलने का बयान 
मस्जिद में दाखिल होने के समय का बयान 
नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकलते समय 

की दुआओं का बयान 





]57 


)57 
]60 


6 
अजान के समय और बाद के जिक्र और 
दुआओं का बयान 
नमाज़ की दुआओं का बयान 
रुकूअ की दुआओं और 
रुकू से उठने के बाद के क्याम 
का बयान 
सज्दा करने के समय की दुआओं का बयान 
तिलावत के सज्दे की दुआ का बयान 
दोनों सज्दों के दर्मियान बेठने के समय 
की दुआ का बयान 
“कुनूते नाजिला” (यानी किसी आम मुसीबत 
नाज़िल होने के (समय की दुआ) 
का बयान 
कादा में पढ़ने की दुआ- “अत्तहिय्यात” का बयान 
सलात (दरूद) का बयान 
दरूद शरीफ के बाद पढ़ने की दुआओं का बयान. 
सलाम फेरने के बाद पढ़ने की दुआओं का बयान 
ख़ास सुबह की नमाज़ के बाद पढ़ने की दुआयें ' 
खास मग्रिव और फृज़ की नमाज़ के 
बाद पढ़ने की दुआयें 
चाश्त की नमाज़ के बाद की दुआ 
खाने की दावत ख़ास कर दावते वलीमा के 
वकत की दुआ और आदाब 
रोज़ा इफुतार के समय की दुआयें 
रवाना सामने आने, खाने, खाने से फारिग होने 
के आदाब और दुआयें : 








923 


I96 
202 ` 
209 


2] 
25. 
22) 


226 
शब 
246 | 
26T-. 


262 
268 


263 
264 


265 


7 
किसी कोद़ी (या छूत वाली बीमारी के मरीज) के 





साथ खाना खाने के समय की दुआ 2७8 
आम तोर पर रवाना खाने के लिये बैठने के 
समय की दुआयें 268 
खाना खाने से फारिग होने के बाद की दुआयें 269 
खाना खिलाने वालों के लिये दुआयें 272 
कोई वस्तु पहनने के समय की दुआ 273 7 
नया कपड़ा पहनने के समय की दुआ 2740८) 
दूसरे शख्स को नया कपड़ा पहने देख कर दुआ करे 27 5 
कपड़े उतारने के समय की दुआ 276 ° 
“इस्तिखारा” की दुआयें 277°) 
शादी के लिये इस्तिखारा की दुआ 260 “7 
निकाह का खुत्वा 282 | 
दुल्हा ओर दुल्हन के लिये दुआ 285. 
बेटी की शादी करने के बाद बेटी-दामाद | 
के लिये दुआ 286) 
नबी करीम (सल्ल0) की प्यारी बेटी (०) 
हजरत फातिमा रजि0 की रुख्सती का बयान 287 2 
सुहाग रात (पहली रात) की दुआ 268 
नई सवारी की दुआ 289 - 
नये गुलाम या नोकर की दुआ 289 
संभोग के समय की दुआ 290 
इनूजाल के समय की दुआ 290 
बच्चा पैदा होने के बाद उस के लिये दुआ 
और अजान व अकीका का बयान आदि 292 
बच्चे के लिये तावीज 292 


बच्चे को सब से पहले क्या सिखलाएं 293 





8 





बच्चे को नमाज पढ़वाने, अलग सुलाने और 
विवाह कर देने की आयु सीमा और हिदायत 
जवान हो जाने और विवाह कर देने के बाद 
यात्रा पर जाने वाले (मुसाफिर) और विदा कु 
करने वाले (मुकीम) के लिये दुऊ 
काफिरों से जंग करने के लिये लश्कर या फौजी 
कुमक भेजने के समय के आदाब और दुआयें 
अमीरे लश्कर (कमान्डर) या यात्री के लिये दुआये 
मुसाफिर के लिये सफर में जाने और वापस आने के 
समय पढ़ने की दुआयें 
सफर के दोरान पढ़ने की दुआयें 
समुद्री यात्रा की दुआयें 
सफर में ज़रूरत के समय सहायता माँगने 
के लिये दुआ और आज॒माया हुआ अमल 
हज्ज के सफर की दुआयें 
तलूबिया का बयान 
तलूबिया के बाद की दुआ 
तवाफ करने के समय की दुआयें 
तवाफ के बाद की दुआ 
तवाफ से फारिग होने के बाद 
सऔ बे-नस्सफा वल्‌ मर- वति 
(सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ने) का बयान 
अ-रफात की तरफ रवानगी के समय 
अ-रफात के मेदान में 
अ-रफात में कयाम (पड़ाव) 
भश्‌- अरे हराम (मुज़दलिफा) में पड़ाव 
रमी जिमार (टीलों पर ककरियाँ मारने ) के समय 





294 
294 


>> 


तह 


जी 


3 





ce 





a) 


9 


0 


OO OG t(D 
am ) + ९) 
ob 


हर 


5 
0 


h 


322 


223 


325 
326 


9 


मिना में कुर्बानी करने के समय 

अकीका का जानवर जिब्ह करने के समय 

काबा शरीफ में दाखिल होने का समय 

जमूज़म्‌ का पानी पीने का समय 

जिहाद के सफर और दुश्मन से 
मुकाबले के वक्त की दृआयें 

जंग के महाज़ का खुत्बा और दुआ 

दुश्मनों के नगर में उतरते समय 

किसी कोम से डर-खौफ के समय की दुआ 

दुश्मन की फौजों के पसपा हो कर चले जाने 
के समय की दुआ 

नव मुस्लिमों के लिये दुआ 

जिहाद के सफर से वापसी पर 

जब अपने नगर के निकट पहुँचे 

धर में दाखिल होने के समय 

किसी भी गम, घबराहट और कठिनाई के 
आजाने के समय की दुआ 

किसी भी रन्ज- गम और मुसीबत के 
समय की दुआ 

किसी खास शख्स या गरोह से भय के 
समय को दुआ 

शेत्तानों आदि से स्वोफ के समय कीं दुआ 

जगलों, मेदानों या वीरान स्थानों में भूत - प्रेत 
के घेर लेने के समय का अमल 

दहशत ओर घबराहट के समय की दुआ 

किसी वस्तु से बेबस हो जाने की दुआ 


336 


I0 


PR UE 

इच्छा के विपरीत किसी वस्तु के सामने 
आजाने के समय की दुआ 

कोई कार्य कठिन और मुश्किल हो जाने के 
समय की दुआ 

हाजत की नमाज़ का तरीका और 
दुआ-ए-हाजत का बयान 

कुरआन मजीद हिफ्ज़ करने के लिये 
अमल ओर दुआ 

तोबा का तरीका और दुआ 

तोबा की नमाज़ 

सूखा काल पड़ने के समय की दुआ और पानी 
माँगने की नमाज़ का बयान 

वर्षां के नुक्सान से बचने की दुआयें 

जब वर्षा से नुक्सान पहुँच रहा हो या नुक्सान का 
डर हो, उस समय की दुआ 

बादलों की गरज और बिजली की कड़क 
के समय की दुआ 

आँधी- तूफान के समय की दुआ 

मुर्ग, गधे और कृत्ते की आवाजों के 
समय की दुआ 

सूर्य या चन्द्र ग्रहण के समय का अमल 

पहली का चाँद देखने के समय की दुआयें 

चाँद की तरफ देखने के समय की दुआ 

शबे क॒द्र देखने के समय की दुआ 

आईना (दपर्ण) देखने के समय की दुआ 

सुन्नत के मुताबिक सलाम करने और सलाम 
का जवाब देने का तरीका 


377 
378 
379 
380 
380 


38] 


हा TY 
छींकने के समय की दुआ और छींकने 
वाले को दुआ 
कान झुनझुनाने की दुआ 
खुश ख़बरी सुनने ओर उस का शुक्र अदा 
करने का तरीका 
अपनी या दूसरों की ज़ात, या बाल-बच्चों की 
कोई अच्छी हालत देखने पर दुआ 
धन-माल में इजाफा और ज़्यादती के लिये दुआ 
मुसलमान भाई को हँसता हुआ देखने 
के समय की दुआ 
किसी से मुहब्बत और मित्रता करने का तरीका 
मग्फिरत की दुआ देने के समय की दुआ 
बीमार का हाल-चाल पूछने का तरीका 
किसी के आवाज़ देने पर उत्तर देने का तरीका 
किसी के एहसान करने के वकत की दुआ 
जब किसी को धन-माल दे तो.यह जवाब दे 
किसी पसन्दीदा चीज़ देखने के समय की दुआ 
किसी अप्रिय वस्तु के देखने के समय की दुआ 
अल्लाह पाक की किसी नेमत के देने पर उस 
का शुक्र अदा करने का तरीका 
कर्ज में गिरफ़्तार होने के समय की दुआ 
किसी काम से तन्ग आजाने के समय या और 
अधिक ताकृत-कुव्वत तलब करने: 
के लिये दुआ 
शक-शुब्हा में होने के समय की दुआ 
गुस्सा (क्रोध) दूर करने का तरीका 
बद जुबानी और बुरी बातें दूर करने का तरीका 


383 
385 . 


386 


386 - 
387 - 


387, ) 
388 
388 
38977 
389 | 

389) 
390 

39्रा 
39 


392 त्‌ 
393 | 


395 
395 
397 
397 





किसी मज्लिस में आने-जाने और 
शामिल होने के आदाब 

मज्लिस का कफ्फारा 

मज्लिस में कया होना चाहिये 

बज़ार जाने के समय की दुआ 

फसल का पहला फल देखने के समय की 
दुआ और आदाब 

किसी दुःख, बीमारी में किसी को गिरफ्तार 
देखने के समय की दुआ 

किसी वस्तु के गुम हो जाने या गुलाम, 
नोकर- चाकर, जानवर आदि के भाग 
जाने के समय की दुआ 

बदशुगूनी का कफ्फारा 

बुरी नज़र लग जाने के समय की दुआ 

जानवर को बुरी नज़र लग जाने 
के समय की दुआ 

जिन्न- आसेब वगेरह का प्रभाव हो जाने 
के समय की दुआ 

पागल पन के लिये उपचार 

सॉप-बिच्छु के काटे का उपचार 

जले हुये के लिये दुआ 

आग बुझाने की दुआ 

पेशाब बन्द हो जाने और पथरी के लिये दुआ 

फोड़े- फुन्सी और घाव के लिये दुआ 

दाथ-पॉव सुन्न हो जाने के लिये अमल 

'जस्मानी दुःच्व- तकलीफ के लिये दुआ 

आँख दुरवने के लिये दुआ 


® ~= 


398 
398 
399 
399 


LU जज 
40]. 


म 


स्म| 


की 


402 


=. 


आ हा 
INN) 


403] 
403) 
404]. 


405) 
408-2 
42 0} 
472 
4I3 
4I3 

44 

4]5 

4]5 
44]5 
47 





I3 





बुखार के लिये दुआ 
सर्त बीमारी और जिन्दगी से निराशा के समय 
किसी बीमार का हाल-चाल मालूम करने 
के समय की दुआ 
स्वँय बीमार आदमी के लिये बीमारी 
की हालत में दुआ 
शहीद होने, या मदीना शरीफ में देहान्त 
पाने की इच्छा और दुआ 
अल्लाह की राह में शहीद होने का सवाब 
देहान्त के समय की दुआ 
मरने वाले को तल्कीन (आश्वासन) 
मय्यित के पास जो लोग मोजूद हों यह दुआ पढ़ें 
मय्यित के घर वालों के लिये दुआ 
जिस का बच्चा मर जाये उस के लिये दुआ 
ताज़ि-यत करने वाले यह कहें 
ताजि-यत (पुसे) के पत्र का विष्य 
फरिश्तों की ताजि-यत का बयान 
हजरत खिज़र की ताजियत 
मय्यित को उठाने या जनाजा उठाने के समय 
जनाज़ा की नमाज़ की दुआ 
मय्यित को कब्र में रखने के समय की दुआ 
दफन से फारिग होने के बाद की दुआ 
क॒ब्रों की जियारत के लिये कब्रुस्तान जाने 
के समय की दुआ 
दूसरा बाब 
वह ज़िक्र जिस की फजीलत किसी भी समय और 
स्थान ओर सबब के साथ मख्सूस नहीं 


4]8 
4]8 


429 


430 
430 | 
43. 
434५ 
435, - 
436 7 
436°) 
442° 
443 


444 


447 


]4 नः 


FESS न्‍लम करना 

कलम-ए-तोहीद की फूजीलत 

कलम-ए-शहादत की फजीलत 

तस्बीह, तह्मीद और उस की फजीलत 

सलातुत्तसूबीह का तरीका और सवाब 

“लाहो-ल वलाकुव्व-त इल्ला बिल्लाहि” 
की फ॒जीलत और सवाब 

“रजीतुबिल्लाहि” की फज़ीलत 

अल्लाह से इकरार (अनुबनध) 

“तह्मीद” (अल्लाह की. हम्द) करने का एक 
और तरीका 

तीसरा बाब 

इस्तिगफ़ार और उस की फुजीलत 

इस्तिगफार का तरीका 


चोथा बाब 
कुरआन की सूरतों और आयतों के पढ़ने 
की फुजीलत 
सूरः फातिहा की फजीलत 





सूरः ब-क-रः की फजीलत 496) 
सूरः 'ब-क-रः” सूरः “आले इम्रान” की फजीलत . 4८ 97 ~ 
आयत्तुल्‌ कुर्सी की फजीलत 497 
सूरः “ब-क-रः” की दो अन्तिम आयतों 

की फजीलत 498 
सूरः अन्‌आम की फजीलत 499 
सूरः कहफ्‌ की फजीलत 499 


भूर: ताहा, “तवासीन्‌” और “हवामीम” की 
फुजीलतत 500 










सुरः यासीन की फजीलत 
सर: फ॒त्ह की फजीलत 

सूरः मुल्क की फजीलत 

सूरः ज़िलूजाल की फुजीलत 

सूरः काफिस्न और सूरः इख्लास की 
मुश्तरक की फुजीलत 

परः इजा जा-अ की फजीलत 

सूरः इख्लास की फजीलत 

हर फ्‌ू-लक और नास की फजीलत 


पाचवा बाब 

वह दुआयें जो किसी खास समय और ख़ास वजह 
| के साथ मख्सूस नहीं हें 

कुछ और मुख्तलिफ दुआयें 

स्वातिमा (समापन) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर 

| दरूद-सलाम भेजने की फजीलत 

 सलात- सलाम 


os  .........----«-«-«-«.«-ममम-मममा 





0 0५ 
“58 


an 






he 
आ । 





qm 0 
PE 


Nn) 
O¥O 


ye] 


— 6 >॑जत+ 


दो शब्द 
ड्स किताब के हिन्दी रोमन क्‍ 
के संबन्ध में पट 


दुआओं प" ओ रेत मजमूआ “हिसूने हसीन” नामक- यहः 
पुस्तक जिसे पढ़ने का आप को गर्व प्राप्त हो रहा हे, इसे अपने) 
समय काल के मशहूर आलिमे-दीन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन 
मुहम्मद रह0 ने हदीस की भरोसे-मन्द किताबों से जमा किया है 
संपादक रह0 के दावा के मुताबिक पूरी किताब में जितनी EC) 
दुआयें जमा की गयीं हें वह सभी सही सन्दों के साथ नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित हैं। यही इस किताब | कीः 
पहली खूबी है जिसके नाते यह किताब और दूसरी दुआओं की 
] 


किताबों पर भारी हे त 
किताबों पर | ब 


इस किताब की दूसरी ख़ूबी यह है कि इस में सुन्ह -सबेरे' 
सोकर उठने के समय से ले कर रात में दोबारा सोने के समय-तक 
की तमाम दुआओं को, इसी प्रकार पैदा होने से लेकर मरने के बाद 
तक पढ़ी जाने वाली तमाम दुआओं और वजीफों को बड़े खूबसूरत 
अन्दाज़ में इकट्ठा कर दिया हे। | | 


इस किताब की तीसरी खूबी यह है कि मौलाना मुहम्मद 
इद्रीस साहिब करांची पाकिस्तान ने अरबी से आसान उर्द जबान में 
तर्जुमा करने के साथ-साथ कम पढ़े वर्ग के फायदे के लिये 
हाशिया भी दर्ज कर दिया हे, जो अपनी जगह पर बहुत ही फायदे 


- | «= 
ः 


हः 


| 


PP; 2 OP 
मन्द है, इसके साथ ही मौलाना ने अपने तौर पर नई तरतीब भी टी | 
है। 


इस की चौथी खूबी यह हे कि समस्त अरबी दुआओं और 
वजीफों के साथ उन का हिन्दी रोमन भी दिवा है ताकि मामूली तौर 
पर अरबी का ज्ञान रखने वाला, हिन्दी जानने चाला दोनों की मदद 
से समझ बूझ के साथ उन दुआओं को सही उच्चारण के साथ पढ़ 
सके। पढ़ने बालों से निवेदन हे कि नीचे बताये गये तरीकों को 
पहले जरूर पढ़ लें ताकि रोमन मे लिखी गयी दुआओं को आसानी 
के साथ पढ़ सकें। 

* जो हर्फ लफ़्ज के शुरू में हो और उ:ः पर कोई मात्रा म 
हो, चह हमेशा जबर ( - | के साथ पढ़ा जाता हे, जेसें. 
“मलिक ”। इस शब्द में तीन हर्फ हें। लाम पर इ की मात्रा और 
काफ पर उ को माना है, लेकिन भीम्‌ पर कोई मात्रा नही है, 
इसलिये मीम हर्फ को ज़बर के साथ पढ़ा जायेगा। 


* जो हर्फ लफ्ज के बीच में हो और उस पर कोउ मात्रा 
न हो वह जज़्म और साकिन पढ़ा जायेगा जैसे, “मुल्क” “हमद? 
आदिं। 


* हमने साफिन को जाहिर करने के लिये उन के नीचे 
` €) का निशान दे दिया हे। अगर भूल से किसी हर्फ के नीये यह 
निशान न लगा हो फिर भी उस को साकिन ही पढ़ा जाये। 


# आम तोर पर लोग ऐसे हर्फ को आधा करके लिखते हैं 
जैसे, “मुल्कु” “हम्दु” लेकिन चूकि अरबी जबान में जज्म वाला 
इफ पूरा ,5खा जाता है और उस के ऊपर जज़म का यह( ` ] 
निशान रहता हे, इसलिये हमने भी रोमन में पूरा ही हर्फ लिखा हे 
और नीचे उस हर्फ के जज़म होने का निशान { _ ) टे दिया ह॑: 


8 >> --< 

किसी लफ़्ज़ के बीच वाले हर्फ पर' जुबर है ह 

से ह निशान { ~) है। इस का अर्थ यह है कि क 

en के बाद आने वाले हर्फ पर जबर हे, जैसे “मृ- हम्मद 
ख-ल-क” आदि 

े उसे आधा और पूरा हर्फ के 


« जिस हर्फ पर तश्दीद है उ ; 
साथ लिखा है, जैसे “मु न हम्मद n “स्नु “रज़्जाकु वगैरह । 


« हिन्दी में “जाल, जे, ज़्वाद, जो” वगेरह हफोँ में फर्क 
करना बहा कठिन है इसलिये सब के नीचे (' ) लगा दी है। 
यह हैं इस पुस्तक में दिये येमन को सही ढंग से पढ़ने के कुछ 
जमती उसूल। यह बात ज्ञात रहे कि किसी ज़बान को दूसरी ज़बानि में 
सही तोर पर नही बदला जा सकता, इसलिये हिन्दी पढ़ने वालों से 
गुज़ारिश है कि वह केवल रोमन ही पर भरोसा न करें, बल्कि अरबी 
को भी सामने रख कर पढ़ने में उससे मदद लें। रोमन बस एक 
जिम्नी चीज़ है जिस से बहुत मामूली मदद मिल सकती है। 
अल्लाह पाक हम सब को इस किताब में दी गयी तमाम 
दुआओं को सही डंग से पढ़ने की तौफीक दे और इस किताव के 
सपादक, उटू-हिन्दी अनुवादक, कम्पोज़ीटर, पन्निशर, समस्त सहयोगियों 
ओर सहावकों को मेक बदला अता फ्रमाये, जिनकी अन्थक कोशिशों 
से यह किताब आपके पास सही रूप में पहुचे रही हैं। 
खालिद हनीफ सिदीकी (फूलाही) 
जामा मस्जिद दिल्ली 
9.4.2002 


जुम्‌अतुल्‌ मुबारक 


बिसुनिल्लाहिर्‌हमानिरहीन 


दीबाचा (भूमिका) 


हिसूने हसीन्‌ पुस्तक के खुत्बे का : 
हिन्दी अनुवाद और इस के लिखने 
का कारण 


ऐ अल्लाह! तू मख्लूक के सर्दार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम पर अपनी रहमत और सलामती नाजिल फरमा, और 
उनके आल्‌ और अस्हाब पर भी। 

“लाइला- हइल्लल्लाहु” (कलिमए तोहीद) अल्लाह तआला 
की मुलाकात (ओर दीदार) का सामान (और वसीला) है। मुहताज 
बन्दा मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन जजरी झाफूजी कहते हैं जो 
(बहुत) कमज़ोर और मिस्कीन है, तमाम मख्लूक से रिश्ता तोड़ 
कर अल्लाह तआला की तरफ तवज्जुह देने वाला है, उस के 
करम से उम्मीद वार है कि वह उसे ज़ालिम कौम से नजात 
देगा- - अल्लाह तआला इस सख्ती (और नागहानी मुसीबत) में 
उस के साथ करम ओर मेहरबानी करे, कि उस अल्लाह बुजुर्ग 
और बर्तर की हम्द व सना के बाद, जिस ने दुआ को कजा के 

रह करने का वसीला बनाया हे, और नबियों के सरदार मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ओर उन के प्रहेज़गार ओर महबूब 


20 ~ 

पे पी आल और असहाब पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद, 

!-. गालूय होना चाहिये कि यह किताब नबियों के सर्दार 

के मुबारक कलाय से (लिया हुआ) एक मजबूत किला है, और 

रतूले अगीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ज़ाने से (चुना 

हुआ) गोमिनों के लिये (दुश्मन से मुकाबले का) हथियार है, और 

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सललम के अकवाल से (जमा 

किया हुआ) एक अज़ीम तावीज़ हे और (गुनाहों से) मासूम और 

सुरक्षित {नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के) पाफीजा अहादीस 
का मजमआ है। 

(सपादक रह0 फ्रमाते हैं) मैं ने इस (के इन्तिखाब करत्नेः 
और इकट्ठा करने में (मख्लूक की) खेरख्वाही को पूरे सौर -पर 
इस्तेमाल किया है और सहीह हदीस की किताबों से जमा किया है, 
और सख्ती (और मुसीबत) के समय इस (दुआओं के मजमूआ) 
को (मुसीबत के मुकाबले का) “सामान” बना कर पेश किया है, 
जर इन्सान व जिन्नात की बु्ाई से बचने के लिये इस (खालिस 
दुआओं के मजमूआ) को (सना वगैरह से) अलग करके एक 
“ढाल” बानया है| 

Fe Mores म क भी इस अचानक आने वाली मुसीबत से बचने 
उन पर आई इसी मजबूत किला में बैठा (और पनाह 
निए) हुआ हूँ, और जिन निशाने पर बैठने वाले तीरों (दआओं 
प्र हट किताब आधातित (भुश्तमिल) है, उनके ज॒रिआ हे ही मेने 
जुट का हर जालिम के जुल्म से बचाया हैं। मेने (इस सिलसिले 


में यह अश्ञजार भी कहे हैं | 


जता कूला लि- शखसिन कद्‌ त- कचव 
अला जोफी व- लम्‌ यतश रकी - बह 


2] 
ख-बा-तु लहू सिहा-गन्‌ फिल्लयाली 
व- अर्ज्‌ अन्‌ तकू-न लहू मुसी- बद्‌ 

तर्जुमा : खर्बदार। उस (जालिम) शख्स से कह दो जो 
बहादुर बना हुआ है मुझे कमजोर समझ कर, और अपने हकीकी 
नियेहबान से नहीं डरता। मैं ने च्तों में (बैठ कर) यह दुआओं के 
तीर उस (के मुकाबले) के लिये पोशीदा तौर पर तैयार किये ह! 
और मुझे (अल्लाह की जात से) उम्मीद है कि यह नीर उसकी 
जरूर निशाना बनाएँगे (यानो यह दुआयें जरूर काम करेंगी] + ”' ` 
में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वह इस (दुआओं के 
मजमूञ्जा) से (और मुसलमानों को भी) नफा पहुंचायें, और इस के 
जुरीआ हर मुसलमान की मुसीबत और परेशानो को दूर फरमायें। 
अगर्चे (दुआओं का यह मजमूआ (किताब) बहुत मुरन्तसर 
और छोटा सा है, मगर में ने (इन्सान की जरूरतों के) हर दा 


की कोई सहीह हदीस नही छोड़ी जिस को सामने न रखा त्रो 
(और इस किताब में जिक्र न किया हो) 


ओर जब मैं इस किताब को तर्तीब दे कर मुकम्मल कर 
चुका हूँ तो मुझे एक ऐसे दुश्मन (त्तैम्री लश्कर के सरदार) “नेः 
अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया (जो इतना शक्ति शाली 
और जालिम था कि) उस को अल्लाह पाक के अलावा और कोई 
रोक ही नहीं सकता था, तो मैं भाग कर छुप गया और इसी 
किला “हिरने हसीन” में पनाह ले लिया (यानी छपने के जमाना 
में इस किताब का ख़त्म करता रहा) तो एक रात मुझे नबियों के 
सर्दार सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम की सपने में जियारत हु्ई। मेंने 
देखा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के बाएं 
तरफ्‌\बैठा हुआ हूँ, और गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि घ 





22 | 
पा से कह रहे हैं: कहो क्या चाहते हो? चाहते हो? में ने कको 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक से मेरे ओर er ण मुसलमान 
के लिये (इस किताब के जरीआ तमाम ap र आफ्तों ३ 
सुरक्षित रहने की) दुआ फरमाइये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु . 
अलैहि व सल्लम ने दुआ के लिये अपने मुबारक हाथ उठाए - | 
गोया मैं आपके मुबारक हाथों की तरफ देख रहा हूँ। र फिर आप. | 
ने दुआ फरमायी, और (दुआ से फारिग होकर) ॐ ए; | 
हाथ फेरे - जुमेरात की रात मैंने यह सपना देखा और इतवार की, 
रात को दुश्मन (नगर का घेराव छोड़ कर) भाग गया। `.) | 


न “], 
अल्लाह तआला ने इस किताब में (जमा किये गये) नः | 

करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की मुबारक ज॒बान से सो क 
हुये) पाक कलिमों और मस्नून दुआओं (के ख़त्म) की फः 
मुझ से ओर पूरे (नगर के) मुसलमानों से इस नागहानी मुसीबत | 
(और बला) को दूर फरमाया। _> 
2- यह भी ( इस किताब “हिस्ने हसीन” के पढ़ने वालों. ) | 
को) मालूम होना चाहिए कि मैं (अपनी सूझ- बूझ और हदीस-से-) 
दिलचस्पी रखने की बुनियाद पर) आशा करता हूँ कि इस किताब | 
की तमाम हदीसें दुरुस्त होंगी, इसलिये (मेरे इस यकीन दहानी के 


बाद) शक-शुब्हा दूर हो जाना चाहिए। ” = 











यह मुरन्तसर और छोटा सा मजमूआ (हिस्सने हसीन नाम 
की किताब) में अल्लाह के फजल से उन हदीसों को भी शामिल 
किया है जिन पर कई- कई भाग की (दुआओं की) किताबें 
शामिल नहीं हैं। और जब यह (दुआओं का इन्तिख़ाब) समापन 
पर पहुच जाएगा तो हम अल्लाह तआला से उम्मीद रखते हैं कि 


| 
4 
| 
(उस की तौफीक से ) इस के अखीर में एक- एक का इजाफा | 


कि मन >+----० 
करेंगे जो इन दुआओं में आयी हुई मुश्किल और कठिन लफ्जों 
की परेशानी को दूर कर देगी (यानी उन की शरह कर देगी) 


किताब के अबवाब ओर फसलें 
१) मुकदमा :- इस कित्ताब में कुल ॥ फल्लें हैं। 
पडली फसल :- दुआ की फज़ीलत का बयान 
वूसरी फसल :- जिक्र की फजीलत का बयान 
तीसरी फस्ल :- दुआ के आदाब का बयान 
चौथी फसल :- जिक्र के आदाब का बयान 
पाचची फुस्ल :- उन वक्तों का बयान जिनमें दुआ कुबूल 


होत्ती है। 

छटी फसल :- उन हालतों का बयान जिनमें दुआ कबूल 
होती है। 

सात्वीं फसल :- उन स्थानों का बयान जिनमें दुआ कुबल 
होती है। 


आठवीं फसल :-उन लोगों का बयान जिन की दुआएँ 
(स्वास कर) क़ुबूल होती हैं। 


नवीं फसल :- इसमे आजम का बयान 
दसवीं फसल :- अस्माए-हुस्ना का बयान 


' ग्यारहवीं फूस्ल :-दुआ के क़ुबूल होने पर शुक्र अदा . 
करने का बयान | | 


OER Fv”: द ———————— 
2- पहला बाब :- इस में सुबह-शाम, दिन-रात और 
इन्सान की जिन्दगी के मुख्तलिफ हालात और समय, और मरते दम 
तक पेश आने वाली जरूरतों की उन दुआओं का बयान हे जो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से सहीह अहादीस से साबित है; 
3- दूसरा बाब :- उन अज़कार (और दुआओं) का 
बयान जो किसी समय के साथ खास नहीं हैं। US 
ओं गुनाह 
4- तीसरा बाब :- उन दुआओं का बयान जिन से गनाः 
और खताएँ माफ होती हैं। (ल 
5- चौथा बाब :- कुरआन पाक और उसकी चन्द | कूल र॑ 
और चन्द आयतों की तिलावत की फजीलत का बयान। 
6- पॉचवाँ बाब :- उन दुआओं का बयान जिन. 
पढ़ने के लिये कोई वकत सहीह अहादीस से मुक्रर नहीं है। | 
7- स्वातिमा (समापन) :- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि- | 
व सल्लम सच्चे रसूल हैं जिन की बदौलत अल्लाह- हर. । 
जिहालत को खत्म कर के इलम की रोशनी अता फ्‌ 
चुनान्ये आप ने (हक का) रास्ता पूरे तोर पर साफ़ फरमा है; 
ओर किसी के लिये हुज्जत की गुंजाइश बाकी नहीं छोडी-उने 
पर दुरूद- सलाम की फजीलत का बयान। 
अल्लाह तआला उन पर अनगिनत (बे शुमार) रहमतें नाजिल 
फरमाए और सलाम भी, जब तक (दुनिया में) उस का जिक्र 
करने वाले उस के ज़िक्र में लगे रहें और उस के ज़िक्र से गाफिल 
(बे खबर और बे पर्वाह) लोग गफलत में पड़े रहें। 
मुहम्मद अल्‌ जजरी 








XX + 


री 


बविसूमिल्लाहिर्‌हमानिर्रहीम 
दुआ मांगने की 
फजीलत का बयान 


।) हदीस शरीफ में आया है कि नबो करीम सल्लल्लाइ आलेहि 
व सललम ने फरमाया : - “दुआ माँगना भो बिल्कुल इबादत करने कसै 
तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने (दलील वो तीरे 
पर कुरआन करीम को) यह आयत्त तिलावत फरमाई : 


तर्जुमा - “ओर तुम्हारे प्रर्वरदिगार ने फरमाया है : मुझ से 
दुआ मांगा करो, में तुम्हारी दुआ कुबल करूँगा। निःसंदेह जो लोग 
(तकब्बुर की वजह से) मेरी इबादत से मुँह मोउते हें वह जलील 
और रुसवा हो कर जरूर ही जहन्नम में दाखिल होगे।” (पारा 
24, सूरः मोमिन, आयत्त 60) 

2) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व स्ललम ने फरमया: | 

“तुम में से जिस शख्स के लिये दुआ का दरवाजा खोल 
दिया गया (यानी दुआ मॉगने की त्तोफीक दे दी] उस के लिये 
रहमत के दर्वाजे खोल दिये गये। अल्लाह पाक से जो दुआए 
माँगी जाती हैं उन में अल्लाह पाक को सब से अधिक पसद यह 





ए द्ध उच्च ते (दुनिया और आलिरत में) अगन और शान्ति की 
॒ आ मागी जाये। 
a में “उस के लिये जन्नत के 


इसी हदीस की दूसरी सनद मे क 
दर्वाजे खोल दिये गये” आया है। और एक दूसरी सनद में “उस 


के लिये कुबूलियत के दर्वाजे खोल दिये गये” आया है। और 
तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। (Uy 
३) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सला 
अलैहि व सल्लम ने फुरमाया : 
“दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर के फैसले 
नहीं कर सकती, नेक अमल के अलावा कोई वस्तु आयु को-बढ़ा- 
नहीं सकती। 
4) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम pees 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया : तकदीर के फेसले से बचने ज 
कोई उपाय काम नहीं देता (हाँ) अल्लाह से दुआ माँगना "उस 
(आफत और मुसीबत) में लाभ पहुँचाता है जो नाजिल हो चुकी - 
है, और उस (मुसीबत) में भी जो अभी तक नाजिल नही हू स्र 
और बेशक बला नाज़िल होने को होती है कि इतने में दुआ उर 
से जा मिलती हे, इसलिये कयामत तक इन दोनों में खींचा बान 
होती रहती हें (और इस प्रकार इन्सान दुआ की बदौलत उस बला _ 
और मुसीबत से छुटकारा पा जाता है) 
5) एक ओर हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया : 


अल्लाह पाक के नजदीक दुआ से अधिक और किसी 
वस्तु की अहमियत नही” 






f 


’) 
_ 
Fe 





27 

6) एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम ने फरमाया : 

“जो शख्स अल्लाह से कोई सवाल नहीं करता, अल्लाह 
पाक उस से नाराज़ हो जाते है!” 

इसी हदीस की दूसरी सनद में “जो अल्लाह से नहीं मागता 
वह उस से नाराज हो जाता है” आवा है (और दोनों का अर्थ 
एक ही है) ह 

7) एक और हवीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने सहाबा को संबोधित कर के फ्रमाया : 

“तुम अल्लाह से दुआ माँगने में आजिज न बनो (यानी 
कोताही न करो) इसलिः? कि दुआ करते रहने की सूरत में कोई 
शख्स हरगिज (अचानक किसी आफत से) हलाक न होगा।? 

8) एक और हदीस में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया 





“जो पार्स यह चाहे कि अल्लाह तआंला उस की दओ 
मुसीबत और परेशानी के समय कबूल फरमायें उसे चाहिये कि वेह 
अच्छी हालत में भो अधिक से अधिक दुआ माँगा करे।” 


9) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया : 


“दुआ मोमिन का हथियार हे, दीन का सुतून है, आसमान 
और जमीन का नूर हे” 


0) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम एक ऐसी कौम के पास से मुजरे जो किसी 


I DS 
मुसीबत में गिरिफतार थी तो (उन की हालत को देख कर) आप 
ने फरमाया : 

“ऐसा मालूम होता है कि यह लोग अल्लाह पाक से अम्न 
और शान्ति की दुआ नहीं माँगा करते थे।” 

|) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया 

“जो भी मुसलमान कुछ माँगने के लिये अल्लाह पाक क्री 
ओर अपना मुँह उठाता है (और दुआ मागता है) तो अल्लाह 
पाक उस को वह वस्तु अवश्य देते हैं। या वही वस्तु उस को 
तुरन्त दे देते हैं, या उस के वास्ते (दुनिया और आखिरत में) उस 
को जमा कर देते हैं।”' | 





| 


A 


यानी दुआ के क़ुबूल होने की तीन सूरतें होती हैं : ।- अगर- 
अल्लाह पाक उचित समझता है तो उस की माँग पूरी कर देता हे। 
2- अगर तुरन्त पूरी करना उचित नहीं समझता तो देर से उचित 
समय पर माँग पूरी करता हे। 3- अगर तुरन्त ओर देर से भी नहीं 
पूरी करता है तो उस का कोई अच्छा बदला दुनिया ओर आखिरत में 
दे देता हे, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ माँगने का बदला तो हर हाल 
में मिल ही जाता हे, इसलिये कोई भी दुआ किसी\भी हाल में रद्द नहीं 
की जाती। 


29 





दूसरी फसल 


अल्लाह पाक को याद करने की : 
फजीलत का बयान 


।) हदीस क़ुदसी में आया हैं कि अल्लाह तआला फुरमाते 
हैं; 

“मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूँ (जैसा वह मेरे बारे 
में गुमान रखता है मैं चैसा होता हूँ) और में उस के साथ होता 
हूँ जब वह मेरा जिक्र करता है। चुनान्चे अगर वह अपने दिल में 
(एकान्त में) मेरा जिक्र करता है तो में भी अपनी तन्हाई में उसे 
याद करता हूँ। और अगर वह किसी सभा में मेरा जिक्र करता. है 
तो में भी उस की सभा से बेहतर सभा में (यानी फरिइतों की सभा 
में] उस का जिक्र करता हू।” 


2) एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने फरमाया: 


“क्या में तुम्हें ऐसा काम न बताऊँ जो तुम्हारे कामों में सब 
से बेहतर है और त्तुम्हारे मालिक (यानी अल्लाह पाक) के 
नजदीक सब से पाकीजा है, और तुम्हारे दर्जों को सब से ज्यादा 
बुलन्द करने वाला है और सोने-चाँदी के (अल्लाह की राह में] 


eS HD rn 

खर्च करने से भी बेहतर है, और इस से भी बेहतर है कि तुम 

अपने दुश्मन से (जिहाद के मैदान में) मुकाबला करो और फिर 
तुम उन की गर्दनें काटो और वह तुम्हारी गर्दनें काटें। 

यह सुन कर सहाबा ने कहा : क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के 

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जरूर बतलाइये। आप ने 

फुरमाया 





“वृह काम अल्लाह का जिक्र है।” 


3) एक ओर हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया | 


“कोई सदका (यानी नेक काम) अल्लाह के जिक्र से 
अफज़ल नही है।” 


4) एक. हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फुरमाया 


“अल्लाह तआला के कुछ फरिश्ते इस काम पर लगे है 
कि राह में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को 
तलाश करते रहते हें फिर जब वह किसी जमाअत को अल्लाह 
का जिक्र करते हुये पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाज 
देते हैं कि आओ अपने मकसद (यानी अल्लाह के जिक्र) की 
तरफ आ जाओ, तो वह सब फरिशते मिल कर पहले आसमान 
तक इन जिक्र करने वालों को अपने परों के छाँव में ले लेते 
हें।”- - - - पूरी हदीस। 


5) एक हदीस में आया: है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया 


| 
] 
) 

| 

| 

] 

] 

) 

| 


< RR 

“उस शख्स की मिसाल जो अपने पर्वरदिगार का जिक्र 

करता है और उस शख्स की जो अपने पर्वरदिगार का जिक्र नहीं 
करता “जिन्दा” और “मुर्दा” की तरह है।* 

6) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लस ने फुरमाया: 

“जन भी कोई जमाअव अल्लाह का जिक्र करने के लिये 
बैठती है तो फौरन (रहमत के) फरिशते उन को (चारों ओर से) 
घेर लेते हैं और (अल्लाह की) रछमत उन को दाँप लेती है, 
सुकून और इतमिनान की उन पर बारिश होने लगती हे ओर 
अल्लाइ' सआला उन फुरिइतों से इन जिक्र करने वालों का जिक्र 
करते हैं जो उस के पास (मोजूद रहते) हें!” 

7} एक और हदीस में आया है कि एक सहाची ने कहा: 


ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहइ झलेहि व सललम! इस्लाम 
के अहकाम (जिस पर अज और सवाब मिलता हे) बहुत हो गये, 
आप तो मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिये जिसको में मजबूती के 
साथ पकड़ सकं (और बराबर करता रहे) आप सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्लम ने फरमाया: “तुम्हारी जुबान बराबर अल्लाह के जिक्र से 
ताज़ा रहनी चाहिये। " 








8) एक हदीस में आय है कि एक सहावी (मआाज़ बिन. ' 


जनल रज़ि) कहते हैं: 


*नोट :- याने जिसके दिल में अल्लाह की याद ऊह जवान पर उस 
का नाग है वह किय है और जो शरस उन दोनों खे बन्चित है वह मुदी है 
इसलिये अल्लाह पाक ने व्छुरउइन मजर में जगह जगह मोमिन को “हय्पि” यानो 
जिरा और काफि को “मग्पित” यनी मुर्त के नाम से ज़िक्र किवा है। 





32 
“अन्तिम बात जिस पर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि क 
सल्लम से जुदा हुआ हूँ वह यह है कि मैं ने आप से पूछा : कौन 
सा काम अल्लाह पाक को सब से ज़्यादा पसन्द है? आप ने 
फुरमायाः (वह काम यह हे) कि तुम्हें इस हालत में मोत आये 
कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो!” 
9) एक और हदीस में आया हें कि इन्ही सहाबी (मआज 
रजि0) ने पूछा : 

'ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप मुझे 
कुछ वसिय्यत फरमा दीजिये। आप ने फरमाया: हर दग अल्लाह 
से डरते रहो और हर पत्थर और पेड-पौधों के पास (यानी हर 
जगह पर) अल्लाह का जिक्र किया करो। और जो भी कोई बुरा 
काम कर बेठो तो फौरन अल्लाह के सामने उस से तोबा करो। 
चोरी-छुण्पे किये गुनाह की छुपे तोर पर ताबा, और खुले आमं 
किये गुनाह की खुले आम तौबा।” 

70} एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया: [ 

“किसी भी आदमी ने कोई काम ऐया नहीं किया जो 
अल्लाह की याद से ज़्यादा उस को अल्लाह की सज़ा से नजात 
दिलाने वाला हो।” 

॥॥) इसी रिवायत में आया है कि सहाबा ने पूछा: 


“ऐ अल्लाह के रसूल! कया अल्लाह की राह में जिहाट भी 
नहीं? आप ने प्रमाया : हाँ, अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं, 
नकिन वह शख्स जो अपनी तलवार से दुम्मन की गर्दनों को इतनी 
ज्याया काटे कि बह टूट जाये (तो उस का अमल, अल्लाह के जिक्र 





व जज न 
से ज्यादा अल्लाह की सज़ा से नजात दिलाने वाला झे सकता है) 


मह आखिरी जुम्ला आप सल्लल्लाहु अंलेहि व सल्लम ने 
तीन मर्तबा फरमाया। 

॥2} एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेडि व सल्लम ने फरमायाः 

“अगर एक आदमी की गोद दिर्हम से भरी हो और वह उन 


को बॉट रहा हो और दूस[ आदमी अल्लाइ का जिक्र कर रहा हो, 
तो अल्लाह का जिक्र करने वाला उस (दिरहम के बॉटने वाले) से 


अफजल होगा।” 

।3) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु . 
अलैहि व सललम ने फरमायाः 

“जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजर तो खूब पेट 
भर कर चर लिया करो (यानी अल्लाह का जिक्र खूब कर लिया 
करो) संहाबा ने पूछा : जन्नत के घाग क्या हैं? आप ने 
फरमाया: जिक्र की सभाएँ।” 

4) एक ओर हदीस में आया है कि अल्लाह तआल! 
फुरमायेगा: क्‍ | 
“आज तमाम महशर वालों को मालूम हो जाएगा कि 
इज्जत और भर्तबों के काबिल कौन लोग हैं? यह सुम कर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से पूछा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! यह कौन लोग हैं? आप ने फरमाया: यह लोग भस्जिदों में 
अल्लाह के जिक्र की सभायें आयोजित करने. वाले लोग हैं।” 


5) एक और हदीस में आया है किः . 


OS एल 5 
दभ ऊबनी के दिल की दो कोठरियाँ होती हैं। एक मे : 
फरिश्ता रहता है और दूसरी में शैतान। तो जब वह शख्स अल्लाह 
की याद में लग जाता है तो शैतान पीछे हट जाता है ओर जब 
अल्लाह की याद नहीं करता तो शेतान अपनी चोंच उस के दिलत 
में रख देता है (यानी उस के दिल पर सवार हो जाता है) और 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शक च शुब्हे डालता रहता है।” 


।6) एक और हदीस में आया है कि: 


हि 

“जिस शख्स ने फ़ की न्ञमाज़ जमाअत के साथ पढ़ी 
और फिर सूरज निकलने तक वहीं बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र 
करता रहा, फिर दो रकअतें (डश्राक की) पढीं (फिर मस्जिद से 
वापस आया) तो उस को एक हज्ज और उम्रा के सवाब जितना 
सवाब मिलेगा।” 

इसी रिवायत के दूसरे अल्फाज यह हैं कि “वह एक हज्ज 
और एक उम्रा का सवाब ले कर वापस होगा।” 


7) एक और हदीस में आपा है कि 


“(अल्लाह की याद से) गाफिल लोगों (के दर्मियान)'भें 
अल्लाह को याद करने वाला उस मुजाहिद के समान है जो (जंग 
के मैदान से) भागने वालों (की जमात) में डटा रहा।” 


8) एक और हदीस में आया है किः 


“जो कोई जमाअत किसी भी मज्लिस भें जमा हयी और 
अल्लाह को याद किये बिना वहाँ से उठ गयी तो यूँ समझो कि 
वह एक मरे हुये गधे के शव (पर जमा हुये थे और उस) को 
खा कर उठ गये। ओर उन की याद की मज्लिस कयामत्त के 
दिन उन के लिये अफसोस और निराशा का सबब होगी।” 





35 

१9) एक और हदीस में आया है किः 

“जो शख्स भी किसी रास्ता पर (किसी काम के लिये) 
चला और उस बीच अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो उस की यह 
गफलत उस को लिये अफसोस और निराशा का सबब होगी! और 
जो शख्स भी अपने बिस्तर पर लेटा और उसमे अल्लाह का जिक्र 
मही किया, तो उसकी यह गफ्लत उसके लिये अफसोस .और 
निराझा का सबब होगी।” क्‍ 

20) एक और हदीत में आया है कि : 

“एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को उस का नाग ले कर आवाज़ 
देता है कि ऐ फला (पहाड़) क्या तेरे पास से कोई ऐसा आदमी 
गुजरा है जिस ने (गुजरते समय) अल्लाह का जिक्र किया हो? 
तो जब वह (जवाब में) कहता है कि हाँ, तो .चह खुश होता है 
और उस को मुबारक बाद देता है- - - - पूरी हदीस लक्त। ” 

20) एक और हदीस में आया है कि : 

"अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं जो अल्लाह के जिक्र कों 
लिये सूरज, चाँद, हलाल पहली का चाँद, सितारों और छावँ की 
देख भाल रखते हैं (और हर समय और मौका के मुताबिक 
अच्छे ढंग से अल्लाह का जिक्र करते हैं 

22) एक और हदीस में आया हे कि: 


कसा “(कयामत के दिन) जन्नती लोग किसी वस्त पर अफसोस 
न करेंगे सिवार उस घड़े के जो उन पर बीत गयी और उस में 
उन्होने अल्लाह का जिक्र नही किया (कि काश उस घड़ी में भो 
गम अल्लाह का जिक्र करते और उस का भो सवाब पाते ) 


23) एक और हदीस में आया है कि : 


3 >-->+--+-+-.._ 
“तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया करो कि 
लोग लुम को पागल कहने लगें। 


24} एक और हदीस में आया है कि : 


“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहावा को हुक्म 
दिया करते थे कि वह तक्यीर (अल्लाह अक्बर) पाकी (सुळ्हा- नल्‌ 
गलिकिल्‌ कुडूस) और तहलील (यानी लाइला- ह इल्लल्ला), की 
गिनती का ख्याल रखा करें और उन्हें 'उग्लियों पर गिना करें। 
फरमायाः इसलिये कि कयामत के दिन उन उाग्लियों से सबाल 
किसा जायेगा और उन्हें (बोलने की ताकत देकर) बुलवाया 
जायेगा (और वह बतलायेंगी कि कितनी सख्या में बन्देतने 
तक्बीर, पाकी और तहलील बयान की थी) 


25) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्जम ने औरतों को मुखातब करके फरमाया 


तुम तस्बौीह (सुन्हा-नल्लाड) तकदीस (सुन्हाने- नल . 
मलिकिल्‌ कुइूस) और तहलील (लाइला- ह इल्लल्लाह) को अपने 
ऊपर लाजिम कर लो और (कभी) उन से लापरवाही न करो, कि 
तुम अल्लाह की रहमत से चन्चित कर दी जाओ।” 


26) एक और हदीस में आया है हजरत अब्दुल्लाह बिन 
उमर रजि फरमाते हैं कि 


“बने: नक्ली करीम सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम को सीधे 
हाथ की उग्लियों पर सस्नीह पढ़ते देखा है।” 


27) एक ओर हदीस में आया हे किं नबी करीम- सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम ने फरमाया 


मुझे सुबह की नमाज़ के बाद से सूरज निकलने तक 
अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों के साथ बेठना इसलिंव 





37 -_- "_ .ै ै 

अधिक पसन्द है कि में हजरत इस्माईल अलेए की नस्ल के चार 
गुलामों को आजाट कर दूँ और (इसी तरह) में उन लोगों के साथ 
बैठे जो अप्र की नमाज के बाद से सूरज के छपने (ग़ुब्ब) लक 
अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, यह मुझे उस से ज्यादा पसन्‍्दीदा 


है कि मैं चार गुलाम (इस्माशील अलै0 की नस्ल के) आजाट 
करूं | FF) 





28} एक और हदीस में आया है कि नवी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहिं व सल्लम ने फरमाया : 


अकेले यात्रा करने वाले आगे निकल गये। सहाबा ने पूछा 
“अकेले यात्रा करने वाले कौन लोग हैं? आप ने फरमायाः 
“ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें” 


इसी रिवायत के दसरे अल्फाज में है कि 


“अल्लाह के जिक्र के दीवाने” यह अल्लाह का जिक्र उन 
के (पापों के) बोझ को हल्का करता रहता है, चुनान्घे यह कयामत 
के दिन (अल्लाह के दरबार में) हल्के-फुल्के हो कर आएंगे।? 


29) एक और हदीस में आया है कि नवी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि च सललम ने बतलाया : 


"अल्लाह तआला ने हजरत यहया बिन जकरिया (अले७) को 
पाँच बातों का निर्देश दिया था कि वह खुद भी उन पर अमल करे 
और बनी इस्ाईल को भो हचम दें कि वह भो उन पर अमल करें। 


(रावी ने) पूरी हदीस बयान की, यहाँ तक कि हजरत यहया 
ने कहा मैं तुम को हुक्म देता हूँ कि तुम (ज्यादा से ज्यादा) 
अल्लाह का जिक़ किया करो, इसलिये कि उस का जिक्र करने 

वाले की उदाहरण उस व्यक्ति की सी हे जिस का पीछा करते हुये 


38 ~ 
दुश्मन भी तेजी के साथ निकला हो और बह (शख्स भागले-. भागते) 
एक सुरक्षित किले तक पहुँच गया हो और उस में पनाह ले 
दुश्मन से अपनी जान बचा ली हो। बिल्कुल इसी प्रकार अल्लाह का 
बन्दा(अपने दुश्मन) शैतान से अल्लाह तआला के जिक्र के अलावा 
और किसी वस्तु से अपने को नहीं बचा सकता।” 

30) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्सल्लाह 
अलेष्ि व सल्लम ने फरमाया : 

“अल्लाह की कसम! दुनिया में कुछ लोग नर्म और गदर 
बिछौनों पर लेट कर भी (सोने के बजाए) अल्लाह तआला का 
जिक्र किया करते हैं, उन्हें कयामत के दिन अल्लाह तआता 
जन्मत के ऊँचे दर्जे में दाखिल फरमायेगा। ” 

35) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लभ ने फरमाया : , 

“बेशक वह लोग जिन की जानें ” सदा अल्लाह तआला के 
ज़िक्र से तर (च ताजा) रहती हैं वह हँसते हुये जन्नत में जायेंगे! 

KK 





।. स्पष्ट रहे कि यह अल्लाह का जिक्र जिस के फुज़ाइल ऊपर हयीसों में 
बयान किये गये हैं केवल “अल्लाह, अल्लाह” के साथ मरव्सूस नही, बल्कि 
तमाम मस्नून दुआएं और जिक्र, तमाम कौली और फेली इबादतें कुरआन ब 
हदीस और दीनी पुस्तकों को पढ्न््- पद्माना, वअज़-नसीहत सब इस में 
ज्मिल हैं, ओर सब से पहले अल्लाह के कलाम (क्ररआन पाक) की 
तिलावत है, कि वह तो सुद अल्लाह का कलाम है जिस की शान यह हे 
“सुन लो! अल्लाह का जिक्र (यानी क्रआन की तिलावत) से ही दिल को 
इसमिनान (सतोष)हासिल होता हे! "यह किताव भी उन्हीं दुआओं और ज़िक्रों 
का बजमूख है और इसलिये लिखी गयी हे कि अल्लाह तआला हमें तौफीक 
फरगायें कि हम ज्यास से ज़्यादा पाबन्दी को साथ उन को पढ़ा करें, और हम 
हल्के- फुलके और हँसते हये जन्नत में जायें- आगीन! 


39 





तीसरी फसल 


दुआ माँगने के तरीकों का बयान 


दुआ माँगने के कुछ आदाब तो रुक्नियत के दर्जे को 
पहुँचते हैं!” और कुछ शर्त के दजे को (यानी बाज रुक्‍न है-और 
बाज शर्त) और कुछ “मामूरात” हैं (यानी जिन के करने की 
हुक्म दिया गया है) और कुछ “मनहिय्यात” (यानी जिन्हें करने 
से रोका गया है) वह आदाब यह हैं।*१ : 


। “रुकन” से मुराद वह काम जिस पर दुआ के कबूल होने-न होने का 
गदार हो, जिन्हें दुआ की रुह और जान कह सकते हैं! जैसे “इरवलास” 
कि इस के बिना दुआ, दुआ ही नहीं होती। 


“शर्त” वह चीज जिस पर दुआ की कबूलियत निर्भर हो कि अयर 
वह न पायी जाये तो दुआ कबूल ही न हो, अगर्चे कितने ही इर्वलास 
से की जाये। जैसे हराम चीज़ों (यानी हराम स्वान- पान, हराम पहनाचा, 
हराम रोड़ी) से बचना, कि अगर यह शर्त न पाई जाएगी और दुआ 
करने वाला इन हराम वस्तुओं का इस्तेमाल न छोड़ेगा तो दुआ कबूल न 
होगी, जैसा कि हदीस शरीफ में इस की वजाहत मौजूद है। 

“मामूरात” से मुराद वह बेहतरीम कोम और अच्छी सूरतें हैं जो दुझा 
को ज़्यादा से ज़्यादा कारगर और कबूल होने योग्य बना देती हैं, इसलिये 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने इनको करने का आदेश दिया 
है। अगर इन पर न अमल किया जाये तब भी दिल से निकली 


49 


हुयी दुआ अल्लाह ने चाहा तो कबूल हो जायेगी। जैसे, दुआ भाँगले 
समय दोनों घुटनों को बल बैठना, या किब्ला की तरफ मुँह कर ह 
बैठना कि यह चीजें अल्लाह की तरफ त्तवज्जुह अदब और 
एहतराग (आदर - सम्मान) की पहचान हैं, अगर्चे दुआ के कबूल होने दा 
न होने का दारो मदार इन पर नहीं है। 

“मनहिय्यात ” से मुराद वह नापसन्दोदा काम, या दुआ भाँगने के बूड 

तरीके जो दु के मुनासिब, या अल्लाह तआला के झायाने शान नही: हे 
जैसे, दुआ मागते समय आकाश की ओर आख उठाना और देखना, इह 
प्रकार की दुआ, दुआ की वह की शक्ल है जिस से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि च सस्लम ने मना फरमाया हे इसलिये कि यह तरीका अल्लाह के 
आदर - सम्मान और दुआ माँगने खाले के लिये उचित नही है! हो सकता है. 
कि वह तरीका बे अदयी, गुस्ताख़ी बन कर दुआ को कबूल होने से रोकः डे). 
इसलिये इन से बचना चाहिये। ताहम वह दुआ के कबूल होने में रुकावट 
नहीं है। 
2. यह तमाम आदाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्क्ूल 
हैं लेकिन संपारक रहए ने अपने अल्फोज में इन को बयान किया (ै 
और हर अठब से मुतअल्लिक हदीस के हवाले हदीस की किताबों के 
इशारों में दिये हैं। हम ने संक्षिप्त में इन इशारों को भी छोड़ दिया है 
ओर हिस्ने हसीन किताब के अन्दाज में ही उन तमाम आदाब का तर्जुमा 
कर दिया है। केवल नंबर शुमार का इज़ाफ़ा किया है। 

यह कुल 43 आदाच हैं जिन में कुछ दुआ के अर्कान हैं और कुछ 
शरतें, कुछ ऐसे हैं जिन के करने का हुक्म आया हैं और कुछ को. 
करने से मना किया गवा है। पढ़ने वालों की सहूलत के उद्देश्य से और 
उन की जानकारी की गरज से हम ने हर अदब के सामने बनिरैकटं ( 
) के दर्मियान उन का हुक्म लिख दिया है कि यह रुकन है और' यह 
शर्त, और भागूरात (यानी जिन को करने का हुक्म दिया गया है) क्के 
लिये “मुस्तहन” का शब्द लिस्वा है और “मनहिय्यात (यानी जिन को 


करने से रोका गया हे] के लिये “मक्रूह "| 
Wk 








d। 

१) खाने, पीने, पहनने और हराम कमाने (यानी रोजी 
कमाने के हराम सूत्रों) से बचना! (शर्त) 

2) अल्लाह तआला के लिये इख़लास (रुक्न) 

3) दुआ माँगने से पहले कोई नेक कार्य करना (जैसे 
सदका देना या नमाज़ पढ़ना वगैरह) सख्तियों और मुसीबतों के 
सभय खास तोर पर अपने नेक कामों का जिक्र करना (यानी उन 
के वास्ते से दुआ माँगना। (मुस्तहब) 

4) (नापाकी, गन्दगी और पलीदी से) पाक ओर 
(मैल-कुचैल से) साफ सुथरा होना। (मुस्तहब) 

5) वुजू करना। {मुस्तहब ) 

6) किन्ला की ओर मुँह करना। (मुस्लहब) 

7) (दुआ मांगने से पहले) नमाज (हाजत) पढना (मृस्तहब) 

8) (दुआ के लिये) दोनों. घुटनों के बल बैठना (मुस्तहब) 

५) {द॒आ मॉगने से) पहले और बाद में अल्लाह तआला, 
की हम्द व सना करना (मुस्तहब) , 

0} इसी प्रकार (दआ के) अव्वल और अन्त में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना 
(मुसत्हब) 

॥) दोनों हाथों को फैला कर दुआ माँगना (मुस्तहन) 
| 2 } (सवाल करने वाले की तरह) दोनों हाथ ऊपर उठाना 

(मुस्तहब ) 
33) दोनों हाथों को मोंढों लक उठाना [मुस्तहब ] 








42 
RS 
।4) दोनों हाथों को खुला रखना (मुस्तहब) 
।5) (दुआ के समय कौली और अमली तौर पर) अल्लाह 





की शान के मुताबिक उस के आदाब और एहतराम को इख्तियार 
करना (मुस्तहब ) 
5) (दुआ माँगने में) आजिज़ी और इन्किसारी इस्तियार 
करना (मुस्तहब) हद 
77) गिड़गिड़ाना (मुस्तहब) 
8) दुआ माँगने के समय आकाश की ओर नज़र उठाना - 
(मकरूह ) 





9) अल्लाह पाक के “अस्माए हुस्ना” और उस की 
खूबियों और अच्छाइयों का वास्ता दे कर दुआ मॉगना (मुस्तहब)-) 


20) दुआ में तकल्लुफ से काफिया बन्दी से परहेज कल न 
करना (मकरूह) Ei 


CC 
| 
में - |) (> 
2।) दुआ में जान बूझं कर गाने की तरह अच्छी ह 
इख्तियार करना (मकरूह ) fe 
| 
ॐ 


22) नबियों के वसीले से दुआ माँगना (मुस्तहब) 
[ ] 


23) अल्लाह के नेक बन्दों (उस के वलियों) के वसीले से 
दुआ मॉगना (मुस्तहब) 


24) दुआ में आवाज़ को पस्त (यानी नीची आवाज में 
दुआ मॉगना) (मुस्तहब) 


25) अपने गुनाहों का इक्रार (स्वीकार) करना (मुस्तहब) 
२6 ) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो दुआएँ 


NEP ESS 
सहीह हदीसों से साबित हैं उन्हीं को इख्तियार करना, क्‍योंकि 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने किसी दूसरे को बतलाने की 
जरूरत ही नहीं छोड़ी है (यानी बह तमाम आवश्यकताएँ जिन के 
लिये इन्सान दुआ भाँग्रता है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उन सब के लिये दुआएँ बतला दी हैं) (मुस्तहम) 


27) ठोस और जामे (यानी तमाम आवशयक्ताओं को शामिल) 
दुआएँ इख्तियार करना (मुस्तहब] 





28) अपनी जात से दुआएँ शुरू करे, फिर अपने माँ- बाप 
और सारे मोमिन भाइयों के लिये दुआ करे। (यानी पहले अपने 
लिये फिर एक के बाद दूसरे के लिये पद के लिहाज से दुआं 
मगे) (मुस्तहब) 


29) अगर इमाम हो तो अकेले अपने लिये दुआ न मांगे, 
बल्कि अपने और तमाम मुकतदियों के लिये दुआ माँगे (जैसे 
“मेरी” के स्थान पर “हमारी” और “मैं” के स्थान पर “हम” के 
शब्द का प्रयोग करे) (भुस्तहब) 


30) पूरे विश्वास के साथ और यकीनी तौर पर दुआ मॉगना - 
(कि अल्लाह तआला दुआ वास्तव में कबूल करते हैं और में 
बिला किसी खटक के दुआ मागता हूँ) और दुआ को अपनी 
तरफ से किसी चीज़ पर मौकफ भी न करे (यानी मह न कहे विः 
अगर तू चाहे तो भेरा कर्ज अदा कर दे, बत्कि इस प्रकार माँगे 
“मेरे मौला! मेरा कर्ज अदा कर दे” ) (सुक्न) 


३।) बड़े शोक और ध्यान से दुआ मॉंमे (बेतव्वजुही से न 
मॉगे) (मुस्तहब 


32) दिल्ल (की गहराइयों) से पूरी कोशिश और मेहनत से 


44 
—————— 
दुआ माँगे और दिल (दुआ की तरफ) पूरी तरह मुतवज्जह ज. 

और अल्लाह से पूरी आशा रखे। (रूक्न) 
33} {एक ही मकसद और मुराद के लिये) बार-बार दुआ 

भाँगे (मुस्तहब) 

34} एक ही दुआ बार-बार माँगने का कम से कम दर्जा 
तीन मर्तब! हे (यानी हर दुआ कम से कम तीन मर्तबा माँग) 





(मुस्तहब) ` 
35) किसी दुआ पर इसरार न करे (कि मेरी यह दुआ तो 
तुझे कबूल करनी ही होगी) (मकरुह) 

3७ ) किसी गुनाह की बात या रिश्ता- नाता तोड़ने की दुआ 
न करे। (शर्त) 

37} जो चीज़ पहले ही हो चुकी है उस के खिलाफ दुआ 
न मागे (जेसे, मेरे भोला! तू मुझे औरत से मर्द, या मर्द से औरत 
बना दे) (शर्त) 

38) दुआ में हद से आगे न बढ़े कि किसी असंभव और 
न होने वाली चीज़ के तिये दुआ मोंगे। (शर्त) 

39) अल्लाह की रहमत में तन्गी न करे (यानी यह न 
कहे कि मेरे मौला! तू केवल मुझे ही माफ कर टे और किसी को 
माफ न कर) (मक्रूह) 

40 ) अपनी समस्त आवशयकप्ाएँ (छोटी हों या बड़ी कितनी 
ही हल्की क्यों न हों) अल्लाह ही से माँगे। (मुस्तहब) 

था) दुआ मांगने वाला और सुनने वाला दोनों आमीन 
कहें । (मुस्तहब ] 


Sn 
42) दुआ पूरी करने के पश्चात्‌ दोनों हाथों को मुँह पर 
फरे । (मृस्तहब ) | 
43) दुआ के कबूल होने में जल्द बाजी न करे; जैसे यूँ न॑ 
कहे, “दुआ पूरी होने में ही नहीं आती” या “में ने दुआ की थी 
लेकिन कबूल ही नही हुयी” (शर्त) 





NK 





46 -_...+3 


चौथी फसल 


| 
बी 


अल्लाह के जिक्र के आदाब का बयान: 


(कुरआन और हदीस के) आलिमों ने ~ 
फूरमाया हे कि - 





| अं है; 


) जिक्र करने वाला जिस स्थान पर जिक्र करे, वह स्थान ' 
(उन तमाम चीजों से जिन से ख्याल बटे और तवज्जुह हटे } 
खाली और पाक-साफ होना चाहिये। 


) जिक्र करने वाले के अन्दर (दुआ के आदाब में) 


बातें बताई गयी हें (जैसे इख्लास, ख़ुशू-ख़ुजू, जाहिरी- बालिनी-, 
पाकी, सफाई-सुथराई वगैरह) इन सब का पाया जाना चाहिये 
(क्योकि अल्लाह का जिक्र सब से अफजल इबादत है, इसलिये ) 
इस में दुआ से कहीं ज़्यादा अदब-एहतराम और एहतियात-की _ 

जरूरत है) 


3) जिक्र करने वाले का मुँह और जबान बिल्कुल पाक-साफ्‌ 
होनी चाहिये। अगर किसी चीज की बू मुँह में हो तो दातुन वगैरह 
करके उस को जुरूर ही दूर कर लेना चाहिये। 


_ 4) आगर किसी स्थान पर बैठ कर जिक्र कर रहा हे तो 
मुँह किब्ले की तरफ होना चाहिये। 


re ,],६णणा 


47 
5) आजिजी, इन्किसारी, सुकून- इतमिनान और दिल की 
पूरी तवज्जुह के साथ जिक्र के लिये बेठे। 


७) जो कुछ भी जिक़ करे उस के माना और मफहूम को 
अच्छी तरह समझे और उन यें गौर व फिक्र करे। 


7) अगर किसी जिक्र का अर्थ न जानता हो तो (किसी 
आलिम से) पूछले और समञ्च ले] 


8) संख्या बढ़ाने के चक्कर में जल्द बाजी त करे। 
इसलिये उलमा ने कलिमए-तय्पिबा के जिक्र में “लाइला-ह 
इल्लल्लाहु” भें शब्द “ला? के मद को खूब अच्छी तरह स्वीचने 
(और “इल्लल्लाहु” पर जोर देने) को मुस्तहब फ्रमाया है। 


9] जो भी ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्सम 
से साबित है वह चाहे वाजिब हो या मुस्तहन, जब उक उस को 
जुबान से इस प्रकार अदा न करे कि खुद सुन ले, उस वकत तक 
उस का कुछ एतबार नहीं (यानी दिल ही दिल में सोचना जिक्र 
नहीं कहलाता) 








0) सब से ज़्यादा फुजीलत याला जिक्र- कुरआन मजीद हे; 
उन ज़िक्रों को छोड़ कर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से विशेष रूप से साबित हैं (क्योंकि उस स्थान पर वही 
जिक्र करना चाहिये जो आप मे बतसाया है। जेसे, रुकूअ में आप 
ने “सुब्हा-न रब्बि-यल्‌ अजीम” बतलाया है और सज्दा में 
“सुब्हा-न रब्बि-यल आला”, इसलिये रुकूअ और सिज्दा में यही 
पढना चाहिये। इसीलिवे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
रुकूझ और सिज्दा में कुरआन पढ़ने से मना फरमाया है।) 


॥) अल्लाह के जिक की फजीलत केवल तहलील 


48 
(लाइला-ह इल्लल्लाह ) तस्बीह (सुन्हा- नल्लाह ) तक्बीर (अल्लाह 
अक्बर) ही में नही हैं, बल्कि किसी भी अमल में अल्लाह तआत्ा 
की इताअत करने वाला, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला है (और 


वह अमल ज़िक्र कहलाएगा। 
।2) जब बन्दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
बयान मुख्तलिफ जिक्रों को, मुख्तलिफ्‌ हालात और समय में. 
रात-दिन, सुबह-शाम पाबन्दी के साथ पढ़ता रहेगा तो अल्लाहः 
तआला के यहाँ उस का नाम “बहुत अधिक अल्लाह को योद, 
करने वाली औरतों और मर्दों में” शामिल हो जायेगा (जिसका 
जिक्र करआन पाक में आया है) (op) 
3) जिस शख्स का कोई वज़ीफा रात या दिन के किसी 
हिस्सा में, या किसी नमाज के बाद या इन के अलावा और किसी _ 
समय और हालात में मुकर हो (और पाबन्दी के साथ उस को 
पढ़ा करता हो) अगर किसी दिन वह छूट जाये तो उस का क 
कर लेना जरूरी है। और जिस समय भी संभव हो उस को ब 
लेना और पूरा कर लेना चाहिये, और उसे उस दिन बिल्कुल ही 
छोड देना चाहिये, ताकि वह पाबन्दी की आदत बाकी रहे। इस 
की कज़ा में सुस्ती हर्गिज न करनी चाहिये (क्योंकि सुस्ती करने. 


में सख्त नुक्सान है) का 
KA 


नोट -गोया अल्लाह तआला की हर इबादत और इताअत 
अल्लाह का जिक्र है, चाहे वह अल्लाह-अल्लाह का शब्द हो, चाहे 
कुरआन पाक की तिलावत, चाहे कुरआन व हदीस का जान प्राप्त करना 
हो, चाहे वअज़ और नसीहत करना हो, चाहे और कोई इबादत और 
इताअत, रोज़ा नमाज़ वगैरह हो) 











nl || 





49 


पॉँचवी फसल 


उन वक्तों का बयान जिन में - 
दुआ कबूल होती है 


जिन वकृतों में दुआ क़ुबूल होती है वह यह 


है 

[- शबे कद्र में (और ज़्यादा उम्मीद यह है कि शबे काद्र 
रमजान के अन्तिम अग्गे की ताक रातों में यानी 2ावीं, 23वीं, 
25वीं, 27वीं या 29वीं रात में आती है। 2।वीं और 27वीं के बारे 
में सब से ज्यादा भरोसा है।) 

2} अरफात का पूरा दिन (जिलूहिज्जा की नवीं तिथि को)-- 
| दुआ के कबूल होने के इन समय का जिक्र सहीह हटीसों मैं भी इपान 
हुआ है लेकिन संपादक एह0 ने उन को अपने तौर पर बयान किया ड 
ओर इशारों की सूरत में हदीस की किताबों के हवाले उिंये हैं। हम ने भी 
इसी प्रकार नंबर शुमार के इज़ाफों के साथ तर्जुमा कर दिया है। जिस 
समय के मुत्रेअल्लिक इरीस मालूम करनी हो कि किस किताव में है तो 
“हिस्ने हसीस” किताब में टेखें। 


50 
 _ ५ 
3) रमजान का (पूरा) महीना। 


) जुमा की रात (यानी जुमेरात और जुम्ञअ: के बीच की 
रात) 
जुमा का (पूरा) दिन। 


) 

] ) रात का दूसरा आधा हिस्सा। 
7) (रोजाना) रात का पहला तिहाई हिस्सा। 

) (रोजाना) रात का अन्तिम तिहाई हिस्सा 

) (रोजाना) रात का अन्तिम तिहाई का दर्मियान 
।0) (रोजाना) सहरी के समय। 


॥) सब से अधिक दुआ के कबूल होने की आशा जमा 
की (दुआ कबूल होने की) घडी है। यह घड़ी कब से कद 
तक रहती है? इस बारे में आहादीस में बहुत सी रियायतें हें, 
जैसे: 

।- यह घड़ी इमाम के खृत्मा के लिये (मिंबर पर) बैठने 
से ले कर जुमा की नमाज़ समाप्त होने तक है। 


2- जमाअत रडी होने के समय से ले कर सलाम >फेस्ने 
तक है। 


३- दुआ करने वाला जब खड़ा हुआ जुमा की नमाज पढ़ 
रहा हो वह समय है! 


4- कुछ उलमा का कहना है कि (जुमा के दिन) अस्र 
की नमाज के बाट से सूरज डूबने लक है। 


5] 

5- कुछ उलमा ने कहा कि जुमा के दिन की अन्तिम 
घड़ी है। 

८- कछ और उलमा ने कहा कि (जुमा के दिन) सुबह 
सादिक से ले कर सूरज के निकलने के समय तक है। 

7- कुछ उलमा ने कहा है कि (जुमा के दिन) सूरज 
निकलने के बाद है। 

8- प्रसिद्ध सहाबी अबू जर गफ्फारी रजि? का मानना | 


है कि दआ कबूल होने की यह घड़ी (जुमा के दिन दोपहर को] 
सूरज दलने के जरा देर'बाद से एक हाथ बराबर ढलने तक है। 








.._9- किताब “हिस्ने हसीन” के संपादक इमाम जजरी रहए 
फुरमाते हैं कि मेरा तो अकीदा है कि (दुआ के कबूल होने की 
बह घड़ी) इमाम के जुमा की नमाज़ के सूरः फातिहा पढने से ले 
कर आमीन कहने तक के दर्षिवान है, ताकि जो हदीसें सहीह 
सनद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से साबित 
हैं चह सन सूरतें (जो ऊपर बयान हुई हैं) जमा हो जायें, जैसा 
कि में ने एक दूसरे स्थान पर उस को स्पष्ट रूप से बयान किया: 
है। 


।0- इमाम मववी रहए का कहना है कि (उस घरी के 
बारे मे) सही और ऐसा दुरुस्त समय कि उस के अलावा किसी 
कौल को इख्तियार करना जाइज़ ही नहीं, वह है जो सहीह 
मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू मूसा अश- अरी रज़ि0 से रिवायत है 
कि कबूल होने की उस घड़ी का समय इमाम के खुत्वा के लिये 
मिबर पर बेठने से ले कर नमाज़ के खत्म होने तक है (यही 


52 === ७०७०७७ 


ऊपर बयान सब से पहला कौल हे)' 
NK 





आ. मन्मा मा खा ~= = ME गाया मार "नत "आ+ 


!. दुआ के कबूल होने का वास्तव में जो समय है वह दो समय है (।] छू 
क॒द्र (यानी कद्र वाली रात) (2) जुसा के दिन। मगर न तो क॒द्र की राह 
को सुनिश्चित किया गया है ओर न ही कबूल होने की घड़ी को कि'जुू 
के दिन वह कौन सी घड़े है? इसलिये कद्र की रात के बारे में उलम के 
कई बयान हैं और जुमा वाली कबूल होमे की घड़ी के बारे में भी। उन 
में से चन्द बयानों को संपादक रहए ने ऊपर बयान कर दिया हे। कूर 
उलमा ने तहकीक करने के बाद कहा है कि उस घड़ी को खोल कर 
बयान न करने में हिक्मत यह है कि अल्लाह और उस के रसूल की इच्छा 
यह है कि बन्दी कद्र की रातों की तलाश में रमजान की तमाम रातों में 
न सही, अन्तिम अइरे में तो जाग कर अल्लाह को याद कर ले, इन्ही 
रातों में किसी न किसी रात्त को दुआ के कबूल होने का समय आ ही 
जायेगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो अवश्य ही कवूल हो जायेगो। 

इसी प्रकार जुमा के दिन दुआ के कुइल होने की घड़ी की 
तलाश में तमाम दिन न सही, सूरज के ढलने के बाद से लेकर सूरज 
डूबने तक तो जिक़ में लगा रहे कि इसी दर्मियान में दोपहर से शाम तक 
कबल होने की वह घड़ी भी आ जायेगी और अल्लाह ने चाहा तो उस 
बन्दे की दुआ अवश्य कनूल होगी। इसलिये मुसलमानों का इसी पर 
अमल होना चाहिये कि रमजान में कम से कम अन्तिम दस रातों में-जाग 
कर अल्लाह की याद और इबादत वगैरह में लगे रहें, और हर जुमा को 
सुरज के ढलने के बाद से ले कर सूरज के डूबने तक इबादत और दूसरी 
दुआओं में लगे रहें। इसलिये कि सप्ताह के सातों दिन में जुमा का एकं 
दिन अल्लाह की इबादत के लिये खाली होना चाहिसे। इसलिये तमाम 
दुनिया के गुसलमान हमेशा से जुमा के दिन की छुट्टी करते चले आयें 
हैं। यह छुट्टी टहलने -घुमने अथवा विश्राम और आराम करने को लिये 
नहीं है. बल्कि अल्लाह पाक की इवादत के लिये है। 


93 





छटी फसल 


उन हालतों का बयान जिनमें 
दुआ कबूल होती है 


(दुआ करने वाला नीचे बयान की गयी 
हालतो” नें दुआ करे तो आशा है कि 
अल्लाह पाक जरूर कबूल फ्रनायेंगे) 


।) नमाज़ के लिये अज़ान होने के समय (यानी अजान सुनने, 
उस का उत्तर देने और अजान की दुआ पढ़ने के बाद दुआ करे) 

१. “हालत” से मुराद दुआ गाँगने वाले की यह कैफियत और 
तरीका है जो मॉगने वाला दुआ के समय अपनाता हे। और “समद” से 
मुराद वह घह्मी और जमाना है जिस में दुआ माँग रहा है। उर्दू भाषा में आम 
तौर पर एक को दूसरे से तायीर करते हैं। जैसे, अज़ान होते समय भी कह 
सकते हैं ओर अजान होने की हालत में भी कह सळते हैं। मगर दोनतें में 
फुर्क है। समय का संबन्ध दुआ करने चाले की ज़्वत से नहीं है और हालत 
का संवन्ध दुआ करने वाले की जत से है। दुआ करने चाले की इन हालतों 
का बयान भी सहीह हदीसों में आया हे, मगर यहाँ भी संपादक ने पहले की 
तरह अपने ही झन्दों में उन हालतों को बयान किया हे और इज्ञारों की सूरत 
में हदीस की किताबों का हवाला दिया है। इसी प्रकार हम ने भी नंबर जुमार 
के इजफे के साभ उन्हीं के अल्फाज़ में तरडुमा किया है। 


54 


पाए 


POPES 
2) अजान और तक्डीर के दर्मियान : (यानी अजान डे 
इकामत के दर्मियान जहाँ भी मौका मिल जाये दुआ करे) 


3} जो शख्स किसी मुसीबत या सख्ती में गिरफ्तार हो 
“हय्या अ-लल्‌ फलाह” के बाद दुआ करे। 


. 4) अल्लाह की राह (यानी जिहाद) में सफे बाधने क 
हालत में दुआ करे। 


5) जब घमासान की लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे पू 
आक्रमण कर रहे हों, उस हालत में दुआ करे। 


6) फर्ज नमाज़ों के बाद (यानी जमाअत से नमाज पढने 
और सलाम फेरने के बाद) दुआ करे। 


7} और (नमाज में) सज्दा के अन्दर दुआ मागे (मगर 
वही दुआ मागे जो कुरआन ओर हदीस में आयी हो) 
8) कुरआन पाक की तिलावत्त (से फारिग. होने) के बाद। 


9} खास कर खत्म कर लेने के बाद (चाहे स्वेय खत्म 
किया हो या किसी दूसरे ने) 


0} खास कर कुरआन खत्म करने वाले की दुआ! 


0) जमजम का पानी पीने की हालत में (यानो जमजम 
कुएँ पर खड़े होकर पानी पिये और दुआ करे) 


2) मरने वाले की जान निकलते समय (स्वच मरने वाला 


भो दुआ करे और मौजूद लोग भी) मथ्यित के पास आने के समय 
दुआ करे। 


3} मुर्ग की नमाज़ के समय (यानी मुर्ग के बाँग देने की 


99 





आवाज़ सुन कर दुआ करे) 


4) मुसलमानों की (दीनी) सभाओं में (उन मुसलमानों के 
साथ या अकेले दुआ करे) 

5) जिक्र की सभाओं में (चाहे जिक्र करने वालों का 
जमावड़ा हो, या क़ुरआन- हदीस के पढ़ने-पढ़ाने की सभा हो, या 
वअज- नसीहत की) 


।6) इमाम के “व-लज़्जाल्लीन” कहने के बाद। 

77) मय्यित की आँखें बन्द करने के समय। 

8) नमाज़ की इकामत (यानी तक्बीर) के समय। 

॥9) वर्षा होने के समय। इमाम झाफु़ी रह0 ने अपनी 
किताब “अल्‌ उम्म” में दस हदीस को “मुर्‌-सल" रिवायत 
किया है और कहा है किः 

“मैंने बहुत से हदीस के उलमा से बारिश होते 

सभय दुआ कबूल होने की हदीस को सुना और 

उसे याद कर लिया है।” 

20) इमाम जजरी रह0 फरमाते हैं ।- काबा शरीफ को 
देखने के चकत (चाहे मक्का शरीफ पहुंच कर पहली मर्तबा देसले, 
या जिस समय भी काचा झरीफ पर नज़र पढ़े, दुआ करे) 
2 ~पार:8, सूरः इनम आयत नए १24 में जो एक साथ दो 
मर्तबा अल्लाह तआला का नाम आया है, उन दोनों नामों के बीच 


नोट : "मुर-सल्‌? उस हदीस को कहते हैं जिस में ताबड़ी 
न्दी करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सललम की ठवीस नमान करे और उस 
लहाबी का सान न ले जिस से उस ने वह हदीस सुनी है। 


नशा 7 जज TT 
में दुआ करे। वह आयत यह है: 

मिस्‌-ल मा ऊति-य रुसुलुल्लाहि अल्लाहु आ-लमृ हैश 
यज्‌- अलु रित्ता-ल- तहू 

इमाम जजरी रहए फरमाते हैं : “हम ने बहुत से उलमा गे 
इस आयत में अल्लाह पाक के दो नामों के दर्मियान दुआ के 
कबूल होने को आज़माया हुआ कहते सुना है और याद किया 
है।” और हाफिज अब्दररज़्ज़ाक रस्‌-गनी रहए ने तो अपनी 
तफ्सीर में शेत्न जिमाद मुकृदसी से इस स्थान पर दुआ का कबूल 
होना स्पष्ट शब्दों में लिखा हे। 


ऋ औ है 





57 


सात्वीं फसल 


उन स्थानों का बयान जिन में 
दुआ कबूल होती हे 


।} तमाम पाक स्थान। इमाम हसन बसरी रह0 ने मक्का 
वालों के नाम एक खत लिखा है, उस में बह (मक्का शरीफ में) 
दुआ कबूल होने के यह ।5 स्थान बयान करते हैं : 


- तवाफ में (यानी जिस स्थान पर तवाफ करते हें) 


2- मुल्‌-तजिम के पास (यानी काबा शरीफ का वह 
हिस्सा जिस से तेवाफ करने वाले चिमटते हैं। यह हिस्सा हजरे 
अस्वद और काबा के दरवाजे के दर्मिवान चार हाथ के बराबर. 
जगह हे) 


३- मीज़ान (यानी काबा शरीफ की छत के परनाला) के 
नीचे। 


4- बेतुल्लाह शरीफ के अन्दर। 
5- जमज़म के कुएं च्छे पास। 
6+7 ~ सफा और मर्वा (के पर्वत) पर 


58 
TR 
३ मस्मा (यानी सफा और ग्व के दर्भिान लेने 





जगह ) में। 

9- भुकामे इब्राहीम के पीछे। 

0- अरफात (के मैदान) में (जहाँ 9 जिलहिज्जा फे 
सूरज ढलने के बाद से सूरज डूबने तक हाजी ठहरते हैं और यही 
हज्ज का असली रुक्न है) 

~ मुज-दतिफा में (जहाँ हाजी लोग अरफात से वापर 
आ कर मग्रिब और इशा की नमाज (एक साथ) पढ़ते हैं और 
रात बिताते हैं) 

2- मिना में (जहाँ दस जिलहिज्जा को हाजी लोग 
जमुरात को ककरियाँ मारते हैं और कुरबानी करते हैं) 

374+5- तीनों जुमरों के पास (यह सीन पीलर (स्तंभ) 
हैं जिन पर हाजी ककरियाँ मारते हैं) 

2) इमाम जजरी रहए फरमात्ते हैं : 

“अगर नबी करीभ सल्जल्लाइ अलैहि व सल्लम की कब्र 

के पास दुआ कबूल न होगी तो फिर किस जगह कबूल 

होगी? (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का 

पवित्र रोजा (समाधि) तो दुआ कबूल होने का वह पवित्र 

स्थान है कि इस को तो पहले नबर पर होना चाहिये!” 
और मुल-तजिम के पास दुआ कबूल होने की एक हदीस 

लगातार हमें मक्का के रावियों से पहुँची है। 
CE ग 


89 





आठवीं फसल 


उन लोगों का बयान जिन की दुआएँ . 
अल्लाह पाक के दर्बार में (जल्द) 
कबूल होती हैं। 


(सही हदीसों से साबित है कि) नीचे बयान किये गये लोगों 
की दुआएँ खास तीर पर कबूल डोती हैं।' 


।) मजबुर, लाचार और बेबस लोग। 


2) सताए हुये लोग (एक रिवायत में है कि) अगर्चे वह 
पापी ही क्यों न हों (एक और रिवायत में है) आगर्चे वह काफिर 
ही हों। 

3) पिता की दुआ (अपनी औलाद के लिये] 


ME HEE HEF EE HEE Eek बम Eh he oS EE Ep Hr 


~ यह बयान भी संपादक ने अपने अल्फाज में नकल किया है, इसलिये 
हम ने भी पहले की तरह इसी प्रकारं नंबर शुमार के साभ तर्जुमा कर 
दिया है। 


ज 





60 
५] इमाम आदिल की दुआ (यानी न्याय नी न्याय ओर इन्साफ कप 
चाले खलीफा या बादशाह या हाकिम की दुआ अपनी प्रजा के 


लिये) . 
5) हर नेक बन्दे के दुआ! 
6) माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार और सेवा करने 


वाली औलाद की दुआ (अपने माता-पिता के लिये) 

7) मुसाफिर की दुआ। 

8) रोजा दार की दुआ रोजा खोलने के समय। 

9) एक मुसलमान की दुआ अपने दूसरे मृसलमान भाई के 
लिये उस के पीठ पीछे। 

0} हर मुसलमान को दुआ जब तक कि बह किसी पर 
अत्याचार करने या रिश्‍्ता- नाता तोड़ने की न करे, या (दुआ 
करने के बाद निराश हो कर या शिकायत के तौर पर ) यह न 
कहे कि “में ने दुआ मागी थी वह कबूल ही नहीं हुयी” 

॥) एक हदीस में आया है किः 

अल्लाह पाक के कुछ (जहन्नम के अजाब से ) आजाद 
किये हुये बन्दे हैं जिन में से हर एक की दिन-रा में 

_ द॒आ 
(जरूर) कबूल होती है।” उत में एक इर 
ओर किताब “ ” में 

i जामे अबू मन्सूर” में (एक रिवायत) है किः 

इं हाजी की होली हे यहाँ तक 
कर के अपने घर) बाप आ EE कि वह (हज्ज 
k + 





नवीं फसल 


इस्मे आजम और दुआ के कबूल होते 
में उस के असर (प्रभाव) का बयान. 


।) एक हदीस में आया है कि : 


“अल्लाह तआला का वह इस्मे आजम' जिस के साथ जो-भी 

दुआ की जाये अल्लाह तआला' उसको कबूल करते हें, और उसके 
साथ जो भी अल्लाह से सवाल किया जाये अल्लाह पाक उस की 
पूरा करते हैं, (पार: 77, सुरः अन्बिया, आयत न0 87) में है : 
] दुआ के कबूल होने के सिलसिले में जिस प्रकार अल्लाह तआला और 
उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने लैलतुल्‌ कुट और जुमे-के 
दिन दुआ कबूल होने वाली घड़ी को सुनिश्चित नहीं फरमाया, इसी प्रकारे 
इसमें आज़म को भी सुनिश्चित नहीं फूरमाया ताकि दुआ करने वाला 
आवश्यकताओं और जरूरतों की बिना पर इस्मे आजम की तलाश में 
अल्लाह पाक के अधिक से अधिक नामों से दुआ मागे और इस प्रकार 
अल्लाह पाक की अधिक प्रशंसा और हम्द व सना करने का गर्व हासिल 
करे कि यही सच से बड़ी इबादत है। और आजा है कि. इसी वसीले से 
अल्लाह पाक उस की दुआ कबूल फूरमा लेंगे! यह अल्लाह की बहूत बड़ी 
रहमत और मेहरबानी हे कि वह इन हिकमतों और तदबीरों से अपने बन्दों 
से अधिक से अधिक . इबादत करा के उन्हें दुनिया और आखिरत भें 
अधिक से अधिक सवाब का हकदार बना देता हैं। 





62 





i 


FEES GBA BLT 
“लाइला-ह इल्ला अन्‌-त सुबूहा-न-क इन्नो कून्‌त्‌ 
मि- नज़्जालिमी-न 

तर्जुमा - “(ऐ अल्लाह!) तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है 
तू पवित्र है। बेशक मैं ही अत्याचार करने वालों भें से हूँ)” 
2) एक और हदीस में आया हे कि : 


“अल्लाह पाक का वह इस्मे आज़म जिस के साथ 
से जो भी माँगा जाये देता है और जो भी दुआ को जाये न्क 


A 


(जरूर) कबूल करता हं। | T 
ग < 48 i [ be al 
HEDGE Ligisa 7 

¢ 


SERIES SRES SATYAM) 


| 
“अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क बि-अन्न-क अन्तः 
अल्लाहु- ल- अ- हुदस्स- मदुल्लजी लम यलिद वलम यूलद व - के 
यकुल्लहु कुफु- वन्‌ अ-ह-दुन्‌ हर 


तर्जुमा - (मेरे मोला! में तुझ से सवाल करता हुँ इसलिये 
कि में गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह हे, तेरे अलावा कोई 
माबूद नहीं हे, तू अकेला हे, बेनियाज़ है, जिस से न कोई पैदा 
हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ, और न ही कोई उस की 
बराबरी का है) 


कुछ रिवायतों में इसी हदीस के अल्फाज इस प्रकार हैं : 


63 





HEINE SN BS EE af Th Eg 
0-४4 ENS 5 
अल्लहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-क बि-अन्न-क अन्‌- तल्लाहुल 
अ- हदुस्स - मदुल्लजी लम्‌ यलिद्‌ व- लम्‌ यू-लद्‌ व- लम्‌ यकूल्लहू 
क्फ - वन्‌ अ~ हदन! 

तर्जुमा - (मेरे मौला! मैं तुझ से सवाल करता हूँ इसलिए 
कि तू ही अल्लाह हे, अकेला है, बे नियाज़ है, जिस से न कोई 
पैदा हुआ, और न वह किसी से पैदा हुआ और न ही कोई उसकी 
बराबरी का है) 

3) एक और हदीस में आया है कि : 

“अल्लाह तआला का वह बहुत बड़ा और सब से बड़ा नाम 
जिस से. जब भी दुआ की जाये, अल्लाह तआाला जरूर ही कबूल 
फरमाते हैं, और जो भी माँगा जाये चह जरुर देते हैं, यह हे: 

(RIN “i 2s ASN EL, G 440 

2 0 25७ 2005० .००2७:४: ERASE 

अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु- क बि- अन्न ल-कल्‌ हमूदु 
लाइला-ह इल्ला अन्‌-त, वह-दक, ला शरी-क ल-क, अल 
हन्नानुल्‌ मन्नानु, बदीउस्समावाति वल्‌ अरूजि या जल्‌ जलालि घल्‌ 
इक्रामि 

तर्जुमा - (मेरे मौला! में तुझ से मागता हूँ, इसलिये कि 
तेरे ही लिये हर प्रकार की प्रशंसा हे, तेरे सिचा कोई माडू नहीं 
है, तू अकेला है, तेरा कोई साझीदार नहीं है, तू बड़ा मेहरबान है, 


७4 


बहुत अधिक एहसान करने वाला है, आसमान आतत ओर च जमीन का 
ही बनाने वाला है, ऐ (बझ़ई और) जलाल और (इनाम भ 
एहसान के मालिक ) 


# और बाज रिवायसों में (जुलू जलालि वल्‌ इकूराभि 
स्थान पर “या हय्यु या कस्यूमु (यानी हमेशा जीवित रहने 
और (सब को) कायम रखने वाले) भी इस दुआ के अन्त भे 
आया है। 

4} एक और हदीस में आया है कि इस्मे आजम इन ठे 
आयतों में है - 

CNB ON Go Rises 

।- वइलाहुकुम्‌ इलाहम्वाहिदुन्‌ ला इला-ह इन्त 
हु - वरहमानुरहीमु (पारः 2, सूरः बकरः 63) 

(और तुम्हाए माबूद तो वही अकेला माबूद है, उस के 


असावा और कोई माबूद नहीं, वह बड़ा ही रहम करने वाला और 
बहुत ही मेहरबान है] 


र oe ~| ६१ iN ७६५, [F 
2- अलिफ लाममीम अल्लाह ला इला-ह इल्ला हु-वत 
हस्युलू कय्यूनु ॒ 
(अलिफ लाम्मिम, अल्लाह, उस के अलावा कोई माबूद नहीं. 
वही इमेशा जीवित रहने वाला और (सब को) कायम रखने वाला 
है (पार:3, सूरः आले इमरान, आयत नए, 2 


5) एक और हदीस में आया है कि अल्लाह का इसे 
आजम तीन सूर॑तों में है: 





65 ................- 

।- सूरः ब-क-र : 2-सूरः आले इमरान 3-सूर: ताहा 

6) कासिम' (बिन अब्दुरहमान) ने कहा हे कि 

“मैंने (इस हदीस की रोशनी में) उस को तलाश किया तो 
“अल्‌ हय्युल्‌ कय्यूमू” को इस्मे आजम पाया!” 


7) हिस्ने हसीन किताब के संपादक इमाम जज़री रह 
फरमाते हे 


“मेरे नजदीक” अल्लाह ला इला-ह इल्ला हु- वल्‌ हय्युल 
कय्यूमु” इस्मे आजम हे, ताकि सब हदीसों के दर्मियान मुवाफिकत 
हो जाये, ओर इसलिये भी कि इमाम वाहिदी की किताब 
“किताबुदुआ” की हदीस जो यूनुस बिन अब्दुल आला से रिवायत 
है, वृह भी इस की ताईद करती है - - - अल्लाह बेहतर 
जाने। 


ओर आगे फुरमाते हैं कि यह कासिम, अब्दुल रहमान के 
बेटे हैं और मुल्क शाम के रहने चाले ताबई हैं। हज़रत अबू 
उमामा बाहली रजि के भरोसे मन्द झागिर्द हैं! 


LER 


न म आ काया. खाया. गाय... A गॉशिका.. बम७.. पाला।.. वन मा पाक 


।- यह कासिम, अब्दुरहमान के बेटे शाम के रहने वाले ताबई हैं, 
हजरत अबू उमामा रज़िए बाहली के भरोसे मन्ट आर्गिढ हैं। 


66 oe 


दस्वी फसल 





अल्लाह तआला क अस्माए : 


हस्ना का बयान 


हदीस शरीफ में आया है! कि नबी करीम सल्लल्लाहु अग 
व॒ सललग ने फरमाया 


“अल्लाह पाक के अस्माए- हुस्न जिन क साथ दुआ माँग 
का हमें हुक्म दिया गया है 99 हैं २ जो शख्स उन का अझ 
) इस हदीस में जिन 99 नामों का जिक्र आया है उन में से अधिका 
नामों का जिक्र कुरआन मजीद में है, केवल चन्द नाम ऐसे हैं जो हइ 
कुरआन में नहीं हैं, लेकिन उन का भी मुदा (अस्ल) जिस से बह न 
निकले हैं कुरआन में बयान हैं जेसे, एक शब्द “मुन्तकिम” है; या 
शब्द कुरआन में नहीं है, गगर “जुनृतिकाम” का शब्द आया है, जिस क 
अर्थ हू बह वही है जो “भुन्तकिम” का है (यानी बदला लेने वाला) 
2. अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना जिन का जिक्र सूरः बनी इद्राईल फ 
आयत “बलिल्लाडिल्‌ असमाउल्‌ हसुना फद्ऊहू बिहा” (और अल्लाह के 
सभी नाम अच्छे हैं पस उन नामों से उस को पुकारो) में आया है, ई 
99 नामों ही में महदूद (सीमित) नही हैं, बल्कि इन के अलावा # 
क्रुरआन व हदीस में नाम आये हैं जैसे, “गाफिर” उन ०9 नामों में £ 


6} eee 


कर लेगा (यानी उन को याद कर के पढ़ता रहेगा) वह जन्नत 
में दाखिल होगा!” 

(इस हदीस के दूसरे अल्फाज़ इस प्रकार हैं : 

“जो शरूस उन को याद कर लेगा (और बराबर पढ़ता 
रहेगा) वह जरूर ही जन्नत में दाखिल होगा।” 

वह नाम यह हैं! - 


।) अल्लाहु - अल्लाह का नाम-जो शरूस रोज़ना 
एक हजार मर्तबा “या अल्लाहु” पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो उसके 





८5>नहें है, मगर कुरआन में आया है। इसलिए जो नाम भी क़्रआन में आये 
हैं वह सन इस आयत में खामिल हैं उन नामों से दुआ- करनी चाहिए! 

हाँ अपनी ओर से अल्लाह का कोई ऐसा नाम जो कुरआन और 
हदीस में न आया हो, उसके नाम के तौर: पर नहीं ले सकते, अगचे अर्थ 
के एतबार से दुरुस्त भी हो। 
। अस्माए हुस्ना के पढ़ने का तरीका : हम ने तो नम्बर ज्ञुमार 
के हिसाब से नाम, उन का अर्थ और फाइदे बयान कर दिवे हैं। जेन 
उन नामों की तिलायत करना चाहें तो इस प्रकार आरं* करें 
हु- वल्लाहुल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-वर्रहमानुर्रडीमु - - - अन्त ततक 
लगातार पढ़ते चले जायें। हर नाम के अन्तिम हर्फ पर पेश पढ़ें और दूसरे 
नाम से मिला दें, जिस नाम पर सास लेने के लिये रुके उस को न मिलाएं, 
और दूसरा नाम “अल्‌” से आरंभ करें। अगर किसी एक नाम का वजीफा 
पढ़ें तो शुरू में “या” का इजाफा करदें जैसे, *अईहमानु” का वजीफा 
पढ़ना हो तो “या रहमानु” पढ़े, “यरहमानु” न पढ़ें। इसी प्रकार तमाम 
नामों को समश्न लीजिये। 





68 
दिल से हर प्रकार के शर्क” शुब्हे -बुहे दूर हो जाये हे 
विश्वास और हौसला की शक्ति पैदा होगी। ऐसा बीमार 
उपचार सभव नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बार या अल्लाह” का बि 
रखे और इस के बाद सेहत की दुआ मागे तो उस को सम्पूर्ण भष 
से स्वास्थ नसीब होगा। 

2) अरहमानु - ८2 बहुत अधिक रहम करने वासा 
जो शख्स रोजाना हर नमाज़ के बाद ।00 मर्तबा “या रहसानून 
पढ़ेगा, तो उस को दिल से अल्लाह ने चाहा तो हर प्रकार की 
सख्ती और सुस्ती दूर हो जयेगी। 

3) अरहीमु - £5 बड़ा मेहरबान = जो शख्स रोजा 
हर नमाज के बाद ]00 मर्तबा “या रहीमु” पढ़ेगा दुनिया की 
तमाम आफतों और विवादों से अल्लाह ने चाहा तो सुरक्षित रहेगा 
और तमाम मख्लूक उस पर मेहरबान ही जाएगी। 

4) अल्‌-मलिकु- ७% हकीकी बादशाह = “जो 
शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद “या मलिकु” को अधिक 
से अधिक पढ़ेगा अल्लाह उत्त गनी फरमा देंगे 

5) अल्‌ कुदूसु - ,; बुराइयों से पाक- साफ = 
जो शख्स रोजाना जवाल (सूरज ढलने) के बाद इस नाम की 
ज्यादा से ज्यादा पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो उस का दिल रूहानी 
बीमारियों से पाक हो जायेगा। 

¢) अस्सलामु - ८.5 बे ऐब ज्ञात =जो शख्स ज़्यादा 
से ज्योदा इस नाम को पढ़ा करेगा, अल्लाह ने चाहा तो तमाम 
आफतों से सुरिक्षत रहेगा। जो शख्स ॥5 भर्तवा इस नाम को पढ़ 
केर बीमार आदभी पर उम करेगा, अल्लाह तंआला उस को सेहत 





69 
अता करेंगे। 

7) अल्‌ भोमिनु - ८2४ अम्न और ईमान देने 
वाला - जो शख्स किसी डर के समय 360 मर्तबा इस नाम को 
पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो हर प्रकार के डर और नुक्सान से 
महफूज रहेगा। जो शख्स इस नाम को पढ़े या लिख कर अपने 
पास रखे, उसका जाहिर और बातिन अल्लाह पाक की हिफाजत में 
रहेगा। 

8) अल्‌ मुहैमिनु - ८५ देख -रेख करने बाला = जो 
अर्स स्नान के बाद दो रक्अल नमाज पढ़े और सच्चे दिल से 50 
भर्ता यह नाम पढ़े, अल्लाह तआला उसके जाहिर और बातिन 
को पाक कर टेंगे। और जो आदमी 5 मर्तवा पढे तो अल्लाह ने 
चाहा तो पोशीदा चीजों की जानकारी हो जायेगी। 


9) अज्‌ अजीजु - ५;४ = जो शख्स 40 दिन लकं 
40 मर्तेबा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस को इज्जत 
वाला बना देंगे और हर तरह से बे नियाज बना देंगे। और जो 
शख्स फज की नमाज़ के बाद 47 मर्ता पढ़ता रहे वह अल्लाह 
ने चाहा तो किसी का मोहताज न होगा और बदनामी के लाद 
नेकनामी पायेगा। 


0) अल्‌ जब्बारू - 2५6 सब से जुर्ब॑दस्त = जो शख्स 
रोज़ाना सुबह-शाम 236 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने 
चाहा तो जालिभों के अत्याचार और ज्यादती से महफूज़ रहेगा। 
और जो शख्स चाँदी की अंगूठी पर यह नाम खुदाई कर के 
पहनेगा उसका रोब और दबदबा लोगों के दिलों में पेदा होगा। 


॥) अल्‌ मु-त-कब्बिरू -“४(॥ बड़ाई और बुर्जुगी 


70 बालता 
ज 
वाला =जो शख्स ज्यादा से ज़्यादा इस नान को पढेगा अल्ला, 


तआला उसे इज़्ज़त और बड़ाई अता yen अगर हू 
काम के शुरू में इस नाम को ज्यादा से ज़्याद पड़ेगा तो अला; 
ने चाहा तो उस काम में कामियाबो होगी। 


2) अल्‌ स््रालिकु - Kits पैदा करने वाला =जो शर्क 
सात दिन तक लगातार ।00 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा ते 
अल्लाह ने चाहा तो तमाम आफतों से सुरक्षित रहेगा। जो झह 
सदा इस नाम को पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुद्र 
कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और उसका 
मुखड़ा चमकता रहता हे। 


3) अलूबारिज - 5. जान डालने वाला = आः 
बाँझ औरत सात रोजे रखे और पानी से रोजा स्वोलने के बाद? 
मर्तबा “अल्‌ बारिउल मृ- सन्बिरू” पढ़े, अल्लाह ने चाहा तो उडे 
औलाद प्राप्त होगी। . 


4} अल्‌ मु-सव्विरू - 7; सूरत देने वाला इस 
की भी विशेष्ता न0 ॥3 जैसी ही है। 


१5) अल्‌ गफ्फारु - ५ माफ करने और पर्श 
डालने वाला =जो शख्स जुम्आ की नमाज़ के बाद ]00 मर्तबा 
इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो उस पर माफी के प्रभावे 
जाहिर होने लगेगे। और जो शख्स अस्र की नमाज के बाद 
रोजाना “या गफ्फारु इगफिरली” पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसको 
बख्शे हुये लोगों में दाखिल करेंगे। 


कै ७) अल्‌ कुहृहाद - ५% सब को अपने कष 
में रखने चाला =जो शख्स दुनिया की मुहब्बत में गिरफ्तार हो वर 


RR 
अधिक से अधिक इस नाम को पढे तो इन शाअल्लाह दुनिया की 
मुहब्बत उस के दिल से जाती रहेगी और अल्लाह से मुहब्बत पैदा 
हो जायेयी। 

7) अल्‌ वहहाबु - “७% सब कुछ देने वाला 
=जो शख्स खान-पान की सन्गी में गिरफ्तार हो वह ज़्यादा से 
ज्यादा इस नाम को पढ़ा करे, या लिख कर अपने पास रखे, या 
दिन चढ़े (चाश्‍त) की नमाज़ के अन्तिम सज्दा में 40 मर्तबा यह 
नाम पढ़ा करे तो अल्लाह तआला फुकीरी से उस को आश्चर्य 
जनक रूप से नजात देदेंगे। और अगर कोई ख़ास ज़रूरत पेश आ 
जाये तो घर या मस्जिद के आँगन में तीन मर्तना सज्दा करके झाअ 
उठाये और ।00 मर्तबा इस नाम को पढ़े, अल्लाह ने चाहा तो जर्स्त 
पूरी हो जायेगी। 


8) आर्रज़्जाकु - 6£» बहुत बझ रोजी देने वाला = 
जो शख्स सुबह की नमाज़ से पहले अपने घर के चारों कोनों में 
0 -।0 मर्तबा इस नाभ को पढ़ कर दम करेगा, अल्लाह तझाला 
उस पर रोज़ी के दर्वाजे खोल देंगे और बीमारी और गरीबी उस के 
घर में कदापि न आयेगी। दाहिने कोने से शुरू करें और मुँह किबला 
की ओर रखें। 


१9) अल्‌ फत्ताहु- ट कठिनाइयों को दूर करने 
वाला = जो :शख्स फुज़ की नमाज़ के बाद दोनों हाथों को सीने 
पर बाँध कर 70 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो 
उस का दिल ईमान के नूर से रोशन हो जायेगा। 


20) अल्‌ अलीमु - १» बहुत इल्म वाला = 
जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेगा तो अल्लाह तआला 
उस पर इल्म (ज्ञान) के दर्वाजे खोल देंगे। 





72 
त्‌ री व सेजी {NN r 
अन्‌ काबिज - ८ रोजी तग क 


शख्स रोटी के चार टुकड़ों पर इस नाम को ति 
40 टिन तक ख्वायेगा, वह भूरवं- प्यास, घाव और हर परका झे 
दर्द आदि की तकलीफ से सुरक्षित रहेगा। र 

22) अल्‌ बावितु - 2८ रोजी कुशादा _ 
वाला मजो शख्स चाश्त की नमाज़ के बाद आकाश की ओर केत 
उठा कर येज्ञाना दस मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा और मुँह पर पे 
फेरेगा, अल्लाह तआला उसे मालदार कर देगा और कभी फिक 
मुहसाज न होगा। 

23) अन्‌ ख्राफिजु - ८2४ नीचा करने वाला. 
जो शख्स रोज़ाना 500 मर्तबा “या ख़ाफिजु” पढ़ा करे 


अल्लाह तआला' उस की अवश्यकतायें पूरी करेया और उस हे 
कठिनाइयों को दूर फ्रमा देगा। जो शरस तीन रोजे रखे औ 


चोथे रोज़ एक स्थान पर बैठ कर 70 मर्तना इस को पेग 
अल्लाह ने चाहा तो दुश्मन पर विजय प्राप्त करेगा | 
24) अर्यफिउ- 2 | ऊँचा करने वाला= ञो 
शरव्स हर सहीने की चौदह़वीं रात को आधी रात में ॥00 मर्त . 
इसे पढ़े तो अल्लाह तआला लोगों से बे पर्वाह कर देंगे और उरे 


माल दार बना देगे! 
इज्जत देने वाला = 


25) अल्‌ मुइज़्जु - £५5 
जो शख्स पीर या जुमे के दिन मग्टिव की नमाज़ के बाद 40 


गर्ता इसे पढ़ा करेगा, अल्लाह तआला उस' को लोगों में इज्जत 


वाला (इज़्ज़त दार) बना देगा। 
26) अल्‌ मुञ्ञिल्लु - BF जिल्लतत देने वाला =जो 


RE IEE EE जज, 





73 
शख्स 75 मर्तबा इस को पढ़ कर सज्दे में जा कर दुआ करेगा, 
अल्लाह तआला उस को हलद करने बालों, जुल्म दाने वालो 3 र 
दुश्मनों की बुराइयों से सुरक्षित रखेंगे। अगर कोई खास दुश्मन हो 
तो सज्डे में उस का नाम ले कर कहे "ऐ अल्लाह! फलों 
ज़ालिम या दुश्मन की बुराई से सुरक्षित रख” कह कर दुआ करे, 
अल्लाह ने चाहा तो कबूल होगी! 

27) अस्समीसु - (८८ 

शख्स जुमेतत्त के दिन चाइत की नमाज़ के बाद 500, या 00, 
या 59 मर्तबा इसे पढ़ेगा, अल्लाह तआला ने चाहा तो उस की 
दुआयें कबूल होंगी। दर्मियान में किसी से बात- चीत बिल्कुल जे 
करे। और जो शख्स जुमेरात के दिन फज की सुन्नतो और फा 
नमाजों के दर्मियान ।00 मर्तबा पढेगा, अल्लाह ताला उस-चर 
रहमत की नज़र फरमायेंगे। 

28) अल्‌ घसीर - 2५.2.) सब कुछ देखने वाला = जो 
शख्स जुमा को नमाज के बाद ॥00 भर्तना “या बसीरू” पढ़ा 
करेगा, अल्लाह तआता उस की नज़र में रोशनी और दिल में मर 
पैदा फरमा देंगे । र 

2१) अल्‌ ह-कमु - # हाकिम = जो शरल्स 
यत के अन्तिम पहर में वुजू के साथ ५9 भर्ददा यह नाम पढ़ेगा 
अल्लाह सआला उस के दिल को अपने राज और नुर का स्थान 
बना देगे। और जो जुमे की रात में यह नाम इतना ज़्यादा पढे कि 
बेहाल और बे काबू हो जाये तो अल्लाह पाक उस के दिल व्ह 
रोल देंगे और पोशीदा बातों को उस के दिल में डाल देंगे। 

39) अल्‌ अद्लु -( 3 सरापा इन्साफ = जो शख्स 

के दिन, या ज़ुसा की रात भें रोटी फे 20 ट्फ पर इस नाभ 





सब कुछ सुनने वाला नजो 





74 हु 
को लिख कर रखेगा, अल्लाह आला मूक को उब के 
और मातहत फरमा देंगे- इनशाअल्लाह 


3!) अल्लतीफु ५८] षडा मेहरबानी करने वाला <. भे 

झरव्स 033 मर्तबा “या लतीफु” पढ़ा करे, इन्शा अल्लाह 
रोजी में बर्कत होगी और उसके सब काम अच्छे ढंग से पूरे डोह 
जो शख्स फाका, दुःख, बीमारी अथवा किसी और मुसीबत में है 
वह अच्छी तरह वुजू कर के दो रकअत नमाज पढ़े और अपने 
इरादे और चाहत को दिल में रख कर ।00 मर्तेबा यह नाम पढे 
अल्लाह ने चाहा तो उस का मकसद पूरा होगा। 7 


32} अल्‌ खबीरू - +£ जानने वाला, आगाह अच्चों 
अरूस 7 दिन तक यह नाम ज्यादा से ज्यादा पढेगा, अल्लाह ने 
चाहा तो उस पर पोशीदा राज जाहिर होने लगेंगे! जो शरूस अपने 
नफ्स की ख्वाहिश में गिरफ्तार हो चह इस नाम को पढ़ा करे तो 
अल्लाह ने चाहा तो उन से नजात पायेगा 


33) अल्‌ हलीगु- As | बड़ा बुर्दबार = जो शख्स इस 
नाम को कागज पर लिख कर पानी से धो कर जिस वस्तु पर उस 
पानी को छिड़के या मले, अल्लाह ने चाहा तो उस में खेर और 
बर्कत होगी और समस्त आफतों से वह सुरक्षित रहेगा। 


३4) अल्‌ अजीमु - ६5» बड़ा बुजुर्ग =जो शख्स इस 
नाम को ज्यादा से ज्यादा पटेगा अल्लाह ने चाहा तो उसे इज्जत 
ओर बड़ाई प्राप्त होगी! 


35) अल्‌ गफूर - ८५४ मीचा करने वाला जो 
शख्स इस नाभ को ज्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह तआला ने चाहा 
तो उस की तमाम तकलीफें, रन्ज और परेशनियाँ दूर हो जायेंगी 


7. RTC 
माल और औलाद में बर्कत होगी। हदीस शरीफ में आया है कि जो 
शक्त सज्दे में “रब्बिगफिट्ली” (ऐ मेरे मौला मुझे माफ कर दे) तीन 
मर्तबा कहेगा, अल्लाह तआला उस के अगते-पिछले गुनाह माफ 
फरमादेंगे। 

36 ) अश्शकूरू - EAs: |  क॒द्र करने वाला जो झर्छ 
रोजी-रोटी की तन्गी, या किसी और दुःख-दर्द, रन्ज-गम और 
परेशानी में गिरफतार हो, वह इस नाम को 4 मर्तबा रोजाना पढ़े, 
अल्लाह तआला ने चाहा तो उसे आजादी नसीब होगी। 


3?) अल्‌ अलिय्यु -. we] बहुत बुलन्द ओर 
ऊंचा -जो शख्स इस नाम को हमेशा पटता रहे और लिख कर 
अपने पास रखे, अल्लाह ने चाहा तो उस का मर्तबा बुलन्द होगा 
और उसे मकसद में कामयाबी और खुशहाली नसीब होगी। 


38) अल्‌ कबीरू - /८5 बहुत बड़ा=जो शख्स 
अपने पद से हटा दिया गया हो वह 7 रोजे रखे और रोज़ाना एक 
हजार मर्तबा इस नाम को पढ़े वह इनशा अल्लाह अपने पद पर 
बहाल हो जायेगा और बजुगी और बड़ाई नसीब होगी। 


39 ) अल्‌ इफीजु - hs सब को रक्षा करने 
वाला >जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा “या हफ़ीजु” को पढ़ेगा और 
लिख कर अपने पास रखेगा अल्लाह ने चाहा तो हर प्रकार के 
खौफ डर व हानि से महफूज़ रहेगा। 

40) अल्‌ मुकीतु - डद सब को रोजो ओर क़्च्चत 
देने वाला = जो शख्स किसी खाली प्याले में 7 मर्तबा इस नाम को 
पढ़ कर दम करेगा और उस में स्थेय पानी पिये, या किसी दूसरे 
को पिलायेगा, या सूंधेगा तो अल्लाह ने चाहा सो वह अपने 





76 rT 
कामयाब होगा! _ 

५) अल्‌ हसीबु - i सब के लिये किफायत 
करने वाला =जिस शख्स की किसी भो चीज या शख्स का हर शे 
चह जुमेरात से आरंभ कर के आठ रोज तक सुबह - शाम १0 
मर्तबा “हसूबि-यल्लाहुलू हसीबु” पढ़े बह इन्शा अल्लाह हर चीज़ 
की बुराई से सुरक्षित रहेगा। 

42) अल्‌ जलीलु - (4 बड़े और बुलन्द मर्दन 
बाला =जो शख्स मुश्क और केसर से इस नाम को लिख कर 
अपने पास रखेगा ओर ज्यादा से ज़्यादा “या जलीलु” को पढ़ेंगो 
अल्लाह तआला उस को इज्जत, बड़ाई और मर्तबा अता फरमायेे। 

43} अल्‌ करीमु - Eee] बहुत मेहरबानी करने 
वाला >> जो शख्स रोजाना सोते समय “या करीमु” पढ़ते-पद़ते भ्नो 
जाया करे, अल्लाह तआला उस को उलमा और नेक लोगों में 
इज्जत नसीब फरमायेंगे। 

44) अरकीबु - “25 बडा नेगहबान = जो शख्स 
अपने बाल- बच्चों और धन-माल के ऊपर 7 भर्तेबा इस नाम की 
पढ़ कर दम किया करे और इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह 
तआला ने चाहा तो सब आफतों से सुरक्षित रहेगा। 

45) अल्‌ मुजीबु - :४०७/ दुआयें सुनने और कबूल 
करने वाला =जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा “या मुजीबु” पढ़ा करे, 
अल्लाह ने चाहा तो उस की दुआयें अल्लाह के दर्बार में कबूल 
होने लगेंगी। 


46) अल्वासीउ - €~!” कुशादगी वाला = जो शख्स 
ज़्यादा से ज्यादा “या वासिउ” को पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो 





ह 
उस को जाहिर और बातिनी गिज़ाः (खुयक) गयीब होगी! 

47) अल्‌ इकीमु -. {5 बड़ी हिक्मतो वाला = जो 
घार्स ज़्यादा से ज़्यादा “या हकीमु” पढम करे अल्लाह तआला 
उस पर इलम और हिक्मत क्के दर्वाजे खोल देंगे। जिस का कोई 
काम पूरा न होता हो वह पाबन्दी से इस नाम को पढ़ा करे तो 
अल्लाह ने चाहा तो उस का काम पूरा हो जायेगा। 





48) अल्‌ वदूदु- 555] बड़ा प्रेम करने वाला =जो 
शख्स I090 मर्तबा “या वदद” पढ़ कर खाने पर दम कर के 
पत्नी के साथ बैंठ कर वह स्वाना खायेगा तो इन्शा अल्लाह पति 
और पत्नी के दर्मियान टन्टा और झगडा समाप्त हो जाएगा अर 
परस्पर मुहब्बत पैदा हो जायेगी। 

4%) अल्‌ मजीदु - x बड़ा बज़ुर्ग = जो शारम्स 
किसी घातक बीमारी जेसे, कोद और आत - शक (गुप्त अंग की 
बीमारी) भें गिरिफ्तार हो वह ।3, ।4, और ।5 तिथि के रोजे रखने 
और इफ्तार के बाद ज्यादा से ज्यादा इस नाम को पढ़ा करे और 
पानी एर इम कर के पिये, अल्लाह ने चाहा तो वह बीमारी समाप्त 
हो जायेगी। 
50) अन्‌ बाइसु- ८. मुदो को जीवित करने 
बाला "जो शख्स रोजाना सोते समय सीने पर हाथ रस कर 707] 
मर्तबा “था बाइसु” पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो उस का दिल 
इल्म॒ ओर हिक्मत से जिन्दा हो जायेगा। 


5।) अश्शहीदु- 2९४ हाजिर नाजिर =जिस 
शख्स की पत्नी या औलाद ना फरमानी (अवज्ञा) करती हो, वह 
सुबह के समय उस के माथे पर हाथ रख कर 2? भतंबा “या 


RR 777 - 
शहीद ” पढ़ कर दम करे, अल्लाह ने चाहा तो फर्माबदीर (डू 
कारी) हो जायेगा। 


52) अल्‌ हक्कु- (४ वरहक - बरकरार ... 
शख्स चौकोर कागज के चारों कोनों पर “अल्‌हक़क़ु” लिख 
सेहरी के समय कागज को हथेली पर रख कर आकाश न 
बुलन्द कर के दुआ करे, अल्लाह ने चाहा तो गुमशुदा शरद 
सामान मिल जायेगा और हानि से सुरक्षित रहेगा। 


53) अल्‌ वकीलु- dn बिगड़ी बनाने वाला ट 
शख्स किसी भी आसमानी खौफ के समय ज्यादा से ज्यादा & 
वकीलु” को पढ़ा करे और इस नाम को अपना वकील बना हे 


वह इन्शा अल्लाह तआला हर आफत और परेशानी से 
रहेगा। 





भो 
के्‌ 









54) अल्‌ कविय्यु- (८5५४ बड़ी ताकत और कुवत) | 
वाला =जो शख्स वास्तव में मजलूम और कमजोर हो, वह जज 
जालिम और त्ताकृत वर दुश्मन से बचाव की निय्यत से = 
ज्यादा इस नाम को पढ़ा करे तो इन्शाअल्लाह उस से सूर 
रहेगा(बे वजह और नाहक यह अमल हर्मिज़ न करे) | (०) 

55) अल्‌ मतीनु- ८४: ज॒र्वदस्त शक्ति शाली =जित 
महिला के दूध न हो उस को “अल्‌ मतीनु” कागज पर लिख 

कर धोकर पिलायें, अल्लाह ने चाहा तो खूब दूध होगा। 


56) अल्‌- वलिय्यु- ¢} सहायक - सहयोगी =जो 
शख्स अपनी पत्नी की आदतों और हर्कतों से खुश न हो वह जब 
उस के सामने जाये तो इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा 
तो वह नेक आदतों वाली बन जायेमी। 


क 





या 

57) अल्‌ हमीदु- ८.०७ प्रशंसा के योग्य =जो शख्स 
45 दिन तक लगातार 9३ मर्तवा एकान्त में “या हमीदु” पढ़ा 
करेगा, उस की तमाम बुरी आदतें और हरकतें दूर हा 
जाएंगी - इन्शाअल्लाह। 


58} अल्‌ मुहसी- ५४२ अपने इल्म और गिन्ती में 
रखने वाला =जो शख्स रोटी के 20 टुकड़ों पर रोजाना 20 मर्तेना 
यह नाम पढ़ कर दम करे और खाये, अल्लाह ने चाहा तो 
`मख्लूक उस के अधीन और मातहत हो जाएगी। ॥ 


5०) अल्‌ मुबूदिउ- ,5५२*॥ पहली बार पैदा करने 
वाला = जो शख्स सेहरी के समय गर्भवती महिला के पेट पर हाथ 
रस्त्र कर 99 मर्तबा “या मुबदिउ” पढ़ेगा, इन्झाअल्लाह न उस का 
गर्भ पाते होगा, न समय से पहले बच्चा पेंदा होगा। 


60) अल्‌ मुऔदु- अर दोबारा पैदा करने 
वाला = गुम हुये शख्स को वापस बुलाने के लिये जब घर के सन 
आदमी सो जायें तो घर के चारों कोनों में 70-70 मर्तबा इस 
नाम को पदे, अल्लाह ने चाहा तो सात दिन के भीतर वापस आ 
जायेगा, या पत्ता चल जायेगा। 


6।) अल्‌ मुहयी- Cat जीवन देने वाला = जो शख्स 
बीमार हो वह कसरत से इस को पढ़ता रहें। या अगर किसी और 
बीमार पर भी दम करे, अल्लाह ने चाहा तो वह तन्दुरुस्त हो 
जायेगा। और जो शख्स 89 मर्तबा इस को पढ़ कर अपने ऊपर 
दम करे वह हर प्रकार की बन्दिश से सुरक्षित रहेगा। 


62) अल्‌ मुभीतु- < मौत देने वाला =जिस का 
नफ़स उस के बस और काबू में न हो वह सोते समय सीने पर 


जे = 


80 


रख कर इस नाम को पढ़ते हुये सो जाये, तो इन्शाअल्लाह र 
का नफ्स उस के काबू में हो जायेगा। 


63 अल्‌ हय्यु- is | हमेशा = हमेशा जीवित रहने 
वाला =जो शख्स रोजाना 3000 मर्तबा इस नाम को पढ़ता रहेगा 
अल्लाह ने चाहा तो वह कभी बीमार न होगा। और जो शख्स इस 
नाम को चीनी के बर्तन पर मुश्क और गुलाब से लिख कर मीठे) 
पानी से धो कर पिये, या किसी बीमार को पिलाये, पज 


स्वास्थ लाभ प्राप्त होगा। 







र 


४4) अल्‌ कय्यूमु- ££ सब को कायम रखने : 
संभालने वाला =जो शख्स ज्यादा से ज़्यादा इस नाम को मा, 
अल्लाह ने चाहा तो लोगों में उस की इज़्ज़त और साख उ 
होगी। ओर एकान्त में बेठ कर अगर पढ़ेगा तो अल्लाह ने 
वह खुशहाल हो जायेगा। और जो सुबह की नमाज़ के न 
सूरज के निकलने तक “या हय्यु या कय्यूमु” को पढ़ेगा, 
ने चाहा तो उस की सुस्ती और काहिली दुर हो जायेगी। 


हे © 
65) अल्‌ वाजिदु- ५! हर वस्तु को न 
वाला =जो शख्स खाना खाते समय इस नाम को पढ़े, तो-वः 

खाना उस के दिल के लिये कुव्वत और ताकत और नूरानियत- 
का सबब होगा- इन्शाअल्लाह तआला। > उ 


५6) अल्‌ माजिदु- {८ बजुर्गी और बड़ाई वाला = जो 
शख्स एकान्त में यह नाम इतना ज़्यादा पढ़े कि बेकाबू हो जाये 


तो इन्शाअल्लाह उस के दिल पर अल्लाह पाक का नूर जाहिर 
होगा। 


< 


|. 


[ ४ 


57) अल्‌ वाहिदु +अल्‌ अ- हदु - FN FTA 


_ 9» 9 ३ »V रण 





87] 
एक अकेला = जो शख्स रोज़ाना 7000 मर्तबा इस नाम को पढ़ा 
करे, उस के दिल से अल्लाह ने चाहा तो मख्लूकू का डर और 
उत्त से मुहब्बत जाती रहेगी। जिस के औलाद न डोती हो वह इस 
नाम को लिख कर अपने पास रखे, अल्लाह ने चाहा तो उस को 


नेक औलाद नसीब होगी। 

58 ) अस्स - मदु - fa बेनियाज़ =जो शख्स सहर 
के समय (पिछले पहर) सज्दा में सर रस्ब कर ॥5 या ॥25 
मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह उसे जाहिरी ओर बातिनी 
सच्चाई नसीब होगी। और जो वुजू कर के इस नाम को पढ़ेगा 
बह इन्शाअल्लाह मख्लुक से बेनियाज हो जायेगा। 

59) अत्‌ कादिरू- pik] कुदरत वाला =जो शख्स 
दो रकत नमाज़ पढ़ कर I00 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, 
अल्लाह पाक उस के दुश्मनों को जलील कर देंगे (अगर वह हक 
पर होगा तो) और अगर किसी का कोई मुश्किल काम हो, या 
किसी काम में कठिनाई आ जाये तो 4 बार “या कादिरू" पठे। 
अल्लाह ने चाहा तो वह कठिनाई दूर हो जायेगी। 

70) अल्‌ मुक-तदिरू 4६|| पूरी व्ुदरत रखने 
वाला =जो शख्स सोकर उठने के बाद ज्यादा से ज़्यादा इस नाम 
को पढ़े, या कम से कम 20 मर्त पढ़ा करे, अल्लाह ने चालिः 
तो उस के समस्त कार्य सरल और दुरुस्त हो जायेंगे। 


7) अल्‌ मु- कृहदिमु- 75% पहले और आगे 
करने वाला = जो शख्स लड़ाई के समय इस नाम को पढ़ता रहेगा 
अल्लाह पाक उसे (आगे बढ़ने की) क़ुब्वत और साहस अता 
फरमायेंगे और दुश्मनों से सुरक्षित रखेंगे। और जो शख्स हर समय 
इस नाम को पढ़ेगा अल्लाह ने चाहा तो वह शरूस अल्लाउ का 





_. _॒ 082 
हुक्म मानने वाला (आज्ञाकारी) बन्दा बन जायेगा। 


FFF 


72) अल्‌ मु-अर्स्लिद- 725४ पीछे और बाद में 
रखने वाला =जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेंगा उसे 
इन्शाअल्लाह सच्ची नौबह नसीव होगी। और जो शख्स रोजाना 
00 मर्तबा इस नाम को पाबन्दी के साथ पढ़ा करे उस को 
अल्लाह से चाहा तो ऐसी नजदीकी नसीब होगी कि उस के बिना 
चैन ही न आयेगा। 


73) अल्‌ अव्वलु- ६४ सब से पहले =जिस 
के लड़का न होता हो वह 40 दिन तक 40 मर्तया रोजाना “अल्‌ 
अन्वलु” पढ़ा केरे, अल्लाह ने चाहा तो उस की इच्छा (मुराद) 
पूरी होगी। जो शख्स मुसाफिर हो वह जुमा के दिन एक हजार 
मर्तबा इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द 
स्तैरियत से घर पहुँच जायेगा। 


74) अल्‌ आखिरू- ५ सब के बाद =जो शख्स 
रोजाना इस नाम को पढ़ा करे उस के दिल से अल्लाह के अलावा 
की मुहब्बत दूर हो जायेगी और अल्लाह ने चाहा तो सारी उम्र की 
कोताहियों का कफफारा हो जावेगा और अन्त बेहतर होगा। 

75) अज़्जाहिरू- ४2६ जाहिर और खुला हुआ =जो 
पर्स दशुराक की नमाज़ के बाद 500 मर्तबा इस नाम को 
पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसकी आँखों में रोशनी और दिल में नूर 
अत्ता फरमायेंगे - इन्झाअल्लाह! 

75) अलूबातिनु- ॐ? | पोशीदा छुपा हुआ=जो 
शरूस रोज़ाना 33 बार इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो 
उस पर पोबीदा राज जाहिर होने लगेंगे और उस के दिल मे 





















388 ..॑:$ : 83 -_  "0"हउऊ> "ूऑउूउ््॒॒ः 
| अल्लाह से मुहब्बत और लगाव पैदा होगा। और जो दो रक्अत 
नमाज अदा करने के बाद “हु- वल्‌ अच्यलु वलू आखिरू वज्जाहिरू 
बलू बातिनु वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कृदीरून” पढ़ा करे, अल्लाह 
श ने चाहा तो उस को समस्त आवशयकताएँ पूरी होंगी। 


77) अल्‌ वालियु- |» देख-रेख और निग्रानी 
करने वाला =ज़ो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेगा, चह 
अचानक पेश आने वाली आफतों से सुरक्षित रहेगा। ऐसे प्याले में 
जो प्रयोग में न लाया गया हो यह नाम लिख कर उस में पानी 
[भर कर मकान में छिड़केगा तो वह मकान भी अल्लाह ने चाहा 
तो. तमाम आफ्तों से सुरिक्षत रहेगा। अगर किसी को अपने 
_मातहत करना चाहे तो ॥ मर्तबा इस नाम को पढे, अल्लाह-ने 
चाहा तो चह शख्स फरमाबरदार हो जायेगा। 


78) अन्‌ मु-तआलीयु- ८८८, सब से बुलन्द 
ओर ऊँचा > जो शख्स ज़्यादा से ज्यादा इस नाम को पडेगा, 
अल्लाह ने चाहा तो उस की तमाम कठिनाइयाँ दूर हो जायंगी। 
(जो महिला माहवारी की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को 
पंढ़ेगी अल्लाह ने चाहा तो उस की तकलीफ दूर हो जाएगी । 


` - 79) अल्‌ बर्रु- $) बड़ा अच्छा व्यवहार करने 
वाला = जो शख्स शराब, बलात्कार और दूसरी बुराइयों में गिरफ्तार 
हो रोज़ाना 7 मर्तबा इस नाम को पढ़े तो उन' गुनाहों की ओर 
झुकाव समाप्त हो जायेगा। जो शख्स दुनिया के मुहब्बत में . 
in हो इस नाम को ज्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो दुनिया की 
मुहब्बत उस के दिल से जाती रहे। और जो शख्स अपने बच्चे पर 
पदा होने के बाद ही सात मर्तवा इस नाम को पढ़कर दम कर दे 
हर अल्लाह पाक के हवाले कर दे सो वह बालिग होने तक 





84 “5 


ee जाला 
आफत जे सुरिक्षत रहेगा। इन्शाअल्लाह तउ | 


३0) अत्तन्वाबु- ५5 बहुत ज़्यादा तौबा कबूल 
करने वाला = जो शख्स चाश्त की नमाज के बाद 360 मर्तवा डू 
नाम को पढ़ा करेगा, इन्शाअल्लाह उसे सच्ची तोबा नसीब होगी। 
और जो शख्स ज्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ा करेगा, अल्लाह 
ने चाहा तो उस के तमाम काम सरल होंगें। अगर किसी जालिम 
पर ]0 मर्तबा पढ़ कर दम कर दे तो अल्लाह ने चाहा तो उस. 
छुटकारा मिल जायेगा। 

।) अल्‌, मुन्‌-तकिमु- 5 बदला है 
वाला जो शख्स हक पर हो और दुश्मन से बदला लेने की उक्त) 
में हिम्मत न हो वह तीन जुमा तक ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम क 
पढे, अल्लाह तआला उस से खुद ही .बदला ले लेंगे। 








82) अल्‌ अफुव्वु- {६० बहुत | 
करने वाला =जो शख्स ज्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ा 
अल्लाह तआला उस के पापों को माफ फ्रमा देंगे, इन्शाअल्ला 

83) अईरऊफु- ५१)! बहुत मेहरबान =जो शख्स) 
ज्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो मख्लूक्‌ 

उस पर मेहरबान हो जायगी और वह मख्लूक्‌ पर। और जो शस्य 
0 मर्तबा दुरद शरीफ़ और ॥0 मर्तबा इस नाम को ट | 
अल्लाह ने चाहा छो उस का गुस्सा समाप्त हो जायेगा। अगर. 
किसी दूसरे नाराज़ शख्स पर दम करे तो उस का भी गुस्सा 


समाप्त हो जायेगा। 


84) मालिकूल्‌ मुलूकि - ५8.4 मुल्कों का 
मालिक >जो शख्स इस नाम को पढ़ता रहेगा अल्लाह तआला 


उस की गनौ और लोगों से बेनियाज कर देंगे और वह किसी का 
मुहताज न रहेगा। 


85) ज़ुल जलालि वल्‌ इकरामि- BISNIS 
जलाल और इनाम व इकराम करने वाला =जो शख्स ज्यादा से 
ज्यादा इस नाम को पढ़ा करेगा तो अल्लाह तआला उस का 
इज्जत और बड़ाई अता करेंगे और मख्लूक से उसे बेनियाज कर 
देंगे। 


86) अल्‌ मुकतितु- १८६ जन्याय और इन्साफ 
कायम करने वाला =जो शख्स रोजाना इस नाम को पढ़ा करे ता 
अल्लाह ने चाहा तो वह शैतान के वस्वसों से सुरक्षित रहेगा। और 
अगर किसी खास मकसद के लिये 700 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा 
तो अल्लाह ने चाहा तो वह मकसद हासिल होगा। 





87) अल्‌ जामिउ- | सब को जमा करने 

वाला =जिस शख्स के संबन्धी बिखर गये हों वह चाइत के समय |. 
आसमान की ओर मुँह कर के दस मर्तबा इस नाम को पढ़े और हि 
एक उँगली बन्द कर ले। इसी प्रकार हर दस मर्तबा पर उँगली “-+ 
बन्द करता जाये। अन्त में दोनों हाथों को मुँह पर फेर ले, ॐ; 
अल्लाह ने चाहा तो उस के संबन्धी ओर रिश्तेदार बहुत जल्द] 

इकट्ठा हो जायेंगे। अगर कोई वस्तु गुम हो जाये तो “ अल्लाहुम्म_ 
या जामिउन्नासि लियौमिल्लारे -ब फीहि इजूमा जाल्लती” पढ़ा करे) 


तो वह वस्तु अल्लाह ने चाहा तो मिल जायेगी। जाइज मूहब्यतः 
के लिये भी यह दुआ बेहतरीन है। 


3 I+ 
88) अल्‌ गनिय्यु ७&१ बडा बेनियाज आर 
बेपर्वाह “जो शख्स रोजाना 70 मर्तबा “या ग॒निब्यु” पढ़ा करे, 
अल्लाह तआला उस के माल में बर्कत देंगे और वह किसी का 


86 


मुहताज नहीं रहेगा। और जो शख्स किसी जाहिरी या ; किसी जाहिर या | 


बीमारी में गिरफ्तार हो वह अपने तमाम बदन के हिस्सों पर « 
गनिय्यु” पढ कर दम किया करे, अल्लाह नें चाहा त्तो नजाह 
पायेगा । 


89} अल्‌ मुगनी- क 9० | नेनियाज और गनी 
देने चाला =जो शख्स शुरू और आखिर में -॥ मर्तबा (दर 
शरीफ पड़ कर ॥-॥ा सौ मर्सबा वजीफा की तरह यह नाम 
तो अल्लाह पाक उस को जाहिरी और बातिनी बेनियाजी जता 
फूरमायेंगे। सुबह की नमाज़ के बाद पढ़े, या इशा की नमाज -के 
बाद। इस के साथ सूर: मुज्जम्मिल भी तिलावत करे। 


90) अल्‌ मानिउ- ट? रोक देने वाला= 
अगर पत्नी से झगडा- लडाई हो जाती हो तो बिस्तर पर लेटते 
समय 20 मर्तबा यह नाम पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो झगडा 
लड़ाई और इख्तिलाफ्‌ दूर हो जायेगा और परस्पर मुहब्बत पैदा हो 
जाएगी। जो शख्स ज़्यादा से ज्यादा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह 
ने चाहा तो हर बुराई से सुरक्षित रहेगा। अगर किसी खास औरं 
जाइज मकसद के लिये पढ़े तो इन्शाअल्लाह वह हासिल. हो 
जायेगा। 


9} अज्जारू- SCE नुक्सान पहुँचाने वाला =जो 
शख्स जुमा की रात में )00 मर्तबा इस नाम को पढ़े तो इन्शाअल्लाह 
वह तमाम जाहिरी और पोशीदा आफतों से सुरक्षित रहेगा ओर 
अल्लाह की नज़दीकी उसे हासिल होगी। 


92) अन्नाफिउ- (८2.४ लाभ पहुँचाने वाला =जो 
शख्य नाव या किसी भी सवारी पर सवार होने के बाद “या 
नफिउ” पढ़ेगा तो इन्झाअल्लाह हर आफत से सुरक्षित रहेगा। जो 


sn 
शख्स किसी भो कार्य के आरभ करते समय 4 मर्तबा इस नाम 
को पढ़ ले, इन्शाअल्लाह उस का काम उस की इच्छानुसार होगा; 


जो शख्स पत्नी से संभोग के सभय यह नाम पढ़ लिया करे उसे 
अल्लाह ने चाहा तो नेक औलाद नसीब होगी। 


93) अन्नूरू ४४४ सरापा नूर और नूर बर्वाने 
बाला =जो शख्स जुमा की रात में 7 मर्तबा सूरः नूर और एक 


हजार एक मर्तबा इस नाम॒ को पढ़ा करे तो उन्शाअल्लाह उस का 
दिल नूर से रोशन हो जायेगा। 


५4.) अल्‌ हादियु- ` 5g) सीधा रास्ता दिखाने 
वाला और उस पर चलाने वाला =जो शख्स हाथ उठा करं 
आसमान की तरफ मुँह कर के ज़्यादा से ज़्यादा “या हादियु” को 
पढ़ा करे और अन्त में मुँह पर हाथ फेर ले, उस को अल्लाह ने 


चाहा तो मृकम्मल हिदायत नसीब होगी और वह दीनदारों में 
शामिल हो जायेगा। 








95) अल्‌ बीउ: rel अदभुत वस्तुओं का 
अविष्कार करने वाला =जिस शख्स को कोई गम, या मुसीबत, या 
कोई कठिनाई पेश आये वह 000 मर्तबा “या बदीउस्समावाति 
वल्‌ अरजि” पढ़े तो इन्शाअल्लाह कूशादगी नसीब होगी। जो 
शख्स इस नाम को चुजू कर के पढते हुये सो जाये तो जिस काम 
का इरादा हो वह इन्शाअल्लाह सपने में नजर आयेगा। जो शख्स 
इशा की नमाज़ के बाद “या बदी- अल्‌ अजाइबि बिल्‌ खैरि या 
बदीउ” 200 मर्तबा 2! दिन तक पढेगा तो जिस काम या 
मकसद के लिये पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह वह अमल पूरा होने से पहले 
ही हासिल हो जाएगा। यह आजमाया हुआ है। 


9५) अल्‌ बाकियु- (८ हमेशा- हमेशा बाकी रहने 


88 
काला > जो शख्स इस नाम को 0000 मर्तबा जमा की रात में पढे 
अल्लाह तआला उस को हर प्रकार के नुक्सान से सुरक्षित रखेंगे 
और अल्लाह ने चाहा तो उस के तमाम नेक कार्य कबूल होमे। 


97) अल्‌ पारिसु - EP सब के बाद मौजूद 
रहने वाला = जो शख्स सूरज के निकलते समय 700 मर्तबा “था 
वारिसु” पदेगा, इन्शझाअल्लाह वह हर रन्ज, गम, सरन्ती, और 
मुसीबत से सुरक्षित रहेगा और अन्त अच्छा होगा! और जो शख्स 
मगरिवि और इशा के दर्मियान \000 मर्तबा पढे, हर प्रकार की 
हैरानी और परेशानी से इन्शाअस्लाह सुरक्षित रहेगा। 

98) अरशीदु- 6.59 सच्चाई और नेकी को गस-्द 
करने वाला "जिस शख्स को अपने किसी काम या मकसद को 
हल करने का तरीका समझ में न आता हो वह मरिब और इशा 
के दर्मियान एक हज़ार मर्तका इस दुआ को पढ़े तो इन्शाअल्लाह 
तआला सपने में उस का हल निकल आयेगा, या दिल में उस का 
हल झाल दिया जायया। और रोजाना इस नाम को पढ़ता रहे तो 
तमाम कठिनाइयों इन्शाअल्लाह दर हो जायेंगी ओर कारोबार में 


खूब तरक्की होगी। 

99) अस्संबूरू - 2४45 नडे सत्र और बर्दाश्त 
वाला =जो शब्स सूरज निकलने से पहले ।00 मर्तबा इस नाम 
को पढ़े वह इन्शाअल्लाह उस दिन हर मुसीबत से सुरक्षित रहेगा 
ओर दुश्मनों, हसद करने वालों की जबानें बन्द रहेंगी! जो शख्स 
किसी भो तरह की मुसीबत में गिरफ्तार हों वह एक हज़ार बीस 
(020) मर्तबा इस नाम को पढ़े, इन्झाअल्लाह उस से नजात 
पायेगा और दिल को इत्तमिनान नसीब होगा। 

LE 








इस्मे आजम से मुतअल्लिक बाकी 
कुछ ओर अहादीस का बयान 


॥) हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 

अलेहि च सल्लम ने एक शख्स को यह कहते सुना - 
(४7५४५ ४४5८ 

या जल जलालि वल्‌ इकंरामि 

(ऐ अजमत व जलाल और एहसान व इकराम के मालिक] 

यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
फ्रमाया- तेरी दुआ कबूल हो जायेगी, अब तू (जो चाहे) माँग, 

2) एक हदीस में आया है. 

अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर हें, जो 
शख्स 3 मर्तवा “या अर्‌-ह-मरराहिमीन (ऐ सब रहम करने वालों 


से अधिक रहम करने वाले) कहता है : वह फरिश्ता उस अख्स 
से कहता है- बेशक सब से बड़ा रहम करने वाला तेरी तरफ 


भुतवज्जह हे, अब तू जो चाहे प्रशन कर। 
3) एक और हदीस में आया है कि (एक भर्तबा) नबी 
करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम एक शख्स के पास से 


90 


TT | 





गुज्रे जो - 
GNU 
घा अर्‌-ह-मरीहिमी-न 


कह रहा था। आप ने उस से फरमाया: “तू (जो चाहे 
माँग, अल्लाह की मेहरबानी की नजर तेरी तरफ है। (पा 


हि _ 
त 


4) एक और हदीस में आया हे कि- हर 
जो शख्स अल्लाह तआला से तीन मर्तबा जन्नत न ड 
तो जन्नत कहती है “ऐ अल्लाह! उस शख्स को जनन 
दाखिल फरमा दे।” और जो शख्स अल्लाह तआला से तीन 
जहन्नम से पनाह मागता हे तो जहन्नम कहती हे “ऐ 
तू इस शख्स को जहन्नम की आग से पनाह दे दे।” (7) 
) एक और हदीस शरीफ में आया है कि जो गण गो 
पाँच कलिमों के साथ दुआ करेगा वह जो भो सवाल 
करेगा, अल्लाह तआला उस को जरूर पूरा करेंगे। (बह । 


कलिमे यह हें) ट 
SAE L5H ०0७8 


(०) 
।- लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌-दहू ला शरी-क लहू 


(अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं हे, वह अकेला है, ना हे, 
उस का कोई शरीक नहीं हे) 
३ नी दर बढ AES Fs | 
2- लहुल्‌ मुल्कु व-लहुल्‌ हमदु 
(उसी का तमाम मुल्क है और उसी के लिये सब तारीफ है) 






9 
20७ ty SA 
3- वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर्‌ 
(और वही हर वस्तु पर कुदरत रखता है) 
iY ६) ६ 
4- लाइला-ह इल्लल्लाहु 
(उस के अलावा कोई भी माबूद नहीं है) 
५02 ४ $% ४5 (४४5४ 

5- वला हो-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 

और कोई भी शक्ति और कोई भी कुव्वत उस (की 
सहायता) के बगैर (हासिल) नहीं हे। 








र्व 





iE 


_ 


XXX 


Naktab=e 


92 -पपयप++-..._ 





ग्यारहवीं फसल 


दुआ के क़बूल होने पर अल्लाह 
तआला का शुक्र अदा करने का बयान 


ॐ जब किसी की कोई भी दुआ कबूल हो तो उस का 

शुक्र यह कह कर अदा करे - 
SRSA ba 

अल्‌- हमूद्‌ लिल्लाहिल्लजी बिजिज़्जतिही च - जलालिही 
त¬ तिम्मुस्सालिहातु 

(शुक्र है उस अल्लाह का (बहुत्त-बहुल) जिस की इज़्ज़त 
और बड़ाई की बदौलत अच्छे काम पूरे होते हैं) 

हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
ब सलल्‍लम ने फरमाया : 

“कौन सी चीज़ तुम में से किसी शख्स को इस से आजिज 
करती हे (यानी रोकती है) कि जब वह अपनी किसी दआ के 


कबूल होने का मुशाहदा करे, जैसे किसी बीमारी से शिफा नसीव 
हो जाये, या सफर से (सैर्यित के साथ ) कपस आ जाये तो कहे 


eB] 6 alos MoS ८५ oa] 


RT .....ह 
अल्‌ -हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी बिइज्जृतिही व-जलालिही 
ततिम्मुस्सालिहातु 
तर्जुमा - (सब तारीफ्‌ उस अल्लाह के लिये है जिस की 
बड़ाई और जलाल के सहारे तमाम नेक काम पूरे होते हैं) 


(यानी इन कलिमों के साथ अल्लाह तआला का शुक्र 
अवश्य अदा करना चाहिये) र 





XK है 


94 ee 





पहला बाब 


सुबह ओर शाम की दुआये ज 
(यह दुआयें रोज़ाना सुबह-शाम को माँगनी चाहिए ) (ज 
]- तीन मर्तबा यह दुआ माँगे op) 
HASHING ESB gy +] 
बिसमिल्लाहिल्लजी ला यर्जुरु मअस्मिही शैउन्‌ फिल्‌ अरजि, |.) 
वला फिस्समाई वहु- वस्समीञुल्‌ अलीमु 
तर्जुमा - उस अल्लाह के नाम के साथ जिस के नाम के) 
साथ कोई वस्तु हानि नहीं पहुँचाती, न जमीन में और न ही) 
आकाश में। और वह (सब कुछ) सुनने और जानने वाला है हट ee हि 
फायदा -जो शख्स सुबह-शाम 3-3 मर्तबा यह दुः 4 
माँगेगा, अल्लाह तआला हर बला और मुसीबत से उस को सुरक्षित ऽ 
रेगे gions gc ss 
सुबह को पढ़ें तो अस्‌-बहना” (हम ने सुबह की) और 
शाम को पढ़ें तो “अमूसैना” (हम ने शाम की) दिल में कहे। 


2) तीन मर्तबा यह दुआ मागे - 











nna. MME 
अऊःमु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन्‌ शर्रि मा 
ख-ल-का 


तर्जुमा - में अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह 
लेता हूँ उस की हर मख्लूक की बुराई से। 


फायदा - जो शख्स सुबह-शाम 3-3 मर्तबा यह दुआ 
माँगे गा अल्लाह तआला उस को हर मख्लूक्‌, विशेष कर साँप, 
बिच्छु वगैरह जैसे विषेले और. दुःखदाई जानवरों की बुराई से.) 
बचाएँगे, खासकर रात में। बाज़ रिवायतों में केवल शाम के समय _ 





_) 

तीन मर्तबा पढ़ने का जिक्र आया है। 2 
| c+ p) 

3) तीन मर्तबा यह तअखुज़ पढ़े : __+ 

"लत 


RVI SR PIE न 
का ज क कु x ह 


अऊजु बिल्लाहिस्समीअिल्‌ अलीमि मि-नश्शैता निरजीमि `| 
तर्जुमा - “मैं सब कुछ सुनने और जानने वाले अल्लाह 


के] 


गी पनाह लेता हूँ धुतकारे हुये शैतान (के वस्वसों ) सु ¬ 


(०) 


) 


be 


6 


इस के बाद सूर: हग्र की आयतें पढ़े - 2 
का ~) 

४ “ 5) र Gs ~ 3% | ~ a 2; न -SPR 
Aisa; PANGS ठः 


GAs ois 7 
PLEO Bsns 
BESS BBC So 
हु- वल्लाहुल्लजी लाइला-ह इल्ला हु-व आलिमृल्‌ गैबि 
वश्शहा - दति हु- वर्हमानुर्रहीमु+हु- वल्लाहुल्लजी लाइला-ह इल्ला 
हु-व अल्‌-मलिक्‌ल्‌ कुद्सुस्सलामुल्‌ मोमिनुल्‌ मुहैमिनुल्‌ अजीजुल्‌ 


नो छी अप शशि 
जन्बारुल मु-त-कब्बिरू सुबृहा-नल्लाहि अम्मा युश्रिकू- न 
हु- वल्लाहुल खालिकुल्‌ बारिउल्‌ मु-सव्विरु लहुल्‌ असमाउल्‌ हुून 
यु-सब्बिहु लहू मा फिस्समावाति वल्‌ अरजि वहु- वल्‌ अजीज 
हकीमृ+ 

तर्जुमा - “अल्लाह वही है जिस के अलावा कोई माजू 
नहीं, वह पोशीदा और जाहिर (सब) का जानने वाला है, वह ५ - 
मेहरबान और बहुत रहम करने वाला हे। वही वह अल्लाह $ 
जिस के अलावा कोई और पूजे जाने के योग्य नहीं, वही (समस्त 
संसार का) बादशाह हे, बहुत पवित्र जात है, बे ऐब है, 
वाला है, (सब की) देख-रेख करने वाला है, (सब पर) गालिब 
है, जबरदस्त है, बड़ाई का मालिक है, मुशरिकों के शिर्क से पाक-. 
है। वही अल्लाह (सब का) पैदा करने वाला हे, (हर वस्तु का] _ 
अविश्कार करने वाला है, (हर वस्तु को) सूरत देने वाला है... 
उसी के लिए (सारे) अच्छे नाम हैं, आसमानों और ज़॒मीनों र ॒ 
भी वस्तुऐं हैं वह उस की पवित्रता बयान करती हैं, और वह 
(सब पर) गालिब और हिक्मत वाला हे”। (उस का कोई 
हिक्मत से ख़ाली नहीं) 

फ़ायदा - सूरः हथ की ऊपर की तीनों आयतों को उस.) 
तअव्वुज (मजकूर) के साथ (जिस का ऊपर बयान हुआ) पढ़ने = _ 
की हदीसों में बड़ी फजीलत आयी है, इस की पाबन्दी अवश्य 
करनी चाहिये। 

4) या तीन मर्तबा “कुल हु-वल्लाहइ्‌ अ-हद - - ” तीन 
मर्तबा “कूल अऊजु बि-रब्बिल्‌ फ-लकि” तीन मर्तबा “कुल 
अऊजु बि-रब्बिन्नासि” पढ़े, और इस के बाद यह आयत पढ़े : 






_ -+५-+7 










97 
PHP os gE 5 
ES SS ris 
EAN GH Ne 
फुसुधूहा - नल्लाहि ही-न तुमुसू-न वही-न तुसविहू- न 
-लहुल्‌ हमद फिस्समावाति वल्‌- अरूजि व- अशिय्यनच ही-न 
तुजहिरु-न युख़रिजुल्‌ हय्य मि-नल्‌ मय्यिति कयुख्रिजुल्‌ मघ्यि- त 
मि-नल्‌ हण्यि वयुहइल अर्‌-ज बा-द मौतिहा व-कजालि-क 
तुख-रजू- न+ 
तर्जुमा - “पस (लुम) पाकी बयान करो अल्लाह की जिस 
समय तुम रात करते हो और जिस समय तुम सुबह करते हो। और 
उसी के लिये हम्द व सना हे आसमानों और जमीन में, ओर (उस 
की पाकी बयान करो) तीसरे पहर को और जिस समय तुम जुहर 
करते हो (यानी दोपहर के समय) और जान्दार को बेजान से 
निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता हैं, और जमीन 
को उस के मरे पीछे जीवित करता हे, और इसी प्रकार तुम भी 
(मरे पीछे जमीन से) निकाले जाओगे।” 
फायदा - तीनों कुल (यानी सूरः इख्लात, फ-लक, 
मास) और इस आयत्त का सुबह-शाम पढ़ना भी बहुत अधिक 
अज व सवात्र का सबब है। 





) या केवल आयतुल्‌ कुर्सी पढ़े - 


ER MRD LEMNERE AVE 
LGR EH fRO RN ES 
DI PE 


जी 


Fr Logis F जार बा | 
PA ४24 t+ 5 39५ ios 


NA 
अल्लाह लाइला- ह इल्ला हु-पल्‌ हव्युण्‌ कत्तु ला तोइचुजन 
सि-न तुव्वला नौमुन्‌ लहू माफिस्समावाति दमा फिल्‌ अर्‌ि मन 
जल्लजी यश्‌-फउ अिन्‌-दहू, इल्ला बिइज़निही, या-लमु मा चे. 
ऐदीहिम्‌ वमा खल्‌-फुहुम्‌ वला युहीतू-न बिशैइम्‌ मिन्‌ जिलूमिङे 
इल्ला बिमा झा-अ वसि-अ कुरासिय्युहुस्समावाति चल्‌ - अर्‌- ङ 
दला यऊदुहू हिफजुहुमां वहु- वल्‌ अतिव्युल्‌ अजीम्‌+ | 
तर्जुमा - “अल्लाह वह (पाक जाते) है जिस के अतात्रा 
कोई भी पूजे जाने के लाइक नही, वह (हमेशा) जिन्दा रहने 
(और जिन्दगी देने) वाला है (जमीन और आकाश और समस्त 
संसार को) कायम रखने (और उन का संचालन करने) वाला है, 
न उस को ऊध आ सकती है न नींद, उसी का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कोन है जो उस के 
दरबार में उस फी अनुमति के बिना (किसी की) सिफारिश करं 
सके? वह तो जो कुछ लोगों के सामने (हो रहा) है और जो 
कुछ उन के पीछे (मरने के बाद) होने वाला है, सब जानता है 
और लोग उस के नान (और मालूमात) में से किसी चीज पर भी 
पहुँच नहीं रखते मगर जितना वह खुद चाहे (उससे उस को 
आगाह कर दे) उस की (बादशाहत की) कुर्सी आसमान और 
जमीन सब पर फैली हुयी है, और आसमान और जमीन की सुरक्षा 
उस पर तनिक भर भी कठिन नही हे और वह (सब से) ऊँचा 


(फनी बुलन्द और) बड़ाई वाला हे।” 


* या आयतुल्‌ वाली और उस के बाद सुर: गाफिर की 
यह आयत पढ़े - 


3 - त F था री I 
us > | | ४] i श्र ls FSA FE ५) | | हि (४6 2] 53 fe 
TISAI OA SSNS Oh 


99 





ioe 3 AANA Ge a) ME 
हामीम्‌+तन्‌जीलुल किताबि मि-नल्लाहिल्‌ अजीजिल्‌ अलीमि+ 
गाफिरिज्जम्‌दि वकाबिलित्तोबि शदीदिल्‌ जिकाबि जित्तौलि लाइला- ह 
इल्ला हु-व इलेडिल्‌ मसीरू + 


तर्जुमा - हामीम्‌, यह किताब उस अल्लाह की ओर से 
उतरी है जो (सब पर) गालिब है, बहुत कुशादा ज्ञान वाला है, 
(अपने बन्दो के) गुनाह बख्शने चाला है और तौबा कबूल करने 
वाला है, (नाफरमानों को) कड़ा दन्ड देने वाला है, बड़े ताकत 


वाला है, उसको छोड़ कर कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की 
तरफ (सब को) लौट कर जाना हे।" 


फायदा - हदीस णरीफ में आया हे कि जो शख्स यह 
दोनों आयते (यानी आयतुल कुर्सी और सूर: 'गाफिर की मह 
आयत) सुबह को अगर पढ़ ले तो शाम तक समस्त बलाओं से 


सुरक्षित रहे, और शाम को पढ ले तो सुबह तक समस्त आफत्ों 
से बचा रहे। 


6) सुबह होते ही यह दुआ पढे: 
\ “i FF FE ग, 502] बाली आ Cs तख 
59% BY BS SSH BN E05 एड्डी 
“g मी RR कि 34% „4 जी PT 
5 35४58 455 30050 ८ BEY bes 
IPT AYN के FT ह 
EAR ERS 
SRC EN a १५१६१45 ye 
NG Sn ७ ०3७ ७४ Yoo 
५२४५५ Miyagi sp Na 
की था न हे 
Fe GY, 


RE a द र ह 
De Td hus 


जी 


I00 
अस्‌-बहूना व-अस्‌-ब-हल्‌ मुलूकु लिल्लाहि वल्‌- हमूद्‌ 
लिल्लाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू, ला शरी-क लहू, लहुल्‌ 
मुल्‌कु व-लहुल्‌ हम्‌दु, वहू-व अला कुल्लि शैइन्‌ क॒दीर+ रब्बि 
अस्‌-अलु-क खै-र मा फी हा-जल्‌ योमि वख़े-र मा बा-दह 
व-अऊज़ुबि-क मिन्‌ शरे मा फी हा-जल्‌ योमि व-शर्ि मा 
बा-दहू, रब्बि अऊजुबि-क मि-नल्‌ कसलि वसूइलूकि ~ खरि 
रब्बि अऊज़ुबि-क मिन्‌ अजाबिन्‌ फिन्नारि व- अजाबिन्‌ i 
कब्‌रि+ 
तर्जुमा - “हम ने और समस्त मुल्क ने अल्लाह 
इबादत और इताअत) के लिये सुबह की, और तमाम की र कि 
प्रशंसा अल्लाह के लिये ही है, अल्लाह के अलावा कोई 
नहीं, वह (अपनी जात और सिफात में) अकेला हे, उस का. 
शरीक नहीं, उसी का (सारा) मुल्क है और उसी के लिये हम्द च) 
सना हे और वही हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला हे+ऐ मेरे रब !| 
जो कुछ इस दिन में (पेश आने वाला) है और जो कुछ इस के.) 


बाद (पेश) आयेगा, मैं तुझ से इस की भलाई और बेहतरी कई 









हँ+और ऐ मेरे रब! जो कुछ उस दिन में और उस के बाद 

में से (पेश आने वाली) है मैं उस बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ+ 

ऐ मेरे पर्वरदिगार! मैं काहिली से और बुरे बुढ़ापे से तेरी पनाह. | 
लेता हूँ, ऐ मेरे पालनहार्‌ मैं जहन्नुम के दन्ड से भी और कैट 
दन्ड से भी तेरी पनाह लेता हूँ (तू मुझे इन सब से बचा ले 


इसके बाद यह तअव्वुज़ पढ़े : _ 
5 55:2४ ४४४ SNe i SE 
2.9 GSES EN १59 


Nese te 


| म इनी अऊजुबि 
हुम्म इन्नी ।- क मि-नल्‌ कसूलि वल्‌ ह-जमि 


कि-बरि वफित्‌- नतिद्ुन्‌्या व- अजाबिल्‌ क॒बूरि 
तर्जुमा ८ “ऐ अल्लाह में तेरी पनाह लेता हूँ काहिली से, 
कमजोरी से और बुरे बुढ़ापे से, और दुनिया के फितनों 
बु कब्र के अजाब से (तू मुझे इन सब से बचाले) 


और 
द = | ज 
7) सुबह होते ही यह दुआ पढ़े is 
PX LB 5 | ५2.०४ dl #2 oi छह न 
‘3 जन 55) Fg 525 र 5 ~ ५४0४ » ४८ = 





क ETF fr, 
& 3... es [84 CALLS «|| /2 


अस्‌-बहूना व-अस्‌-ब-हल्‌ मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल्‌ | 
आ-लमी-न, अल्लाहुम्म इन्नो अस्‌-अलु-क खै-र हा जुल्‌ |) 
यौमि व-फत्‌-हहू व-नस्‌-रहू व नूरहू व-बर्‌-क-तहू व | 
हुदाहू व- अऊजुबि- क मिन्‌ शर्रि मा फीहि वशर्रि मा बा- दहू+ ०) 

तर्जुमा - “हम ने और समस्त मुल्क ने अल्लाह सारें.) 
जहान के रब (की इताअत और इबादत) के लिये सुबह 
अल्लाह! मैं तुझ से उस दिन की भलाई (और बेहतरी) फ 
और सहायता, नूर और बर्कत और हिदायत का सवाल करता = 
और जो उस दिन में (पेश आने वाला) हे, और जो उस के 
पेश आयेगा उस की बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ (तू मुझे उस से 
बचा ले) 

8) या यह दुआ पढ़े - 


FB sisz sts 20490 26 ages, 


I02 
अल्लाहुम्म बि-के अस्‌- बहना वबि-क अूसना वषि ६. 


नहया वबि-क नगूतु वइले- कन्नुशूरू 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! हम ने तेरी ही सहायता से 

की और तेरी ही सहायता से शाम की, तेरी ही (इच्छा से) हम 

जीवित्त हैं और तेरी ही इच्छा से हभ मरेंगे, और तेरे ही पास 


{कयामत के दिन) उठ कर जाना है।” 
फायदा - यह दुआ सुबह- शाम दोनों समय पढ़नी चाहिये! 





9) या यह दुआ पढ़े : 

र al Fr ९० ४! ih CF Fr Be eh Filters oy 

His AH Sasha gostee 
अस्‌-बह्ना व- असू-ब- हल्‌ मुलूकू तिल्लाहि वलू-हमूत 
लिल्लाहि ला शरी- क लहू लाइला- छ इल्ला हु-व वइलेहिन्नुशूरू-. 


तर्जुमा - “हमने और तमाम दुनिया ने अल्लाह (की इताअत 
और इबादत) के लिये सुबह की, और उस के लिये हम्द व सना 
है, उस का कोई शरीक नहीं, उस के अलावा कोई इबादत कें 


लायक नही है, और उसी के पास उठ कर जाना है।” 


0) या यह दुआ पढे - 


rms Gs 2 £) FF ens FT | lL H ३ | 
र 


> 
~ ee ड, 3527: ८77: न १ “i ४ ४० Heat. - 4 
ur, ४3.3 OH Gs loge] ‘Als is, 
f 
$» £ Ae 42F, Gs ब ॥ की rf wt 5 $ 
FR CU a 


gird 3 
अल्लाहुम्म फाति - रस्समावाति वल्‌- अरुजि, आलि- सल्‌ गैवि 


I03 
-दति रनब्ब कुल्लि शैइन्‌ व-मली- कहू, अश- हद 
-ह' इल्ला अनू-त, अऊजुबि-क मिन्‌ शिं नफली 
व~ शिश्चतानि वाशिराकिही ब- अन्‌ नक~तरि-फु अला अन्‌ फुसिना 
घु~ अन्‌ औँ नज़ुरहू. इला मुसलिमिन्‌ 
तर्जमा - “ए अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के पेदा 
करने वाले! हर पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, हर चीज़ क्के 
वर्वरदिगार और सालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई 
इबादत के लायक नहीं, मैं तेरी पनाइ लेता हूँ अपने नफ्स की 
बुराई से ओर शैत्तान की बुराई से और उस के (धोखा धही के) 
जाल से (तू मुझे बचा ले) और इस बात से (पनाह लेता हूँ) कि 
दम॒ अपने नफ़्सों पर किसी बुराई को करें या किसी मुसलमान परं 
कोरड आयेप लगायें। ” 
फायदा - नची करीम सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने यह 
दुआ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजि0 को सुबह-शाम पढ़ने के 
लिये बताई है। आम हदीसों में यह' दुआ “व-शिरकिही” (उस के 
जाल से) पर खत्म हो जाती हे, लेकिन तिर्भिज्ञी में बाट का 
जुम्ला “इला मुसूलिमिन्‌” तक भी आया है। 


॥) और चार मर्तबा यह दुआ पढे: 





55.5 
a rr Ly Ee २ a, FN स] र उ अर 
A त कत Lyre ना a} र FE] ह* sl नी 
“७०४७४ ८ 9 gr lcs ९) ५४-84, 
की मरी ही 


pl PR 45 “४ ड़ जाप र LS se >> 
(६६ Gs WS 58, ७२2५ ६५४५ 
Syl 0:६ 
अल्लाहुम्म इन्मी अस्‌-बहुतु उशूहिदु- क वृउशहिदु 
ह-म-ल-त ञरर्‍्‌शि-क व-मलाइ-कं-त-क व~जमो- ॐ 
खलूफि- क बि-अन्न-क अन्‌-तल्लाहु लाइला- ह इल्ला अनत 


I04 


व- अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबूद्‌- क व~-रसूल्‌-क ¬` 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में ने सुबह की, में तुझे गवाह 
बनाता हूँ, और तेरे अर्श के उठाने वालों को और समस्त फरिश्तो 
को, और तेरी तमाम मख्लूक को गवाह बनाता हूँ इस बात फ 
कि तू अल्लाह है, तेरे अलावा कोई इबादत के योग्य नही, और 
इस बात पर कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तेरे बन्छ है 
ओर तेरे (भेजे हुये) रसूल हैं।" 


१2) या चार मर्तबा यह दुआ पढ़े - 


if क दम । 

डी | IESE Fl i As र धर कि [4 {gs FH ed NE द FE 

ho ४०३० 24.७ yf ह [| हि tsa | Gs |[ 

ही क् ज री कमी | 5} अना जी डर का ह 

HIYA BN CEB Es 
हि 


न 


25-23 55. ४64 FYE 

अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-बहतु उशूहिदु-क वेउशहिदु 
ह-म-ल-त अरशि-क व-मलाइ-क-त्त-क व-जमी-स 
खलूकि- क अन्न-क अन्‌-तल्लाहु लाइला-ह इल्ला अन्‌-त 
वहू-द-क ला शरी-क ल-क व-अन्न मु-हम्म “इन 
अब्‌-दु-क व-रसूलु- क 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं ने सुबह की, मैं तुझे ग्रवाह 
बनाता हूँ और तेरे अर्श के उठाने बालों को और ( तमाम ] 
फरिश्तों को और तेरी तमाम मख्लूक को गवाह बनाता हूं इस 
बात पर कि तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा और कोई इबादत के 
लाइक नही, तू (अपनी जात और सिफात में) तन्हा और अकेला 
है, तेरा कोई शरीक नहीं, और इस बात पर कि मुहम्भः 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तेरे बन्दे हैं और तेरे (भेजे हुये) 





I05 
ee i वश 


3) यह दुआ सुबह-शाम पढ़ा करे - 


422 जा] FE ५६ ८ हक 
“22 ००५७॥ ३६८५ EE, fz ४2 
~ oF Le 


5 hf) 4 3 i # ~ \~ 
(3) >} be 32)» NE (22८, ८ 
PSS GES, gs 
eT PPP 
ST ~ YS vs oA shale ५ | 2 72s ~ EE 
न ~ के ed] आ. ॒ 
Pp VESSEL ६२ 22 -5::¢ > „ ए Jf 
> (२A i! a उभ्‌ न 5 
SoU 7 7 


अल्लाइुम्म इन्नी अस्‌-अलु-कल्‌ आफि-य-त फिद्दुन्‌या- 


वल्‌ आसख्ि-रति, अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु- कल्‌ अफ “र 
वल्‌आफि-य-त फी दीनी वदुन्या-य व-अहली वमासी 
अल्लाहुम्मसूतुर औ-रती व- आमिन्‌ रो- अती, अल्लाहम्महफजनी 
मिन्‌ बैनि य-दय्य वमिन्‌ ख़लफी व- अन्‌ यमीनी व- अन्‌ शिमाली 
वमिन्‌ फौकी व- अऊजु बि-अज्‌-मति-क अन्उगता-ल मिन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से दुनिया और आखिरत 
(दोनों) में अम्न और शान्ति का सवाली हुँ, ऐ अल्लाह! मैं लुज 
से क्षमा दान चाहता हूँ, और अपने दीन में और दुनिया में, अपने: 
बाल- बच्चों और माल-दौलत में अम्न और शान्ति चाहता हूँ। ऐ 
अल्लाह! तू मेरे (समस्त) ऐबों को छुपा ले, और मेरे डर-खौफ - 
और कठिनाई को अम्न व शान्ति से बदल दे, ऐ अल्लाह! तू मेरी 
सुरक्षा फरमा, मेरे आगे से और पीछे से भी। और मेरे दायें से भी 
और बायें से भी और मेरे ऊपर से भी, और में तेरी बड़ाई और 
बजुगी की पनाह लेता हूँ इस से कि मैं किसी अचानक की 
हलाकत में डाल दिया जाऊँ नीचे की ओर से।” 


I06 
4) या सुबह-शाम यह दुआ पढ़े - 
2345 ! AIO र P| ‘4 
SOTHO AON SH Ye 5a KUN 


5205 4% "= नि है नी आओ न Fe FF sD ही + FE 
IAS Os ००५०-२४ ५०१०5 gs 


sh 
क 
आ 





ला इला-ह इल्लल्लाहु वहू्‌-दहू ला शरी-क लहू 
मुल्कु व-लहुल्‌ हम्‌दु युहयी वयुमीतु वहु-व हय्युन्‌ ला 
वहु- वञअला कुल्लि शैइन्‌ कदीर+ ks ८ | 
तर्जुमा - "अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लार 
नहीं, वह अकेला हे, उस का कोई साझीदार नहीं, चिन 
मुल्क है और उसी के लिये तमाम तारीफ हें, वही जिलाता हैं, 
वही मारता हे, और वह खुद ऐसा जिन्दा है जिस के लिये मरना 
नहीं है, और वही हर वस्तु पर क़ुदरत रखने वाला है।” (a) 
फायदा - हदीस शरीफ में इस दुआ के पढ़ने का 
सवाब आया है। अगर सुबह को पढ़े तो रात तक he 
सुरक्षित रहता हे, और शाम को पढ़े तो सुबह तक। (८) 
।5) यह दुआ सुबह- शाम 3-3 मर्तबा अवश्य पढ़नी चाहिय 
iat tcAEss ५ 
रज़ीना बिल्लाहि रब्बव्वबिल्‌ इसूलामि दी- नन्‌ वबिमु- हम्मदिने 
सल्लल्लाहु अलेहि व-सल्ल-म नबिय्यन्‌ 
तर्जुमा - “हम ने अल्लाह को अपना रब और इस्लाम को 
अपना दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को अपना 
नबी स्वीकार कर लिया, और हम इस पर राजी हो गये।” 


फायदा - हदीस में आया हे कि जो शख्स सुबह-शाम 


बिक..." TF, 
दोन-तीन मर्तवा यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला पर उस शळ्त 
का हक हैं कि वह उसे कयामत के दिन राजी और खुश कर डे। 
6} या तीन मर्तबा यह दुआ पढ़े - 
(६६ cise RRA 527 ४ er ? (६:४2 FET 
Eigse igang 
रजीतु बिल्लाहि रव्यव्वबिल्‌ इसूलामि दीनव्ब विमु- हम्मदिन्‌ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म नबि्यन्‌ 
- “में ने अल्लाह को रब और इस्लाम को दीन और 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नवी मान लिया आर में 
इस पर राजी हूँ।” 
फायदा - दुआ के मर्तचि के लिहाज से यह दूसरे अल्फाज़ 
अधिक बेहतर हें। 
77) सुबह-शाम यह दुआ भी पडा करे - 





खु च Ss भ RT कह Ts ‘} री क Er FET 
Bs go ७ &/# ५३६४ 


aNd Det Sas 


जॉक आ 


अल्लाहुम्म मा अत्‌-व-हली मिन्ने-मञत्िन्‌ आऔँ 
बि- अ- हदिम्मिन्‌ ख़त्‌कि- क फृमिन्‌-क दह्‌-द-क ला झरी-व् 
ल-क फ-ल-कल्‌ हेम्‌दू व-ल- कश्शुकूरू 

तर्जुमा - “ए अल्लाह! जो भी कोई नेमत मुझे, या तेचे 
किसी भी मरख्लूक को आज सुबह को मिली है वह तन्हा तेरो ही 
तरफ से (दी हुई) है, तू अकेला और तन्हा है, तेय कोई 
साझोदार नही हे, इसलिए तेरी ही (तमामतर) त्छगोफ हे और मेया 
ही शुक्र है।” 





08 आ 


।8)} सुबह-शाम तीन-तीन मर्तबा यह दुआ भाँगे - 


र पूल ह मी 


CARRS NS RSTRNT 

अल्लाहुम्म आफिनी फो ब-दनो अन्लाहुम्म आफिनी फ 
सम्‌ओ अल्लल्लाहुम्म आफिनी फी- ब-सरी ला इला-इ इल्ला 
अन्‌-त 

तर्जूमा - "ऐ अल्लाह! तू मुझे जिस्मानी तन्दरुस्ती और 
सलामती अता फ्रमा, ऐ अल्लाह! तू मेरी सुनने की ताकत भे 
अम्न और सलामती अता फरमा, ऐ अल्लाह! तू मेरे देखने को 
कुवव्त में सलामती अता फरमा, तेरे अलावा कोई दूसरा माबूद 
नहीं। ” 

9) इस के बाद 3-3 मर्तबा यह तअन्चुज़ पढ़े - 


i ण ।६3 RET ed 


TRIE FTES SATA RCSA 
NNN cet 

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि- क मि-नल्‌ कुफरि वल फकरि, 
अल्लाहम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ अजाबिल कबूरि लाइलाहं 
इल्ला अन्‌-त 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ्र और मोहताजी से तेरी 
पनाह लेता हुँ, ऐ अल्लाह! मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह लेता 
हूँ, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं|” 


20) या सुबह-शाम यह दुआ पढ़े - 


09 

सुबूहा- नल्लाहि वबि- हमूदिही, ला कुव्व-त्त इल्ला बिल्लाडि, 
मा शा-अल्लाहु का-न चमा लम्‌ य~शा लम्‌ यकन्‌, आ-लमु 
अन्नल्ला-ह अला कूल्लि शैइन्‌ कदीरुन्‌ व-अन्नल्ला-ह कद्‌ 
अहात निकल शैइन्‌ जिल्‌- सन्‌ 


तर्जुमा - “अल्लाह (हर प्रकार की बुराई से) पाक हे 
और उसी के लिये हम्द व सना है और ताकत और कुच्वत ,भी 
बस उसी की है (इसलिये) जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ और जो 
नहीं चाहा वह नही हुआ, में यकीन रखता हूँ कि बेशक' अल्लाह 
बड़ी कुदरत याला है और बेशक उस का इलम हर चीज प्र 
अहाता किये हुये है।” 


फायदा - हदीस झरीफू में आया है कि जिसने सुबह को 
यह दुआ पढ़ ली, वह दिन भर हर बला -से सुरक्षित रहेगा, और 
जिसने साम को यह दुआ पढ़ ली वह सारी बलाओं से सुरक्षित 
रहेगा। 

27) या सुबह-शाम यह दुआ पढ़ा करे - 

गेल BPS so Cl 

LE As या IE, द, RIS उ जम क हे रा 
APES Days sain 
Ret RISER iv 

अस्‌-बहूना अला फित्‌-रतिल्‌ इसूलामि व- कलि- मतिल 
इर्नासि व- अला दीनि नबिय्यिना मु- हम्मदिन सल्लल्लाहु जलेहि 
वब-सल्ल-म ब-अला मिल्लति अबीना इब्राही-म 
हनी - फम्मुसूलि- मव्दमा का-न मि-नल्‌ मुशूरिकी- न 


तर्जुमा - “हम ने सुबह की इस्लामी फितरत पर, कलि - मए 








TI0 
इख्लास पर और अपने (महबूब) नबी मुहन्भद सल्लल्लाह पे 
व सल्लम के दीन पर और अपने (दादा हजरत) इब्राहीम ( है 
की मिल्लत पर जो एक अल्लाह को मानने वाले और मुसल 
थे और मुर्रिकों में से न थे।” 

22) सुबह के समय यह दुआ भो पढ़नी चाहिये। बह 
हदीसों में सुबह-शाम दोनों समय पढ़ना साबित है। Ce 


Sj क ट] FT TA NOE EE + Reg ET हट 
EYEE EN BASE, - 
IE ~ 
या हय्यु या क्य्यूमु बि-रह्‌- मति- क अस्‌- तगीसु असू 
ली शानी कुल्लहू वला तकिलूनी इला नफ॒सी तर-फ-त नन्‌ 
तर्जुमा - “ऐ (हमेशा- हमेशा) जीवित रहने वाले! ९) 
(ज़मीन और आसमान और तमाम मख्लूक को) कायम रखने 
वाले, तेरी रहमत की दुहाई है, तू मेरे तमाम काम दुरुस्त कर हे?) 
और मुझे एक क्षण भर के लिये भी तू मेरे नफ्स के हवाले न! 
कर। ” स्ट 
= 
फायदा - मुसीबत के समय सिज्दे में पड़ कर यह दुआ } 
पढ़ना बहुत लाभदायक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व: _ 
सल्लम ने बद्र की लड़ाई के मौके पर सज्दे में पड़ कर यही दुआ 
पढ़ी थी, चुनान्चे अल्लाह तआला ने विजय दिलायी। 
23) या सुबह के समय यह दुआ और तअव्वुज़ पढ़े - 
PATI RS 


क 
आ ग 
ह ज मय 
L BIBT भरना कक बह जी 


dbs 522६2 IEE 34255 


श ELE [fg बन 
YG 


आनि हि 


nl 








OOS 
जा oT SRR 
अल्लाहुन्ब अन्‌-त रब्बी, लाइला-ह इल्ला अन्‌- त, 
ख-लक-तनी व-अना अब्दु-क व- अना अला अहूदि-क, 
व-वअूदि- क मस्‌-त- तातु, अबूउ ल-क बिने-मति-क अ-लव्या, 
व॑- अबूउ बि-जमूबी, फगफिर ली फुइन्नहू ला यगफिरूज़्जून-व 
इल्ला अन्‌-त अऊज़ुबि- क मिन्‌ शरि मा स-नअत 


तर्जुमा - “ मेरे मौला! तू ही मेरा पर्वरदिगार है, तेरे 
अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ने मुझे पैदा किया है 
ओर में तेरा बन्दा हूँ और मैं तेरे वादे और पैमान पर जितना समझे 
से बन पड़ा कायम हूँ, और में तेरी जो भी नेमत मुझ पर है उस 
का इकरार करता हूँ और अपने गुनाह को भी स्वीकार करता हैं, 
पस तू मेरे गुनाह बख्या दे इसलिए कि तेरे अलावा और कोई 
गुनाह नहीं बख्श सकता, में अपने तमाम किये हुये कामों की 
बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ!” (तू मुझे बचा ले} 


24) या यह दुआ पढ़े - 

ECGs Eee RAE FE ह 
Vl CNA OE ७५०४०» SONG sls 
aS OIC CIES 


र 
“i 


Sons ७:२४०३५४६४४४५:५ 
अन्लाहुम्म अन्‌-त रब्बी, लाइला-ह इल्ला अन्‌-त, 
ख-लक्‌- तनी, व- अना अबदु-क व-अना अला अहृदि-क 
व-वअदि-क मस्‌- ततातु, अऊजुबि- क मिन्‌ शरि भा स-नअआतु, 
अबूउ बिने-मति-क अ-लय्या व-अबूउ बि-ज॒म्‌बी फस फिरली 
इन्नहू ला यगाफिरुज्जुन्‌-ब इल्ला अनू-त॑ 





72 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ही मेर सब है, तेरे हे 


इबादत के लायक नही, तू ने ही मुझे पैदा किया और 
बन्दा हूँ, में जितना मुझ से हो सका तेरे वादे पर और लू 
कायम हूँ, मैं अपने किये की बुराई से तेरी पनाह माँगता = 
पर जो तेरी नेअमतें हैं उन का में इकरार करता और ष 
गुनाहों को भी स्वीकार करता हूँ, पस तू मुझे बख्श दे ष 


कि बेशक तेरे सिवा और कोई गुनाह नहीं बख्श सकता। 


कर 
25) यह दुआ भी पढ़े - I 





Fos, Hs pie ls कली ऑन A डन SS jes 

SGI esa 
र्ड, ‘bt EF) s+ 3 

asl yA 9 class | 

BEBE As FES FS 


0-८५: sas CSE UR os hi 
Eso EES EMSC Sha}? oh ° 

5555 gaa HL IEA ES EX _ 
sass Cogs So 


C] 


ल 


ws lassi ssl lj 3 rT HERE! £ AE ENT Cf; 
ॐ क्रम / FF) lo) F- i 
UY sl la] SS ENO SS HT (422) | 


च कही ब 
| 


0! 


हक 


A fF 


sg Bo tien ५४४४5 7६५ 


हर |, 


F 


IN ASNN HED HIF NN 


मे अन्‌-त अ-हक्कु मन्‌ जुकि-र, व-अ-हक्कु 
मन उबि-द, व-अन्‌- सक मनिव्तुगि-य, व-अर्‌-अफु मन्‌ 


TS 35 . __ . 
म~लतर्के, वे अज्‌-बडु मन्‌ सुइ-ल, वओ-सअ मन्‌ आता, 
अन्‌-तल मलिकु, ला शरी-क ल-क, वल्‌ फरदु, ला निद 
ल-क, कुल्लु शेइन्‌ हालिकुन्‌ इल्ला वज्‌-ह-क, लन तुता- अ 
डल्ला बिइजनि-क, व-लन तुअसा इल्ला बिइलूमि- क, तुताअु 
क~तशकुरू व तुअसा फ-तगफिरु, अक-रबु शहीदिन्‌ व अदना 
हफीजिन्‌, हुल्‌-त दू-नन्नुफूसि, व-अ-खज़-त बिन्नवासी 
ब-क-तब- तल आसा-र व-न-सख- तल्‌ आजा-ल, अल्कुलूबु | _ 


ल-क मुफजिय्यतुन वर्स्सिरु जिन्‌-द-क अलानि-यतुन्‌,__ 
अल्‌-हलालु मा अहू-लल्‌-त वल्‌-हरामु मा हर्रम्‌-त वहीनु मा! 
शरआअ-तें, वल्‌- अमर मा कजै-त , वेल्‌-गखलूक खलक - क 
वल्‌- अबदु अब्दु-क, व- अन्‌-तल्लाहुरऊ फुर्रहीमु, अस्‌- अलु- क) 
बिनूरि वजूहि- कल्लाजी अश्‌-र-कृत्‌ लहुस्समावातु वल्‌- अरजु,- - 
वबिकुल्लि हक्किन्‌ हु-व ल-क, वबि- हक्किस्साइलीना अलै- क, | 
अन्‌ तुकबि- लनी फी हाजिहिल्‌ ग॒दात, औ फी हाजिहिल्‌ अशिय्यति |.) 
व-अन्‌ तुजी-रनी मि-नन्नारि बिकुद्‌-रति- क + | 
तर्जुमा - “प मेरे मौला! तू ही उन सब से अधिक (यार्ट | 
करने का) हकदार हे जिन की याद की जाती है, और जिन की 
इबादत की गयी उनमें तू ही सब से अधिक (इबादत का) हक्क 
रखता है, और तू ही उन सब में अधिक सहायता करने वाला (है: 
जिन से सहायता मागी जाती हे, और तूही सब मालिकों से) 
अधिक प्यार करने वाला है, और तू ही उन सब में अधिक सखी 
है जिन से प्रश्‍न किया जाता है, और तू ही उन सब से अधिक 
कुशादगी वाला हे जो अता करते हैं, तू ही (सब का) बादशाह 
है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू अकेला और तन्हा हे, तेरे समान 
कोई भी नहीं, तेरी जात के अलावा हर चीज़ मिट जाने वाली हे, 
तेरे आदेश के बिना तेरी आज्ञा नहीं की जा सकती, और इलम के 





4 ee 
RE 7 आज्ञा 
नही की जा सकती, तेरी आज्ञा की 

तेरी अवज्ञा नही की जा सकता, जाती इ ` 
की कद्र करता है और तेरी अवमा की जाती है ते | 


कर देता है, तू सब से अधिक करीब गवाह है, और ङ 
चिक नजदीक Rh है, (सब की) जानें तेरे इस्ियाः ष पे 
हैं और सब की पेशानियाँ तेरे कब्जे में हैं, (सब के) कर्म ( 
लिख दिये हैं और सब की मौत का समय भी तू ने लिख, 
है, (सब के) दिल तेरे सामने खुले हुये हैं ओर (सब) रज क 
पर स्पष्ट हैं, जो तूने हलाल कर दिया वही हलाल है और जो जे 
हराम कर दिया वह ही हराम है, ओर दीन वही है जो 
मुक्रर किया, और हुक्म वही हे जो तू ने जारी किया, मख्लक ) 
सब तेरी ही मख्लूक हें और बन्दे सब तेरे ही बन्दे हैं, तू हीं प्यः न 2 
करने वाला और मेहरबानी करने वाला अल्लाह है, में तेरी त 






उस नूर से, जिस से ज़मीन और आकाश रोशन हैं और हर उत्त | 
हक से जो तेरे लिये हैं, और हर उस हक से, जो सवाल करने 
वालों का तुझ पर है, तुझ से सवाल करता हूँ कि तू इसी -सुकह 
भें या इसी शाम में मुझे माफ फरमा दे और तू अपनी कमम 


== 
| 


कुदरत से मुझे जहन्नम से पनाह देदे।” < 
हुक हिल. 
फायदा - अगर इस दुआ को सुबह पढ़े तो “फ हाजिहिद्त्‌ ¦ 
गदाति” पढ़े और अगर शाम को पढ़े तो “फी हाजिहिल्‌ अशिष्यति- ` 
पढ़े। | 
26) रोज़ाना सुबह-शाम सात मर्तबा यह दुआ पढ़े - 
6452 ह SN, #3 Tse Rat hs र Po 
NERS CESSES ils 
हसूबि- यल्लाहु, लाइला- ह इल्ला हु-व, अलैहि त - वक्कलुतु, 
वहु-व रब्बुल्‌ अरुशिल्‌ अजीमि+ 





HR 5 
तर्जुमा - “अल्लाह भेरे लिये काफी है, उस के सिवा कोई 
के लायक नहीं, उसी पर मैं ने भरोसा किया है, और वह 
बढ़े अर्श का मालिक है।” 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो सुबह - शाम 
7-7 गर्तबा यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला उस को दुनिया 
और आखिरत के तमाम गमों से बचा लेंगे। 





27] रोज़ाना सुबह-शाम कम से क्रम 0-0 मर्ता यह. 
शहादत का कलिमा जरुर पढ़ा करे - 

SRA LEED TRO 

लाइला-ह इल्नन्लाहु, चह-दहू ला शरी-क लहू, लहुलू 
मुल्कु, व-लहुल्‌ हमदु, वहु -व अला कूल्लि शैइन्‌ कदीर+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला 
है उस का कोई शरीक नहीं, उसी का (सारा) मुल्क है और उसी 
के लिये सब तारीफ है, और वही हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला 
हे |” 

फायदा - बाज हदीसों में 00 मर्तबा सुबह को और ।00 
मर्ता शाम को भी पढने का जिक्र आया है अगर अधिक समयं 
खाली न हो तो ]0-॥0 गर्तबा, वर्ना 00 -।00 मर्तवा सुबह-शाम 
जरूर पढ़ा करे, बझ सवाब है। 

28) सुबह-शाम कम से कम ।00 मर्तबा यह तस्चीह 
अबश्य पढ़नी चाहिये - 

Fs 
सुब्हा - नल्लाहिल्‌ अजीमि वबि- हमूदिही 


PR मल क 
तर्जुमा - “पाक हे बजुर्ग 
और उसी के लिये हम्द व सना हैं।” 


फ़ायदा - सहीह बुखारी की हदीस में आया है कि « 
कलिमे हें जो रहमान (यानी अल्लाह) को बहुत पसन्द है लेकिन 
जबान पर बहुत हल्के हैं (आमाल के) तराजू में बहुत कप है 
वह कलिमे यह हैं “सुबहा- नल्लाहि वबि- हमूदिही सुबूहा- हः 
अजीमि” इसलिये सुन्ह- शाम ज़्यादा से ज्यादा सख्या में पट 
चाहिये। क्‍ 


और बड़े मर्तवे वाला.“ बड़े मर्तये वाला 


अल्ला 







sb - re we Az 
2-2 | Ab IEE SS eS al OAS 


29) या 0 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ कर ।00 भर्त | 
“सुब्हा - नल्लाहि ” 700 मर्तबा “अल्‌- हमूदु लिल्लाहि” ॥00 मर्तः) 
लाइला- ह इल्लल्लाहु ” और 00 मर्तबा “अल्लाहु अकवर” रोजाना 


सुबह-शाम पढ़ा करे। - ०) 


7 


कर्ज के अदा होने और 
रन्ज-गृम दूर होने की दुआ 


30) अगर कोई कर्ज या किसी दनियावी रन्ज और परेशानी 
में गिरफ़्तार हो तो सुबह-शाम यह दआ पढा करे - 
YABB sda oe heir (7 
() SST li 2, +| (2७ ESAS Ff \ dp) 
— 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ हम्मि वल्‌ र म 
व- अऊजुबि- क मि- नल्‌ अजूजि वल्‌- कसूलि व- अऊजुबि-व > 
मि- नल्‌ जुबूनि वलबुखलि व- अऊजुबि -क मिन्‌ ग-ल कति 
व- कहरिरिजालि 
=) 
तर्जुमा- “ऐ अल्लाह! मैं तेरी ही पनाह लेता हुँ. हर 
और गाम से, और तेरी ही पनाह लेता हूँ सुस्ती और काहिली रु, 7, 


और तेरी ही पनाह लेता हूँ बुज़दिली और बख़ीली से, और तेरी ही 
पनाह लेता हूँ कर्ज के बोझ और लोगों के जुल्म और ज्यदती से” 


तू मुझे इन सब से बचा ले) rt 


फायदा - यहाँ तक जो दआयें बयान हुई है! यह सुबह - 
शाम दोनों समय पढी जायें, केवल इतना किया जाये कि जिस 


। यह 30 दआयें याद कर लेनी चाहिये और अर्थ समझ लेना 
चाहियें। इन में छोटी -छोटी दुआयें और “तअव्वुज” भी हैं और बड़ी 
से बड़ी भी। जितना समय हाथ आये उतना ही पढ़े। कम से कम एक 
ज़िक्र और तअव्वुज़ तो अवश्य ही पढ़ लेना चाहिये। इसी प्रकार ९० 















Py “oe 


॥8 नयामि 
दुआ में “अस्‌-बहतु” (में ने सुबह की) या “अस्‌- बहना” 
ने सुबह की) आया है, उस में शाम के समय उस की स्थान, 
“अमूसैतु” (में ने शाम की) या “अमूसैना” (हम ने शाम 

पढ़े। और जिस दुआ में “हा- जलयौमि” (इस दिन) आया है | 
में शाम को “हाजिहिल्लै- लति” (इस रात) पढ़े। और जिस he 
में “वइलेहिन्नुशूरु” आया है उस में “वइलेहिल्‌ मसीरु” पढे॥ र 





XX 


| 


|| है \ है 


शा ््ू | । 


९ अपनी जरूरत के अनुसार कम से कम एक दूआ जरुर माँगनी 
चाहिये, ताकि अल्लाह के जिक्र से और दुआ माँगने के सवाब से वन्चित 
न रहे। इसी प्रकार भविष्य में आने वाली दुआओं और ज़िक्रों पर भी 
अमल होना चाहिये (हदीस) 
fe 


~ 


TI9 


= 


केवल शाम को दुआयें 





।) केवल शाम को यह दुआ पढ़ा करे - Cr 

5. ८2390 840 ss ANSEL च 

ड 55235 58५५४ Cr ५७५४ 229४८ 62७! A gr 

अम्‌सैना व- अम्‌-सल्‌ मुल्कु लिल्लाहि वल्‌- हमूदु लिल्लाहिं;/ ) 

अऊजुबिल्लाहिल्लजी युमूसिकुस्समा-अ अन्‌ त-क्‌-अ अ-लल्‌ ¬ 
अऱज़ि इल्ला बिइजतिही मिन्‌ शरि मा ख-ल-क व-ज़-र- 


| ol 





व-ब-र-अज 

तर्जुमा - “हमने और पूरी दुनिया ने अल्लाह (की इबादत}. 
के लिये शाम की है, और तारीफ अल्लाह के लिये है। में हर 
अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो अपनी अनुमति के बिना आकाश - 
को भूमि पर गिरने से रोके हुये है, हर उस चीज की बुराई से 

उस ने पैदा की, फैलाई और उस को जन्म दिया (वही मुझे 


बचायेगा ) 


फायदा - यानी ऊपर की 30 दुआओं में से जो दुआयें 
शाम को पढ़े, उन के साथ इस दुआ का भी इजाफा कर लें। 


XK 


SRN. च 
केवल सुन्ह की दुआये 


]) केवल सुबह को यह दुआ पढ़ा करे - 
ख ५; क Ft | र मी rbd f 22258 lr 42] Fess =, ( 2 _ ली 
कं > i 2 9522 Ng 4) A ls ee] 6; 
4 छा > व DD 3 (2६५ ॥ कुल (22 हि बे । 
FOIE rs i; 
AEE HSB NE - | 
ASN TS 

अस्‌- बहना व-अस्‌-ब-हल्‌ मुलुकु लिल्लाहि वलकिबृरियार J 
वल्‌ अज़-मतु वल्‌-खलूकु वल्‌-अमरु वल्लेलु वन्नहार वमा (qb) 
यज़हा फीहिमा लिल्लाहि वह्‌-दहू +अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ अव्व-ल्ल | 
हा- ज़न्नहा-रि सला-हब्वऔ-स- तहू फुला-हव्वआख़ि-रह्‌ ए 
नजाहन्‌+ अस्‌-अलु-क खै-रदुन्‌- या वल्‌ आखि-रति या ! 
अर्‌-ह-मर्राहिमी-न+ 

तर्जुमा- “हम ने और तमाम दुनिया ने अल्लाह (की इबादत (५) 
और उसी की इताअत) के लिये सुबह की है, और तमाम बड़ाई, - >- 


बुजुर्गी, पैदाइश, अविष्कार और रात और दिन और जो कुछ इन 
दोनों में जाहिर होता है वह सब तन्हा अल्लाह के लिये हैं। ऐ 
अल्लाह! तू आज के दिन के पहले हिस्सा को मेरे लिये बेहतरी 
(का ज़रिआ) और बीच के हिस्सा को कामियाबी का और अन्तिम 
हिस्सा को भलाई (का ज़रिआ) बना दे और ऐ सब से अधिक | 
रहम करने वाले! मैं तुझ से दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई 


Pe] 


| 





RES RT RF ]2] 
का प्रशा करता हूँ (तू मेरे सवाल को पूरा कर दे ) 








फायदा - सुबह-शाम की दआओं के साथ ऊपर की इस 


द्र का सुबह के समय विशेष रूप स॑ इजाफा करे। 
2) या इस दुआ का इज़ाफा करे - 
~ Sli ~~ STE! ~; ~ s FO 5] i 
Sas ASSET, ET | 5] , 
agli CoA] 


Cbs als SABE 25,35 iL 
4 52 PISO SEs $; 02४४ 2 


Sd कट | 


~ 420०० A No br { we ४५०७ १ ४ >> Ro है: 5 4 
GA Ee) हट ls GPS Ci (५४ Se 


EN 


लब्बै- क अल्लाहुम्म लब्बै- क, लब्बै-क सअदै-क वलूखुरु 
फी यदै-क, वमिन्‌-क वइले= क+अल्लाहुम्म भा क़ूलतु मिन) 
कौलिन्‌ औ ह-लफतु मिन्‌ हलूफिन्‌ ओं न-जरतु मिन्‌ नजरिन्‌ 7 
फ- मशिय्यतु- क बइना यद ज़ालि-क कुूल्लिही, मा शे-त का-ने.) 


वमा लम्‌ तशा ला यकूनु, वला हौ-ल वला कुव्व-त इलो 


] 


बि-क, इन्न-क अला कूल्लि शेइन्‌ कदीर+अल्लाहम्म मा सल्लैत्‌- ) 
मिन्‌ सलतिन्‌ फ-अला मन्‌ सल्लै-त, वमा ल- अनृतु मिन्‌ लञूनिन्‌-- 
फ-अला मन्‌ ल-अन्‌-त, अन्‌-त वलिय्यी फिहुनूया वल्‌ 
आखि-रति, त- वफ्फनी मुसूलि-मब्व- अलूहिकनी बिस्सालिही-न+ 


तर्जुमा - “हाजिर हूँ में ऐ अल्लाह! (तेरे सामने) हाजिर हूँ 


हाजिर हँ और तेरी आज्ञापालन के लिये तय्यार हूँ। और भलाई 
(तमाम की तमाम) तेरे ही हाथ में है और तेरी ही ओर से और 


I22 





आमाका 
तेरी तरफ (उस की निस्बत) है। ऐ अल्लाह! जो भी बात मैं थे 
कही, जो भी कसम मैं ने खाई, या जो भी नज (मन्नत ) मैं ३ 
मानी, तेरी चाहत और मर्जी उस सब से पहले है। जो तू ने चाहो 


बही हुआ और जो तू न चाहेगा वह न होगा। और न 
कुव्चत है न कोई ताकत सिवाए तेरे ( सहारे के) बेशक तू ही हर 
वस्तु पर कुदरत रखने वाला है! ऐ अल्लाह! जो भी मैंने (किसी 
के लिये) रहमत की दुआ माँगी वह उस पर हो जिस पर तजे 
रहमत फुरमायी है, और जो भी में ने (किसी पर) लानत भेजी है 
वह उस पर हो जिस पर तू ने लानत फरमायी है। तू ही दुनिया 
और आखिरत में मेरी बिगड़ी बनाने वाला है। तू मुझे (दुनियां से) 
मुसलमान उठाइयो और नेक लोगों में मुझे शामिल कीजियो।” 


3) या इस दुआ का इजाफा करें - 
oo Fs Tse ३४ 
SEE GOs Bs Ei 
RIG BST (रद 
PRB DBE SSIES 3 


बू pu A + Ss छः त्ब च RR कि है! ४५ किन G5 ड 
NS UP IBY CUT 52४5. 29 
Fa ज र ps 


FT “ट ज. CRE 5] हन pe 
| FEIT 300 ५४9 "$ ५.३६ is (5) i a) 
ass FSS Pst Te EEE! ख Sa PE ठ 
ENS Oe LOYAL 20 827 5४2८2: ८25 | 


कै 
Ares ofS eZ 3 5-4 


nt “pet Ce ॐ] र F मम दी 
जज 9 जा ;०८उ 265८5 :्ट lA! sys 


म की 


~ 


Fd 
a) 


Ce Fale [3 . [~ 2 डी ब नल ८ 

~ eS ह 3८. EPIL FADE ~ ES iD 
cas sss Bs 
बा, बी कर मा ई । UE Ci FR ४ i ज क . 
अर dt iT WIS SEVEN 
gle Fe के _ है CITE न | rrr f < f 
"७४३५० ००४७ ASPs ag is 

न 


ज म्ल आ 


[ 
प 


ES ene 
NONE BEI (८० 2४:४6 255 aS J 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-करिजा बा- दल्‌ कजाइ, व- बर 
दल्‌ ऐशि बा-दल्‌ मीति, व-लज़ज-तन्न- जरि इला वजहि-क 
व॒शौ- कन्‌ इला लिकाइ-क फी गैरि जर्रा-अ मुजिर॑ति्वला 
कित्‌-नतिम मुजिल्लतिन्‌, व-अऊजुबि-क अन्‌ अज॒लि-म औँ 
उज-ल-म, औ आ-तदि-य औ यू-तदा अ-लय्य, औ अकसि-ब 
खती-अ-तन्‌ औ जम्‌-बन्‌ ला तगफिरुहू+अल्लहुम्म फाति- 
रस्समावाति वल्‌- अर्‌जि, आलि-मल्‌ गैबि वश्शहा- दति 
जल्‌- जलालि वल्‌ इकरामि, फइन्नी आहदु इले- क फी हाजिहिल्‌ - 
हयातिहुनया वउशृहिदु-क, व-कफा बि-क शही-दन्‌ अन्नी_ 
अश्‌-हदु अल्लाइला-ह इल्ला अन्‌-त, वह-द-क, ला शरी-क 
ल-क, ल-कल्‌ मुलकु, व-ल-क-ल्‌ हमूदु, व-अन्‌-त अला 
कल्लि शैइन्‌ कदीर+ व-अश्‌-हदु अन्न मु-हम्म-दन्‌ अब्दु- क | 
व-रसूलु-क, व-अश्‌-हदु अन्न वअ्‌-द-क हककुन्‌;|.` 
वलिकाअ-क हक्कुन्‌, वस्सा-अ-त आति-यतुल्लारे-ब फीहा, 
व-अन्न-क तब्‌- असु मन्‌ फिल्‌ क्ुबूरि+व- अन्न-क इन्‌ तकिलूनीः 
इला नफसी ताकिलूनी इला जोफिन्‌ वऔ-रतिन्‌ व- जमूबिन्‌ 
व-खती- अतिन्‌ व-अन्नी ला असिक इल्ला बि-रह्‌-मति-क 
फगफिरिली जुनूबी कुल्लहा इन्नहू ला यगफिरुज्जुन्‌-ब इल्ला अन्‌- त॑ 
वतुब्‌ अ-लय्य इन्न-क अन्‌-तत्तव्वारबुरहीमु + कुला 
तर्जुमा- “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से (तकदीर के) फैसला -के- 
बाद इस पर राजी होने का, और मरने के बाद की जिन्दगी के 
आराम से गुजरने का, और तुझे देखने की लज्जत का, और बिना 
किसी बदहाली और गुमराह करने वाले फितने में गिरफ्तार हुये तेरी 
मुलाकात के शोक का प्रश्न करता हूँ (तू इस सवाल को पूरा कर 
दे) और मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस से कि मैं (किसी पर) 
अत्याचार करूँ या मुझ पर अत्याचार किया जाये। और इस से कि 








24 -----+--.__ 
मैं (किसी पर) ज़्यादती करू या मुझ पर ज़्यादत्ती की जाये और 
में किसी ऐसी गलती या पाप को कर बैळूँ जिसे तू माफ 
क्स अल्लाह! आसमानों और जमीनों के पेदा करने वान्ने। 
हाजिर और गायब का इल्म रखने वाले! बडाई और जलात के 
मालिक! मैं इस दुनिया की जिन्दगी में तुझ से वादा करता हूँ और 
तुझ को गवाह बनाता हं- और तेरो गवाही बहन काफी है 
कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लाइक 
नही, तू अकेला {माबूद) हे, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा ही स्स 
मुल्क है और तेरे ही लिये सब तारीफ हे और तू ही हर वस्तु घेः 
कुदरत रखने वाला है। और इस बात की भो गवाही देता हूँ कि 
बेशक (दोनों जहान के सरदार) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम तेरे बन्दे और तेरे रसूल हैं, और इस बात की भो गवाही 
देता हूँ कि तेरा वादा सच्चा है, लुझ से मिलना (कयामत के दिन) 
सच है, और कयामत जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक और 
शुब्हा नहीं। और यह कि तू कब्र वालों को जरूर (बढ्रों सै] 
उठाएगा (और पुनः जीवित करेगा) और यह कि तू अगर -मंन्न 
को मेरे नफ्स के हवाले कर देगा तो बिला शुन्हा कमजोरी 
(शर्मनाक ऐब, गुनाह और स्वताकारी के सपुर्द करेगा, और इस 
पर कि बेशक तेरी रहमत घ्हे सिवा किसी चीज़ पर भरोसा नहीं 
करता, पस तू मेरे समस्त पापों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा 
और कोई गुनाहों को माफ करने वाला नही हें। और मेरी लबा 
को कबूल कर ले, बेशक तू तो बड़ा तोबा कबूल करने और बहुत 
रहम करने वाला है। 


अ उ 


I25 





re | 


सूरज निकलने के समय की 
दुआ और इश्राक्‌ (चाश्त) 
की नमाज का बयान ` 


L 
(/_7] 


~ 
ठ (८५) 
।) जब सूरज निकल आये तो यह दुआ पढ़े - De 





> ECs EHC Bd | 
अल्‌-हमूद्‌ लिल्लाहिल्लजी अका-लना यो-मना हाजा व- लब 
युहलिकना बिजुनूबिना दे 
तर्जुमा- “उस अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है जिस नेर 
हमें आज का दिन दिखाया और हमारे (कल के) गुनाहों के सबब.) 
हमें हलाक न कर डाला।” प 


2) या यह दुआ पढ़े और इस के बाद दो रकअतें (चाइ: 
की नमाज़) पढ़े- (च 


MUSES ABIES ss 33h 40 25० 
अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी व-ह-बना हा-जल्‌ यो-म 
व-अका-लना फीहि अ-स-रातिना व-लम्‌ यु- अज़्जिबूना बिन्नार 


तर्जुमा- “सब तारीफ है उस अल्लाह की जिस ने हमें यह 


I26 
(आज का) दिन नसीब फरमाया और हमारी भूल-चूक को 

हमे अजाब से बचाया 70 गए 
फरमाया और हमें जहन्नम के अज बचाया। 


3} जब दिन अच्छी तरह चढ़ जाये तो (यानी 30 -]| 
के दर्मियान) चार रवअ चाश्त की नमाज पढ़े। अल्लाह तआला 
ने फरमाया है! । 


“ऐ आदम की औलाद! तू दिन के अव्वल हिस्सा में (मेरे 
लिये) चार रक्‍्ञते पढ़ ले? में दिन के आखिर न १ तक हरे 
लिये किफायत करूँगा (यानी तेरी सारी कठिनाइयाँ दूर कर दूँगा ! 


KK है 


= HE = ~ I I I A I I a डा 


।. यह हदीस क़ुदसी है। इस में अल्लाह पाक मे कितने प्यारे अन्दाज (से 
बन्दे को खित्ताब किया है, इसलिये बन्दे को चाहिये कि शुक्र के तौर पर 
चाइल की चार रवअतें जरूर पढे। 


2. पहली दो रषअतें इझराक की नमाज़ कहलाती हैं, सूरज के अच्छी 
तरह निकल आने के बाद पढी जाती हैं। अफज़ल यह है कि फज की 
नमाज जमाअत से पढ़ कर वहीं मस्जिद में चेठा हुआ जिक्र और कुरआन 
की तिलावत करता रहे और इशतसक की नमाज़ पढ़ कर उठे। इस 
दर्मियान में किसी से बात-चीत्त या कोई काम- धन्धा न करे। महिलायें 
घरें के अन्दर नमाज़ पढ़ने के स्यान पर ही बैठी जिक्र या तिलावत्त 
करती रहें और इराक्‌ की नमाज़ पढ़ कर उठें। और यहीं चार रकअतें 
दिन चढ़े सूरज ढलने से पहले लगभग )0 और ] बजे के दर्मियान पढ़ी 
जाती हैं, इन को “चाइत की नमाज़" कहते हैं, इन का भी बहुत बड़ा 
सचाब है। (हदीस) 


| 


I27 


[749 थक | 





दिन को दुआाएं 


(दिन में जब भी मोका हो या 
समय मिले, यह दुआएं पढ़े) 


) 00 मर्तबा यह दुआ पढ़े- | 


BPS ET NOSE AN >) 
लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌-दहू ला शरी-क लहू, हुल ड 
मुलूकु व-लहुल्‌ हम्‌दु वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कृदीर _ 


तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, 
वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं हे, उस का मुल्क हे) 
और उसी के लिये प्रशंसा है और वही हर वस्तु पर क्कुदरत रखने 


वाला है।” > > 


फायदा - एक रिवायत में 200 मर्तबा पढ्ने का जिक्र है। 
मतलब यह है कि जितना समय और मौका मिले उतना ही पढ़े। 
अफजल यह हे कि शुरू और आखिर में ॥-॥ मर्तबा दरूद शरीफ 
भी पढे। 


2) या 00 मर्तबा यह तस्वीह पढ़े- 


I28 
MEE SD iS ee 
सुब्‌हा - नल्लाहि वबि- हमूदिही 
तर्जुमा- “पाक है अल्लाह, और प्रशंसा है उसकी” 
3) दिन में कम से कम दस मर्तबा यह तअब्वुज़ पढ़े.. 
Pe Ep ist 
अऊज़ु बिल्लाहि मि- नश्शैतानिरजीमि 
तर्जुमा- “मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मईूद सेः 


फायदा -हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अल्लाह 
तआला से दिन में 00 मर्तबा शैतान से पनाह मॉँगेगा अल्लाह 
तंआला उस को शैतान से बचाने के लिए एक फरिश्ता मुर्करर कर 
देगे। 
4) और दिन में 25 या 27 मर्तबा यह इस्तिगफार पढ़े- 
5220-27 DEAS Ga BSS ९ 
अल्लाइुम्मग्रफिरली वलिल मोमिनी-न वलमोमिनाति चल्न 
मृसूलिमी-न वल्‌ मुसूलिमाति 
तर्जुमा - “मेरे मोला! तू मेरे और तमाम मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों के और समस्त मुसलमान मर्दों और मुसलमान 
औरतों के गुनाह बख्श दे।” 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स दिन में 
25 या 27 भर्तबा तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिये 
माफी की दुआ माँगेगा वह अल्लाह तआला के नजदीक जिन की 


विन ओ्मपका सका Oe 
आयें कबूल होती हें उन में शामिल हो जायेगा ओर जिन की 
अ से जमीन वालों को रोजी दी जाती है। 
5) दिन में जब भी समय मिले 700 मर्तवा पढ़े - 


सुबूहा - नल्लाहि 

“अल्लाह की जात पाक हे” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम, 
नल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया - रे (2 

“क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ "जार नेकियाँ नहीं. ‹- 
कमा सकता? जो शख्स दिन में 00 मर्तबा “सुब्हानल्लाह” पड ८, ) 
लेता है उस के लिये हजार नेकियाँ लिख दी जाती हें और ।000- < 
[ बुराइयाँ मिटा जाती हें। 


मग्रिब की अजान के समय की दुआ ti 
॥) मग्रिब की अजान के समय यह दुआ पढ़े - Lo} >> 


iB EEES ES DES UGE gi a 
अल्लाहुम्म हाजा इकबालु लेलि-क वइद्बारु नहारि-क 
व- असूवातु दुआइ- क फगफिरूली (०) 


तर्जुमा- “ऐ अल्लाह! यह तेरी रात के आने और दिन क 
जाने ओर तेरे अजान देने वालों की आवाजों (यानी अजानों) का 
समय हे, पस तू मुझे बख्श दे।” 


KKK 


मकर 


रात के समय जिक्र की 
दुआए 


!) सूरः ब-क-रः की अन्तिम 
समय भी हो पटा करे- 


Tg - PE, i $ 


न्तिम दो आयते रात मे त 


आ 


| कर F ह न 
NTR ह 4८002 ह PP RT 
“जी नी AAs] Ga Yai “ier tit 
“ ( ज 
LSA SET og, ५2 ~ RIA] (८ तड? tr हे 


मा 


०) Es SESE i; 
Meta i eistiiore ६ 
As ge OEE ECs: (7०2 

i EES LE 7 


।- आ-म-नरंसूलू बिमा उनूजि-ल इलंहि मिर्रज्की 
वलूमोमिनू-न कुल्लुन्‌ आ-म-न बिल्लाहि व-म-लाइ-घगीही । 
वकूतुबिही वरुसुलिही ला नु-फुर्दिकु बे-न अ-हाद।न्मक्तुलिडी 
वकालू समेअूना व-अतञूना गुफय-न-क र्व्यना ५ईले- फल्‌ 
भसीर । | 


2- ला यु- कल्िफुल्लाह नफ -सन्‌ इल्ला वृद्ध अहा लगी 


OO र 

मां कसी बते वअलैहा मक्‌-त-स-बत्‌ रब्बना ला तुआखिजना 
औ अखताना रब्बना वला तहुमिल्‌ अलैना इस्‌-रन्‌ कमा 

ह-मलूतहू सा लल्लजी-न मिन्‌ कबूलिना रब्बना वला तु- हम्मिलूना 

मा ला ता-क-त लना बिही वाअफु अन्ना, वगफिर लना, 

वर्‌- हसूना, अन्‌- त मौलाना फनुसुरना अ- लल्‌ कौमिल्‌ काफ्रि-न+ 


तर्जुमा - “रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) भी 
उस किताब पर ईमान लाये जो उन के रब की ओर से उन पर --- 
उतारी गयी है और (तमाम) मोमिन लोग भी (उस पर ईमान = - 
लाये) सब के सब अल्लाह पर, उस के फरिश्तों पर, उस की - 
(तमाम) किताबों पर, और सब सन्देष्टाओं पर ईमान लाये हैं 7 
और कहते हें- हम अल्लाह के सदेष्टाओं के दर्मियान किसी 
प्रकार का फर्क नही करते, और उन का कहना है कि (ऐ हमारे 
रब!) हम ने (तेरा आदेश) सुन लिया और मान लिया (अब). 
हमारे रब! हम तेरी माफी के चाहने वाले हैं और (हमें) तेरी ही | 
तरफ लौटना है। “न 





2- अल्लाह किसी पर बोझ नहीं डालता मगर उतना ही 0: 
जितनी उस की ताकत है, जिसने जो ( अच्छे) काम किये उन्‌. 
को नफा भी उसी के लिये है, और जिसने जो बुरे कार्य दिये उन_ ~ 
का वबाल भी उसी पर है। ऐ हमारे पवरदिगार' अगर हम भूल ` 
जायें, या चूक जायें तो तू (उस भूल- चूक में) हमें न पकड़यों। _ 
और ऐ हमारे रब! तू ने हम से पहले लोगों पर जैसा सख्त बोझ 
डाला था वैसा बोझ हम पर न डालियो : और ऐ हमारे रब! तू हम 
पर वह बोझ न डाल जिन की हम में ताकत नहीं है। और तू हमें 
माफ कर दे और (हमरे गुनाह) बख्श दे, और हम पर रहम 
फुरमा, तू ही हमारा मोला है, पस तू काफिरों के मुकाबले पर 


oF SR Wl SOP SN PONE: 


हमारी सहायता फरमा।” | 8. ० फररलसाडओ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिसने 
सूरः ब-क-र: की यह अन्तिम दो आयतें पढ़ ली , भै 
तआला उस को हर बुराई से सुरक्षित रखेगा। तह 


2) सूर: इख्लास पढ़ा करे - 
ali $ = हू : af ड FR el 
SE Sols ool Gia दृह ce pe 2: 
कुल्‌ हु- वललाहु अ-हदुन्‌, अल्लाहुस्स-मदु, लम्‌ 
व-लम्‌ यू-लद्‌, व-लम्‌ यकुल्लहू कुफु- वन्‌ अ- हुम) 


तर्जुमा- “(ऐ नवी!) तू कह दे! वह अल्लाह एक ई") 
(वह) अल्लाह बेनियाज़ हे, न वह किसी का बाप है नः वह 
किसी का बेटा है, और न ही कोई उस के जोड़ का है”) 


फायदा - सहीह बुखारी शरीफ में रिवायत हे कि 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया : “क्या तुम 
कोई रात में एक तिहाई कुरआन नहीं पढ़ कसता? सहाबा ने 
कहा - ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व न ! 
तो बहत अधिक कठिन है। आप ने फरमाया : कुल्‌ ह- वल्लला 
अ-हद्‌ एक तिहाई कुरआन हे (क्या तुम क़ुल हु- वल्लाह 
पढ़ सकते? ) 

3) कुरआन करीम की कोई सी ।00 आयें रात में किसी | 
समय पढ़ लिया करे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है - जिस ने तात में 
00 आयतें पढ़ लीं वह अल्लाह के यहां (ख़दा की याद से) 
गाफिल बन्दों में नहीं लिखा जायेगा। 











33. _______ 

4) नीचे दी हुई दस आयते रात में किसी भी समय पढ़ 
तेनी चाहिये 

फायदा - सूरः ब-क्‌-र: की पहली चार आयतें, आयतुल 
कासी, आयतुल कुर्सी के बाद की 2 आयते, सूर: ब-क-र: की 
अन्तिम चीन आयतें (कुल 0 आयते हुयीं) | 


सूरः ब-कु-र: की पहली चार आयतें यह हैं - 





RATERS GNIS CSE in 
OPO E25 Bsa, 
HINES DCs a NE ८:५४ 
SAKES Ansys 
]- अलिफ लाम मीम, जालि-कल्‌ किताबृ लारै-ब फीहि' 
हु-दल्लिल्‌ मुक्तकीन्‌ 2- अल्लजी-न यूमिनू- न , बिलूगैँवि 
वयुकीमू - नस्सला-त वभिम्भा र~जुक्नाहुम्‌ युनूफिकू-स 
३-वल्लजी- न यूमिनू-न बिमा उनूजि-ल इले-क वमा उन्‌ुजि-ल 
मिन्‌ कबूलि-क वबिल्‌ आखि-रति हुम्‌ यूकिनू- न 4-उलाइ-क 
अला हु-दम्मिरब्मिहिम्‌ ढउलाइ- क हुमुल्‌ मृफलिहू- न 
तर्जुमा - “ ?. अलिफ लाम भीम, यह चह पुस्तक है जिस 
(के अल्लाह का कलाम होने) में कोई शक-इुब्हा नही, राह 
दिखाने वाली है (अल्लाह से) डरने वालों के लिये 2. जो गैब पर 
ईमान लाये हैं और नमाज को कायम करते हैं, और इम ने जो 
उन को दिया है उस में से (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं 
3. और जो उस पुस्तक पर भी ईमान लाते हैं जो तुम पर उतारी 
गयी, और उस पर भी जो तुम से पहले उत्तरी गयी और आखिरत 


3्थ॑ 
____ _ __ऊअआअ्ेक--- 
वा भीं यकीन रखते हैं 4. यही लोग अपने ख की ह 


राह) पर हैं. और यही लोग (दुनिया और आखिरत ने 
| 


नजात पाने बाले हैं।” 


“आयतुल्‌ कुर्यी” यह है - 

४ (४६ f, Fs i श £ ८४ _% 4 lr 
A SE Fa Sa 
HERES PGs sage 

RRTRIRIR DOAN 2:22 A 
BIGFOOT 3 
(६७ Er ४7५ कम ५ if ४2 Fe न्द्र 
ges olga AE | 


a 


Bir BAAS 


अल्लाहु लाइला- ह इल्ला हु- वल्‌ हय्युल्‌ कय्यूम ला 


ति-न तुच्चला नौमुन्‌, लहू माफिस्समावाति वमा फिल्‌ अतूजि, ऋ | 
ज़ल्लज़ी यशू- फउ सिन्‌-दहू इल्ला बिइज़निही, यज्ञ लमृ मा बै-न 
ऐदीहिम्‌ वमा खल- फहुम्‌ वला यृहीतू-न बिशैइम्‌ मिन्‌ . सिलमिही - 
इल्ला बिमा शा-अ बसि-अ कुर्‌तिय्यूहुस्समावाति वल्‌- अर्‌- ज़, 


वला यऊदुहू हिफजुहुमा वहु-वल्‌ अलिय्युल्‌ अज़ीमु+ 


तर्जुमा - “अल्लाह वह (पाक जात) है जिस के अआताव 


कोई भी पूजे जाने के लाइक नही, वह (हमेशा) जिन्दा रहने. - 


(और जिन्दगी देने] वाला है (जमीन और आकाश और समम्त । 
ससार को) कायम रखने (और उन का संचालन करने) वाला है, - 
न उस को ऊघ आ सकती है न नींद, उसी का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कौन है जो उस के । 
दरबार में उस की अनुमति के बिना (किसी की) सिफारिश का 


बी 


| 


तके? वह तो जो कुछ लोगों के सामने (हो रहा) है और जो 


reais I35 
क्छ उन के पीछे (मरने के बाद] होने वाला है, सब जानता है 
और लोग उस के जान (और मालूमात) में से किसी चीज़ पर भी 
पहुँच नहीं रस्ते मगर जितना वह खुद चाहे (उससे उस को 
आगाह कर दे) उस की (बादशाहत की) कुसी आसमान और 
ज़मीन संब पर फैली हुयी है, और आसमान और जमीन की सुरथा 
उस पर तनिक भर भी कठिन नहीं है और वह (सब से) ऊँचा 


El 


(यानी बुलन्द और ) बड़ाई चाला है।” 
आयतुल्‌ कुसी के बाद की दो आयतें यह हैं - 





Buds ABN AES Boe ABE SMS 
hs ०५८४ ost UPS BR 
PSS CENA SCAG Nfs CES ory 
cere a BNET TE 

॥- ला इक्रा-ह फिद्दीनि कत्त-बव्य- नर्रुशदू मि- नल्‌ गम्वि 
कु-मम्यकूफुर्‌ बित्तणूति वयूमिम्‌ बिल्लाहि फ- कदिस्‌ -तम्‌-स- क 
बिल्‌ उर~चतिल्‌ उसका लन्‌ फिसा-म लहा, वल्लाई सभीउन्‌ 
अलीमु-न्‌ 

2- अल्लाह वलिय्युल्लजी-न आ-गनू युखरिज्ुहम्‌ मि 
नज्जुलुमाति इ-लन्नूरि,वल्लजी- न क- फरु औलियाउहु- मुत्ताशूतु 
युरवरिजू- नहुम्‌ मि- नन्नूरि इ~ लज्जुलुभाति, उलाइ- क असूहानुन्नारि 
हुमू फोहा खालिदू-न+ 

तर्जुमा - . “दीन में कोई जोर जबर्दस्ती नहीं है, बेशक 
हिदायत गुमराही से पूरे तौर पर (अलग और) ज़ाहिर हो चुकी है, 
गे जिस शरूस ने गुमराह करने वाले शेतानों की बात न भानी आर 


।3७ ज 


अल्लाह पर ईमान ले आया तो बेशक उस ने ऐसा मज़बूत 


पकड़ लिया जो कभी टूटने वाला नहीं और अल्लाह (सब ` 


सुनता और जानता हे 


2- अल्लाह उन लोगों का साथी (और सहयोगी) है र 
ईमान ले आये, उन को (कूफ़ और गुमराही की) तारीकी (अघि 
यारी) से निकाल कर (ईमान की) रोशनी में लाता है, और जिन 
लोगों ने (हक से) इन्कार किया उन की सहायता गुमराह करने 
वाले शैतान हैं, जो उन को (ईमान की) रोशनी से निकाल कर 
(कुफ्र के) अंधेरों में ढकलते हैं, यही लोग जहन्नमी हैं, यड ज्ञ 
जहन्नम में हमेशा- हमेशा रहेंगे।” 


सूरः बकर: की अन्तिम तीन आयतें यह हैं - 
MBSA Gs rsd Bras 
FLT SPAN 
SRSA Piss 
2225 svn ess 
LCG FCSN NEE 
६: LE Bolts tire els 
So AFC 
ko syed ed isU SEES 


री a Fg Hr Cn 
{Aur cir Bgl ७(....2४७७० 


37 

]-लिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल्‌ अजि वइन्‌ तुबद 
मा फी अनूफुतिकुम्‌ औ तुत्वफूहु युहासिवृकुम्‌ बिहिल्लाह, फ़- यग॒फिल 
लि- मय्यशाउ वयु- अज्जिबृ मब्यशाउ वल्लाइ अला कस्ति जैइन्‌ 
कदीस्न्‌, 

2- आ-म-नर्रसूलु विमा उनूजि-ल इलैहि मिर्दन्विही 
वल्मोमिनू- न कुल्लुन्‌ आ-म-न विल्लाहि व-मलाइ- कतिही _ 
वकुतुबिही वस्सुलिही ला नु-फरिकु वै-न अ-ह- दिम्मिर्स- सुलिहीं, ! 
वकालू समेअना व- अताअना गुफ्‌-रा-न-क रब्वना वइलै-कलें , 
मसीढ। ¬ 

3- ला यु- कल्लिफुल्लाह नफ - नु) 

हु नफ्‌-सन्‌ इल्ला वुस्‌- अहा : 
मा-क-स-बत्‌ व-अलेहा मक्‌-त-स-बत्‌ रब्बना ला तुआसिजन् न 
इन्नसी-ना ओ अख़-तअूना, रब्वना वला तहूमिल्‌ अलैना इस्‌- 
कमा ह-मल्‌-तहू अ-लल्लजी-न मिन्‌ कबूलिना रब्बना वला 
तु-हम्मिलूना मा ला ता-क्‌-त लना बिही वाअूफु अन्ना वगफिर्‌ | 
लना वर्‌-हम्‌ना अन्‌-त मौलाना फनूसुरना अ-लल्‌ कौमिल्‌ ` 
काफिरी-न 5 


तर्जुमा -।- “अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है_ 
और जमीन में हे, जो तुम्हारे दिलों में है जाहे तुम उस को प्रकट 
करो चाहे छुपाओ अल्लाह तुम सब से उस का हिसाब लेगा और >- 
फिर जिस को चाहेगा बख्श देगा और जिस को चाहेगा दन्ड देगा, | 


और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। 


2- रसूल (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) भी उस किताब 
पर ईमान लाये जो उस के रब की ओर से उन पर उतारी गयी 
है और (सब) ईमान लाने वाले भी (उस पर ईमान ले आये) सब 
के सब अल्लाह पर, उस के फ्रिश्तों पर, उस की (तमाम) 








||| 












_ 9 [38 
किताबों पर, और सब रसूलों पर ईमान लाये हैं और कहते है 
अल्लाह के रसूलो के दर्मियान किसी प्रकार का भेद भाव द नहीं 
करते, और उन का कहना है कि (ऐ हमारे रब!) हम ने (नेत 
आदेश) सुन लिया और मान लिया (अब) ऐ हमारे रब! हम तेरी 
माफी के चाहने वाले हैं और (हमें) तेरी हो ओर लोटना है। 


3- अल्लाह किसी पर बोझ नही डालता मगर उसी कदर 
जितनी उस्र की ताकत हे, जिसने जो (अच्छे) कार्य किये उन 
का लाभ भी उसी के लिये हे और जिसने जो (बुरे) काम किये 
उनका वबाल भी उसी पर है। ऐ हमारे पर्दरादिगार! अगर हम भूल 
या चूक जायें तो तू (उस भूल-चूक पर) हमें न पकड़यो। और 
ऐ' हमारे रब! तू ने हम से पहले लोगों एर जैसा सख्त बोझ डाला 
था वैसा हम पर न डाल, और ऐ मेरे रब्‌ तू हम पर वह बोझ 'भी 
न डाल जिन की हम में ताकत नहीं है, और तू हमें माफ कर दे 
और (हमारे गुनाह) बख्श दे, और हम पर रहम फरमा, हू हमारा 
मौला है, पस तू काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ' 


5} सूरः यासीन रोजाना रात में पढ़ा करे। 


NNN 


दिन ओर रात दोनों की 
दुआए 








सय्यिदुल्‌ इसूतिगफ़ार _- 
(सब से बडे इस्तिगफार) द 


ESIC; BE, br (cb 
Rg DSHS CD CESSES (ob) 
न्मौ AEA ~ हः 


sd ES FMB 
FRY SEs 52% ‘CC 
ead a बट | 
SSN ८ 
अल्लाहुम्म अन्‌-त रब्बी, लाइला-ह इल्ला अन्‌- तट 
ख-लकू-तनी व-अना अब्‌-दु-क, व-अना अला अहदि- 
ववअूटि- क मस्‌- त- ताअतु, अऊजुबि- क मिन्‌ शर्रि भा स-नअतु 
अबूउ ल-क बिनेअ्‌-मति-क अ-लय्य, व-अबूउ बि- जमूबी, 
फगफिरली, फइन्नहू ला यगफिरुज्जुनू -ब इल्ला अन्‌-त 
तर्जुमा - “मेरे मौला! तू मेरा रब है, तेरे अलावा कोई 


इबादत के लायक नहीं, तू ने ही मुझे पैदा किया हे और मैं तेरा 
ही बन्दा हूँ और मैं तेरे पेमान और तेरे वादे पर अपनी ताकत भेर 


I40 

कायम हूँ, मैं तुझ से अपने किये ( कामों) की बुरह हे 
माँगता हूँ, तेरी जो नेमतें मुझ पर हैं उन को में तेरे सामने ३+. 
करता हूँ, और अपने पापों को भी स्वीकार करता हूँ, पस नू 
गुनाह बख्श दे इसलिये कि तेरे अलावा कोई गुनाह नहीं च 
सकता। ” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो ऽल्जा 
इस्तिगफार को एक मर्तबा दिन में या रात में पूरे यकीन के साथ 
पढ़ लेगा, अगर वह उस दिन या रात में देहान्त कर जायेगा र्ते 
वह जरूर जन्नती होगा। 

इसलिये हदीस शरीफ में इस इस्तिगफार को “सथ्धिदुल 
इस्‌तिगाफार” (सब से बड़े इस्तिगफार) के नाम से जिक्र फरमाया 
है। 

2) जो शख्स दिन में या रात गें या (सप्ताह या) महीने में 
एक मर्तबा यह दुआ पढ़ लेगा अगर वह उस दिन या रात या 
(सप्ताह या) महीने में देहान्त कर गया तो उस के गुनाह जरूर 


बर्यशें जाएंगे : 
TIN ss NN SOT ais रू 
5 


TCU] ais, 
40 ५४ ६४४ 7:४5 


ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाइु अक्‌-बर्‌, लाइला-हं 
इल्लल्लाहु वहू-दहू, लाइला-ह इल्लल्लाहु ला शरी-क लहू, 
लाइला-ह इल्लल्लाहु लहुलू मुल्क व-लहुल्‌ हमूदू, लाइला-ह 
इल्लल्लाहु वला हौ-ल चला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 





47 
र ` 
तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई मावूद नहीं, और 


अल्लाह ही सब से बड़ा हे, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत 
के लायक नहीं, वह (अपनी जात और सिफात में) अकेला है 
अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं, उस का (सारा) गुल्क 
है और उसी की (सब) हम्द व सना है, अल्लाह के अलावा और 
कोई इबादत के लाइक नहीं, और कोई भी ताकत और क़व्वत 
अल्लाह (की मदद) के बगैर (हासिल) नहीं।” न 


) द्विन या रात में जब भी समय मिले यह कलिमे ज़रूर 

पढ़े और अल्लाह से (अपनी जरूरत की) दुआ माँगे No 

459-०-४७४८:४०८०४6४८८४८०४॥5६# 

७४०८५ 2॥2४2552:53 ६ 3<7५5६:22265 (8 न 

अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क सिहूह-तन्‌ फी ईमानिन्‌, 
वईमा-नन फी हुसूनि खुलुकिन्‌ वनिजा-तन्‌ यत-बउहा फलाहुन्‌ 

व-रह-म-तम्मिन्‌-क व आफियतन व मगफि-र तन-मिनक- 
वरिजवा - नन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से स्वास्थ का ईमान के 
साथ, ईमान के अच्छे अख्लाक के साथ, और उस नजात का - 
जिस के साथ (दुनिया और आखिरत की) कामियाबी हो, और तेरी प) 


Es | 
रहमत का और अम्न व शान्ति का और तेरी मग्फिति और 
खुशनूदी का सवाल करता हुँ” (तू मुझे यह सब अता कर दे) 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक दिन नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत सलमान फारसी को 
बुला कर फरमाया: “ अल्लाह तआला का नबी चाहता है कि 
तुम्हें रहमान की ओर से दिये गये कलिमों का तोहफा दे, तुम 


Js हक, 


है Sf 


+7] 0, 


\ 
\ 
ै _) ` 


]42 


उन्हें शोक के साथ दिन में या रात में पढ़ा करो और जन के साथ 
दुआ माँगा करो” और फिर आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने 


ऊपर की दआ सिखाई। 
घर में दाखिल होने ओर घर से 
निकलने के समय को दुआएं 


।- जब घर में दाखिल हो, या घर से निकलो तो यह दञ्जा. 
पढ़ो और फिर (घर वालों को) सलाम करो! : (a 


PE TN YI 


Casas ESN GN 
ELSES ESE 2s 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क खै-रल्‌ मौलजी वखै-रल्‌ 
मख-रजि, बिसूमिल्लाहि व-लजूना वबिसूमिल्लाहि ख़-रजूना 
व- अलल्लाहि रबन्बिना त- वककलूना 


.. हदीस शरीफ में आया है कि एक शख्स ने. नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सेवा में हाजिर हो कर अपनी गरीबी की शिकायत ह 
की तो आप ने फरमायाः “जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो+- / 
सलाम कर के दाखिल हुआ करो, चाहे घर में कोई हो या न हो। फिर> 
मुझ पर दरूद भेजो और इस के बाद “कुल्‌ ह-तल्लाहु” पढ़ लिया 
करो।” उस शख्स ने इस पर अमल करना शुरू किया तो अल्लाह 
तआला ने उसे इतना मालामाल कर दिया कि उस ने (न केवल अपने 
बाल- बच्चों की, बल्कि) अपने पड़ोसियों और संबन्धियों की भी जरुरत 
पूरी की (और दोनों जहान का सवाब हासिल किया) 

इसलिये हदीस में घर में आने और जाने के समय सलाम करने 


की बड़ी फूज़ीलत आयी है। कुरआन पाक का भी यही हुक्म है। 


43 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से घर के अन्दर आने 
और घर से बाहर जाने की खैर-बर्कत का प्रश्‍न करता हँ। हम 
अल्लाह के नाम के साथ ही घर में आते हैं और अल्लाह के नाम 
के साथ ही घर से जाते हैं, और अपने रब अल्लाह पर ही हमारा 


भरोसा है।” 
) हदीस शरीफ में आया है कि 


“जब इन्सान घर आता हे और घर में दाखिल होने के... 
समय अल्लाह का जिक्र कर लेता है तो शैतान अपने चेले चापडों- 
से कहता है : (उस घर में) न तुम्हारे लिये रात का ठिकाना-है- 
और न खाना-पीना” (चलो यहाँ से) और जब कोई शख्स घर में/) 
दाखिल होते समय अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान 7 
(अपने चेलों- चपटों से) कहता है(आओ, आओ) रात का ठिकाना | 


भी तुम्हें मिल गया और खाना भी (इसी घर में डेरे डाल दो) | 
फायदा - बेहतर तो यह हे कि यह दुआ पढ़े, वर्ना जो- 
भी उचित दुआ याद हो पढ़ लिया करे। क 


* * ह 2 


शाम के समय और रात के आदाब ८: 


ओर दुआए पा 


) हदीस शरीफ में आया हे : 


“साँझ के समय छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने 
दो, इसलिये कि उस समय शैतान निकल पड़ते हैं और फेल जाते 
हैं। फिर जब कुछ रात बीत जाये तो छोड़ दो (और अन्दर - बाहर 








| 


| 


| 


| I44 
आने जाने दो) और सोते समय बिसूमिल्लाह कह कर दरवाजे हल्लाह कह कर दे दू 
करो और बिसूमिल्लाह कह कर चिराग बुझाजओ और 
कह कर ही मशक (पानो के बर्तन) का मुह बाँध दो और 
बिसूमिल्लाह कह कर ही (खुले) बर्तन ढक दो, और कुछ न हो 
तो कोई भी चीज़ (जैसे लकड़ी वगैरह) बर्तन के ऊपर रख दो 
(ताकि शैतान के प्रभाव से सब चीज़ें सुरक्षित रहें] 


सोने के समय के आदाब और दुआए 
) हदीस शरीफ में आया है कि : 


“सोने के समय युजू कर के बिस्तर पर आओ, वृजू न हों 
तो नमाज़ के वृजू की तरह पूरा वुजू कर लो। फिर तहबन्द के 
पल्लो से (या किसी भी कपड़े से) चीन मर्तबा बिस्तर को झाडो। 
फिर यह दुआ पढ़ कर बिस्तर पर लेटो : 

Sissi asl 58:32, 

AABNBS (५५ 5४0७ ५४६०४६- ८४2, 

बिसूमि- रब्बी व-जअतु जमूबोी वबि-क अर्‌-फउडू, 
इन्‌ अमू-सक्‌-त नफसी फगफिर लहा चइन्‌ अर-सल-तहा 
फह- फजूहा बिमा तहू-फजु विही सिबा- द- करसालिही- न 

सर्जुमा - “तेरे ही नाम के साथ में ने (बिछौने पर) 
अपना पहलू रखा है (और लेटा हूँ) और तेरे ही नाम से उठाऊेगा 
(यानी जाग कर उठँगा) अगर तू मेरी जान को ले (और सोते में 
जान को निकाल ले) तो उस को माफ कर और अगर तू उस को 
छोड़े (और जिन्दा बेदार करे) तो उस की ऐसी ही सुरक्षा जंसे तू 
अपने नेक बन्दों की सुरक्षा करता है।” 





45 
) और दाएं कर्वट पर लेटे और दाँएं हाथ को तकिया 
बनाये यानी अपना दाया हाथ गाल के नीचे रखे, इस के बाद यह 
दा पढ़े 
dss (5०52 AES Nias gil) 
| 2४४५ NAGA Bas Ble 
बिस्‌मिल्लाहि वजअतु जम्‌बी, अम्लाहुम्मग फिरली जम्बो 
वखूसा पैसानी वफुकक रिहानी ब-सक्किल मीजानी वज्‌- अलनी 
फिन्नदिय्पिल्‌ आला 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ मैं ने अपना पहलू 
(बिस्तर पर) रखा है (और लेटा हूँ) ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाह 
बख्य दे और मेरे शैतान को (मुझ से) दूर कर दे, ओर तू मेरी 


गर्दन को (हर जिम्मेदारी से) आजाद कर दे, और मेरे आमाल कें 
तराजू का पल्ला भारी कर दे, और मुझे ऊंचे दर्ज में दाखिल कर 


दे | Fr 
3) इसके बाद तीन मर्तबा यह दुआ पढे - 





Sse ORNS 
अल्लाहुम्म किनी अजा-ब-क यौ-म तब्‌-असु अिबा-द 
न क्र | 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मुझे अपने अजाब से बचा जिस 
दिन तू अपने बन्दो को (कब्रो से) उठाये।” 


4} और यह दआ पढे 
Jib Ge Bk 





]4 6 
विसूमि-क रब्बी फ्गफिर ली जम्बी 


तर्जुमा - “ए मेरे रब! तेरे नाम के साथ (भें लेट हूँ 
तू मेरे गुनाह बख्श दे।” फ 


5) या यह दआ पढ़े - 
dbo, 
बिसूमि- क यज अलु जम्बी फंगूफिरली 
तर्जुमा - “तेरे ही नाम के साथ मैं लेटा हूँ, पस तू ही न 
माफ कर दे!” 
6) फिर यह दुआ पढे - 


हा की. 6 { A, |, ५ F if | 

अल्लाहुम्न बिसूमि- क अमृत व- अहया 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तेरे नाम पर मसँया और (ततरे ब्र 
नाम पर) जीता हँ।” 

7) फिर 33 मर्तबा “सुब्हानल्लाह” और 33 मर्तबा “अल्हम्द 
लिल्लाह” और 34 मर्तबा “अल्लाह अकबर ” पढे। 

फायदा - यह वह सब से बडा तोहफा हे जो दोनों दुनिया 
के सरदार सल्लल्लाहु अलंहि व सल्लम ने अपनी चहेती बेटी 
हजरत फातिमा जहरा रजि0 को गुलाम और लांडो के स्थान पर 
दिया था और फरमाया था कि “यह तुम्हारे लौंडो और गुलाम ठै" 
- सुबष्हानल्लाह ! 

8) सोते समय दोनों हाथ निला ले और “कूल ह- वल्लाई 


47 _______ 

«द~ = ¬ ” और Fs igen कुल अऊजु बि-रन्बिल्‌ फ-लक” ओर 
अऊज़ु बि-रब्बिन्नास” पढ़ कर उन पर दम करे. फिर 

+ तक हो सके उन को पूरे बदन पर फेरे, सिर- चेहरा और 
बदन के सामने के हिस्से से शुरू करे। इसी प्रकार तीन मर्तबा 


अमल करे। 
9) सोते समय बिस्तर पर लेट कर आयतुल्‌ कुर्सी पढ़े ; : 


अः 


i 


फायदा - जो शख्स सोते समय बिछौने पर लेट कर 
क्सी पढ़ लेता हे, अल्लाह तआला उस की और उस केः 
आस Pl के घरों की सुरक्षा फरमाते हें, और सुबह तक शैतान 


उस के पास नहीं आता। 


।0) और यह दुआ पढ़े - 
SSE 

अल्‌-हम्‌द्‌ लिल्लाहिल्लजी अत्‌-अ-मना व-सकानाः 
व-कफाना व-आवाना फ- कम्‌ मिम्मन्‌ ला काफि-य लहू वला 
मूवीय tr 

तर्जुमा - “(बहुत - बहुत) शुक्र है उस अल्लाह का जिस-नै) - 
हमें खिलाया - पिलाया और हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें) 
(रात बसर. करने का) ठिकाना दिया, इसलिये कि कितने लोग-है डर 
जिन की न कोई जरूरतें पूरी करने वाला है और न कोई ठिकाना 
देने वाला है।” 


0) या यह दआ पढ़े - 
&5 GBs Ls Cabs BG 


Fd 


_____  _[ 9 48 
धआ (ः Es “ls Fo र i} cS Sa EU 
SOP SOEs aise 
LLNS Uses ५5५ ८55 ८ है: 
“अल्‌- हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी कफानी वआवानी व- अत्‌- ३ 

मनी व-सकानी वल्लजो मन्न अ-लय्य व-अफ्‌-ज-ल दशस 

आत्तानी फ - अज्‌-ज-ल अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि अला कू 
हालिन्‌+अल्लाहुम्म रब्ब कुल्लि शैइन्‌ व-मली- कहू बइला: 
कुल्लि शैइन्‌ अऊजुबि- के मि- नन्नारि 

तर्जुमा - “(लाख - लाख) शुक्र है उस अल्लाह तआला ज्ञ 
जिस ने मेरी जरूरतों को पूरा किया और मुझे (रात बसर कर्द 
का) ठिकाना दिया और मुने खिलाया- पिलाया, और जिसने मुङ् 
पर एहसान किये और खूब किये, और जिसने मुझे नेमत्तें दीं और 
बहुत दीं। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र हे। ऐ अल्लाह! हः 

वस्तु की पर्वरिश्च करने बाले और हर चीज़ के मालिक और ऋ 

चीज़ के माबूद, मैं तुझ से (दोज़रव की) आग से पनाह मार्गता 

हूँ |” 

!2) या यह दुआ पढ़े - 
sigs SR Psp :2# 
SECTORS Et Nd 
FSIS ANS Bd 5 BEG 
3 OO GTSSsEsaEs gh 
a” 
EERIE 

& ह. र 


अल्लाहुम्म रब्बस्समावाति वल्‌- अरज, आलि- मल्‌ गवि 


49 | |_|_|_|औ|+औ_|+|औ | | | | 

-दति, अन्‌-त रब्चु कूल्लि शेइनू, अश-हदु अल्लाइला- ह 
अन्‌-त वहू-द-के, ला शरी-क ल-क, ब- अशू- हदु 

अन्न मुहिम दन्‌ अब्‌-दु~-क व-रसूलु- क चल्‌ मलाइ - कतु 
वश - हवू त, जऊनयु बि-क मि-नङ्शेलानि व-श- रकिही 
ब-अऊजुबि-क अन्‌ अक्‌- त्तरि-फ अला नफसी सू-अन्‌ औ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पर्वरदिगार > 
पोशीदा और खुले के जानने वाले, तू ही हर चीज का रन है। मैं 
गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लाइक नहीं, तत 
(अपनी जात और सिफात में) यकता और यगाना हे, कोई त्तेरा 
शरीक नहीं। और में गवाहो देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाई 
अलैहि व सल्लम) तेरे बन्दे और रसूल हैं, और फरिश्ते भी गवाही 
देते हैं। मैं तुझ से शैतान और उस के (धोका के) जाल से पनाह 
माँगता हूँ। और मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस से भी कि मैं अपने 
नफ्स पर कोई बुराई करू, या किसी मुसलमान पर बुराई कां 
आरोप लगाऊं {तू मुझे अपनी पनाह में ले ले) 


3} या यह दुआ पढ़े - 
fs ४४ - ‘i (२ रन वि sl च tb - we | 
एफ DSi Sits ६६ 
अल्लाहुम्म फाति - रस्समावाति वल्‌ - अरंजि, आलि- मल्‌ गैबि 
वश्शहा- दति रब्ब क्कुल्लि शैइन्‌ व-मली- कहू, अऊज़ुबि-क मिन्‌ 
शरि नफसी व- शरिश्वोत्तानि व- श- रकिही 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पैदा 
करने चाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, हर चीज़ के 


50 
र नै अपने नफ्त के त 
पर्वरदिगार और मालिक व मुख्तार, में अपने नफस की घुराई ३ 
और शैतान की बुराई से ओर उस के (धोखे के) जाल से कैरी 
पनाह लेता हुँ।” (तू मुझे बचा ले) | 


4) या यह दुआ पढ़े - 
3 [ze 2 5 (५ जी जाय | ही < ल क त नक of आह 4 
ER YE SPV FYE 5०४८०: 2 ४ 
a \ CSREES! FF AA 5६ ४ ॥“ श + Ei: oe मे 
A ee! 5७७४४ ०/५' Rs] 
अल्लाहुम्म अन्‌-त ख-लक्‌-त्त नफसी व-अन-त 
त-वफफाहा, ल-क भ~मातुहा व-महयाहा, इन अहयें-तहा 
फह- फजहा इन्‌ अ-मत्तहा फागफिर्‌- लही, अल्लाहुम्म्‌, 
अस्‌- अलु- कल्‌ आफि-य-त 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तूने ही मेरी जान को पैदा किया: 
और तू ही उस को मोत्त देगा, तेरे ही बस में है उसकी मात और 
जिन्दगी, (पस) अगर तू उसको जीवित रखे तो तू ही उस की 
सुरक्षा भो कर और अगर तू उस को मौत दे तो उस की मग्फितत 
कर दे। ऐ अल्लाह! में तुझ से (स्वास्थ और] अम्न- चेन-के 
सवाल करता हुँ (तू इन सवालों को पूरा कर दे) 
5} और यह दुआ पढ़े = 
Ne ASC So 05 5६ stg gd 
SSE OSA IE 8: ०६४७] 
Kei SENS UENCE ENS 
अल्लाहुम्म इन्मी अऊजु बि-बजूहि-कल्‌ करीम, 
व- कलिमाति - कत्तम्मति, मिन्‌ जर्रि मा अन्‌-त्त आसख्विजुर्न 





ज यतिही, अल्लाहुम्म अन्‌-त तकूशिफुल्‌ मग-र-म, वल 
अल्लाहुम्म ला यृह-ज-मु जुन्‌द्‌-क वला युख-लफु 
व॒ञ्‌-दु क वला यन-पफउ जल्‌-जहि मिन्‌- कल्‌ जद्दु 
सुबृहा-न क वबि- हमूदि- क 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में हर उस चीज़ की बुराई से जो 
कब्जे में है करम करने वाली जात की और तेरे मुकम्मल _ 
की पनाह लेता हूँ. (तू मुझे उन की बुराई से बचा ले 7 
ऐ अल्लाह! तू ही (बन्दे के) कर्ज और गुनाह को दूर करतो - 
(और उस से बचाता) है (तू मुझे भी बचा) तेरा लश्कर कभी-- 
नहीं पराजित होता, तेरा वादा कभी खिलाफ नहीं होता और किसी. की 
भी मालदार को उस की मालदारी तेरे ग़ज़ब और गुस्से से नहीं ` 
बचा सकती, तू पाक हे ओर तेरी ही हम्द व सना है।” 


मर्जः 








) और तीन मर्तबा यह इस्तिगफार पढे - है ; 

A) ass | स््र्य = SAIS 3 alsa (0) 

अस्‌- तगाफिरुल्ला- हल्लजी लाइला-ह इल्ला हु- वल्‌ हय्युल्‌_ : 
कर्‍्यूमु व- अतूबु इलेहि प 


तर्जुमा - “में उस अल्लाह से माफी माँगता हुँ जिस के 
अलावा और कोई माबूद नहीं, वह (हमेशा- हमेशा) जिन्दा रहने > 
वाला और बाकी रखने वाला है और में उसी की तरफ लोटता | 
(और तौबा करता) हूँ ।” 


7) या यह दआ पढ़े - 
SEBS SDSS SEE S52 555 NA ६१४ 
ox) lay) Glos 0; 5 £555; ss या ५ se 53 


l52 





AE Nas 
लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू लाशरी- क लहू, लहुल्‌ 
_ 3 ल्मूडु वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर+ला हो-ल बला 
फुव्व-त्त इल्ला बिल्लाहि, सुबूहा- नल्लाहि, वल्‌- हम्‌द्‌ लिल्लाहि 
वला इला-ह इस्लल्लाहु, वल्लाहइ अक्‌- बरू 


तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक 
नहीं, चह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी का मुल्क 
है ओर उसी की सब तारीफ है और वही हर वस्तु पर कुदरत 
रखता है। न किसी में ताकत है न कुदरत, मगर अल्लाह की (दी 
हुई) अल्लाह (हर ऐब और बुराई से) पाक है, और उसी के लिये 
ही तारीफ है, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और 
अल्लाह ही सब से बड़ा हें।” 


8) और बिस्तर पर लेटे-लेटे यह दुआ पढ़े। कर्ज की 
अदाएगी के लिये यह दुआ बहुत लाभदायक है। 

BNE see Ei 

isso s gE, 

059 :55६ 8८659 :2 ६४ ४५४55: 

SEES ES LE | 

- GE Hs Sts 

अस्लाहुम्म रब्बस्समावाति व-रब्बल्‌ अर्‌जि व-रब्बल्‌ अरशिल 
अजीमि, रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन फालिकल हब्बि वन्नवा वे 
मुनजिलत्तौराति वल्‌ इनूजीलि बल्‌ फुरकानि, अऊजुबि- क॑ मिन्‌ 


oS 53 
जरि कुल्लि शैडन्‌ अनू-त आखिजुन्‌ बिनासि- यतिही+ अल्लाहुम्म 
अन्‌- तेल अव्यु फले-स कब्‌- ल-क शैउन्‌ व- अन्‌- तल्‌ आखिर 
फलै-से बेंज-द-क शेउन्‌, व-अन्‌-तज़्जाहिरु फुलै-स 
फौ-क-क शैउन्‌ व-अन्‌- तल्‌ बातिनु फलै-स दू-न-क 
जेउन्‌ अनिकजि अन्नददे-न वगूनिना मि-नल्‌ फकूरि 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! आसमानों के पर्वरदिंगार, जमीन के 
पर्वरदिगार, बड़े अर्श के पर्वरदियार और हमारे पर्दरदिगार, और हर 
वस्तु के पर्वरटिगार, (जमीन की तह से) दाना और गुठली को 
फाइने (और उगाने) वाले, त्तौरात इन्जील और कुरआन के 
नाजिल करने वाले, मैं हर उस चीज़ की बुराई से तेरी पनाह लेता 
हुँ जो पेरे कब्जे में है। ऐ अल्लाह! तू (सब से) पहले है 'पस 
तुझ से पहले कुछ नहीं और तू ही सब से आखिर में है, और नेर 
बाद कुछ नहीं, तू ही (सब से) जाहिर और बुलन्द है, पस तेरे 
ऊपर कुछ नहीं, और तू ही (सब की तह में) छपा हुआ है, पस 
तेरे परे कुछ नहीं, तू हमारा कर्ज अदा कर दे और हमें गरीबी से 
मालदारी दे दे।” 


9) और यह दुआ पढ़े और इस के बाद बात बिल्कुल सु 
करे (और सो जाये) 


AER ज्र जडा + ~ ग्ड -55\{ मदन । ड्र CA नि A हक 
Cs iF _ म Fi Er pd 
IIS SNCSIIVS HO CFE 
To जी कब का a st PE पर क 
8253 * TN sb OSES ५2.०9 


३} न \ ~ IN क्र rs A 
GY EEN EBs Gas dae 
| म = न 
CAVING HET] 





बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्म अस्‌-लम्‌त्ु नफसी इल-क, व 





54 
वज्जहतु बजह इतै-क, ब-फव्वजतु अभ इले-क, .. के, व- अलूजद् 


जहरी इले-क, रंगू ~ ब - तन्‌ - व-रह्‌-बतन्‌ इतै 
a अ वला मन-ज-अ मिन्‌-क इल्ला इले - क [a हे 
ताबि- कल्लजी अन्‌- जल - का _ न 
i कल्लजी अन्‌-ज॒ल्‌-ल व नविय्य - कल्लङ्ञी 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ (सोला ह# 
मैं ने अपनी जान तेरे समुद करदी, और अ | 
तरफ कर दिया, और अपना मामला तेरे सपु्ट कर दिया, और ने 
तुझे अपना पुश्तपनाह बना लिया तेरी (रहमत की ) रगबत और 
तेरे (अजाब के) डर की बजह से, और (तेरी पकड़ से बचने को 
तेरी रहमत के सिवा कोई ठिकाना और पनाह की जगह नहीं है 
और जो किताब तू ने उतारी है उस पर मैं ईमान ले आया, और 
जो नबी तू ने भेजा है उस पर भी में ईमान ले आया।” 


20) सूरः “कुल या-अय्यु-हल्‌ काफिरुन” पढ़ कर से 
जाये! 
, 2) सोने से पहले “मु-सब्बहात” पढ़ा करे, यह छ: सूते 
), सूर: हदीद 2. सूरः हञ्च 3. सूरः सफ्फ 4. सूरः जुमा 
5. सूरः तगाबुन्‌ 6. सूरः आला! 
फायदा - नबी करीस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह 
ऊआदत्त थी कि आप सोने से पहले “मु-सन्बडात” पढ़ा करते थे 
और फरमाते कि - मुसब्बहात में एक आयत ऐसी हे जो हजार 
आयलों से बेहतर है। 
इन छ: सूरतों के शुरू में “सब्व-ह” या “यु-सब्मिहु” 


NS ामसा तन 55 


~ आ सूरतों 
आया है, इसलिये इन सूरतों को “मु- सब्बहात्त” फरमाया हे; 
22) सोने से पहले यह चार सूरतें पढ़ा करे - 





). सूरः अलिफ लाम मीम सज्दा 2, सूरः मुल्क 3. सूरः बनी 
इस्राईल और सूर: जु-मर। 

फायदा - नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब 
तक इना सूरतों में से किसी एक सूरत को न पढ लेते आराम-नः 
फरमाते। , 

23} सूरः ब-क-रः की अन्तिम तीन आयतें - लिल्नाहि 
माफिस्समावाति वमा फिल्‌ अरृजि- से सूरः के अन्त तक जब्र 
तक पढ़ न ले उस वक्‍त तक न सोए। 

फायदा - हज़रत अती कर्रमल्नाहु वज - हहू. फरमाते हैं- 
“मैं नहीं समझता कि कोई बुद्धिमान सूरः ब-क-रः की अन्तिम 
तीन आयते पदे बगैर सो जायेगा। 

24} बिस्तर पर लेट कर सूर: फातिहा और कुल हु- वल्लाहु 
अ-हद पढ़े - 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है: “जब लुम ने बिस्तर 
पर लेट कर सूर: फातिहा और सूरः कुल हु- वल्लाहु अ-हद पढ 
ली तो नुम मौत के अलावा हर चीज से सुरक्षित हो गये।” 

25) बिस्तर पर लेट कर कुरआन मजीद की कोई सी भी 
सूरत अवश्य पढे- | 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- “जो शस बिस्तर 
पर लेट कर अल्लाह की किताब की कोई भी सूरत पढ़ लेता रे 
अल्लाह तआला उस के पास एक फरिशता मुक्रर फरमा ते 


56 


जो उस के जागने तक हर नुक्सान पहुचाने वाली चस्तु से 
३ चाहे जानि उस 
की सुरक्षा करता रहता हे चाहे किसी समय भो जागे।” 


26) सोने से पहले अल्लाह का जिक्र कर के सोए . 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई आदमी 
सोने के लिये बिछोने पर लेटता है तो तुरन्त एक फरिश्ता और 
एक शेतान उस की तरफ लपकते हैं। फरिश्ता कहता हे: ५ (र 
आदम की औलाद!) लू खेर पर समापन कर” और शैतान कह 
है “तू बुराई पर समापन कर” पस अगर वह अल्लाह का जिक्र 
कर के सो जाता हे तो रात भर फरिश्ता उस की सुरक्षा करता 
रहता है (वर्ना शैतान उस पर सवार हो जाता हे) 


नोट - यह 25 अजकार और दायें सोने के चकत के लिये 
हैं, इन में से कोई भी एक जिक्र किये और दुआ मांगे बगैर न सोये 








Lt 


सोते में अच्छा या बुरा सपना 
देख कर आख खुल जाने के 
वक्‍त के आदाब ओर दुआ 


¶) हदीस शरीफ में आया है कि. अगर सोले में कोई अर्च्छा 
सपना देखे और आँख खुल जाये तो इस पर “अलू- हम्दु लिल्लाहि 
कहे और उस को बयान भी करे, मगर उन्हीं लोगों फे सामने 
बयान करे जो उस से मुहल्ब॒त करते हैं।” (ताकि बह अच्छी 
ताबोर दें) | 

2) और अगर कोई बुरा सपना देखे तो अपने बाएँ तरफ 
तीन मर्तबा थू-थु कर दे, या थूक दे, या फूंक मार दे, और तीन 
मर्तबा "अऊजुबिल्लाहि मि-नश्शैता निरजीमि" पढ़े और किसी से 
इस का जिक्र न करे तो वह सपना कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा 
और जिस कर्चट पर सो रहा था उस को बदल दे, या उठ कर 
{तहज्जुद की) नमाज पढ़े 


सोते भें उर जाने, या दहशत पैदा हो जाने, 
या नींद उचट जाने के वकत की दुआ यें 


) अगर सोते में डर जाये या कोई घबराहट और परेशानी 
सहसूस हो, या नींद उचट जाये तो यह तअच्चुज पढ़े- 


+७-..तततक्‍.... _ 508 
CUSIP SPEC ET AR 
CII ERS vrs RY 
अऊजु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन्‌ ग~ ज़बिही वइकाबिही 
व शरि अिबादिही वमिन्‌ ह- मजातिङ्षशयातीनि व- अव्यह्जुरनि 
तर्जुमा - “में अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह 
लेता हूँ उस के गजब और गुस्सा से और उस के अजाब से और 
उस के बन्दों की बुराई से और शैतान के वसवसों से और इस से 
कि वह (शैतान) मेरे पास भी आवें।” 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत अन्दुल्लाह' 
बिन अम्र बिन आस रजि0 यह तावीज़ अपने समझदार बच्चों को 
तो मुकम्मल तोर पर याद कराया करते भे और नासमन्न (छोटे) 
बच्चों के गले में यह तावीज़ डाल दिया करते थे। 


2) या यह दुआ पढ़े - 
हि 2 + ०८५ EE fi Lo (40५ ४ (2 Je 
SENSES IAN GME Sno iss 
Fo ग of डर ह ~ हा > (93 EN मे हम Es iN OE कि | 
द bs Fri SacI £ ००७ hl oA 
(8४, visas Eos Bors 
Js 2 ना le र पता न जड़ ह ६ ६2४ # 
gb 


. अऊजु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्मतिल्लती ला युजाविज्ुहुन्न 


वर्न वला फाजिरुन, मिन्‌ झरि सा ग्रनूजिलु मि- नस्समाइ पमा 
अ फिल्‌ अरृज्ि वमा यस्व्रुजु 


यऊरजु फीहा वमिन्‌ शरि मा जु-₹- 
मिनृहा वमिन्‌ शरि फि तनिल्तैलि बफि- तनिन्नहारि यमिन्‌ शरि 
तवारि किल्लैलि बन्नहारि इल्ला तारि-कन्‌ यतरुकु बिखंरिन्‌ या 


Ss 


$ 
eT 


रहरमा 
तर्जुमा - “मैं अल्लाह के उन मुकम्मल कलिनों की जिन 


शेन कोई नेक बध सकता है न बुत, पनाह लेता हूँ हर उस 
मीज़ की बुराई से जो आसमान से उतरती है और जो आसमान पर 
चती हे, और हर उस चीज़ की बुराई से जो जमीन के अन्दर 
वैदा होती हैं और जो जमीन से (फूट कर) निकलती है, और 
तात-दिन के फिंतनों की बुयई से और रात-दिन की (नागहानी] 
घटनाओं और वाकत की बुराई से, सिवाए उस अच्छी घटन 
के जो खैर को आये (कि वह तो सरासर रहमल है) ऐ रहमान! 
(बहुत रहम करने वाले) 
3) अगर सोते में नींद उचट जाये तो यह दुआ पढ़े 
RAGE IARC NIST] 
LLNS DS ४574५ 5 





अल्लाहूम्म रन्बस्समावाति>स्सब्‌-सि चमा अ-जुल्लतु, 
व-रब्बेलू अर्‍र्‌्जी-न वमा अ-कल्लत्‌, व-रब्बश्शयातीनि वसा 
अ-जल्लत्‌, कुन्‌ ली जा-रन्‌ मिन्‌ शरि खलूकि- क अज- म~न 
अय्यफ्रु-त अ-लय्य अ-हदुम्मिन्‌हुम्‌ ष- अय्यतूगा अञ्ज जारु-कः 
व~-तबा-र-क सूगु-क 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! सात्तो आसमानों और इर उस 
मख्नूक के पर्वरदिगार, जिस पर वह सात आसमान साया किये 
हुये हैं और (सात्तो) ज़मीनों और हर उस रुख्लूक के पर्वरदिगार, 
जिस पर वह जुमीनें उठाये हुये हैं, और तमाम शैतानों और लोगो 
फे पर्दरदिगार, जिन को उन शयाठीन ने गुमयह किया है, तू 


| I60 
अपनो तमाम मख्लूक की बुराइयों से मेरी सुरक्षा करने बाना और 
पनाह देने वाला बन जा, कि (ऐसा न हो कि) उन मे से कोई 
सख्लूक्‌ मुझ पर अत्याचार करे या जुल्म ओर ज़्यादती करे। केश 
पनाह दिया हुआ (शख्स) ही गालिब और सुरक्षित रहता है, और 
तेरा नाभ ही बर्कत (ओर बड़ाई) वाला है।” 


4) या यह दुआ पढ़े - 
जा 3X 24५ ही का 6 a ड . 
०४-५८) ET, Slides ~ 
Re SCEHAR SEINE 
अल्लाहुम्म गा-रतिन्नुजूमु व-ह-द- अतिल्‌ ओयूनु 
व-अन्‌-त हय्युन्‌ कय्यूमुन्‌ ला ताइबुजु- क सि- नतुन्वला नौमुन्‌ 
या हय्यु या कय्यूमृ अहादिउ लेली ब-अनिम्‌ अैनी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! (आकाश पर) नक्षत्र भी छुप गये 
और (जमीन पर) आँखें भी (नींद में) इन गयीं, और तू-हों 
(हमेशा) जिन्दा रहने वाला और (सब को) कायम रखने वाला 
निगहबान है। तुझे न ऊँध आता है और न नींद। ऐ हव्य और 
कय्यूम! (पर्वरदियार) तू मेरी रात को भी शान्ति वाली बना दे 


ओर मेरी आँखों को भी नीद दे दे।” 
सोकर उठने के वक्त के 
आदाब और दुआएं 


।) जब सो कर उठे तो यह दुआ पढ़े : 
के [| न्ग Fe (22 हक BT, Ie हु 5 कक कक 


RS अं 5 १ ०२ 4 s fs न नि 
\_~) ) | hg 4 9 «६ ४2 (९) || LD) EN tl ७» ) | ह|. 4 | ५ # ss) | 
॥ ~? “5 AS नी 4 >> ७ ) (222: दर 


ENGINE SESS 25४ 


“Cg 3+ 


FRET 

अल्‌-हम्‌द्‌ लिल्लाहिल्लजी रह इ-लय्य नफसी व-लम्‌ _ 

फी मनामिहा, अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी युम्‌सिकुस्समावाति 
वल्‌-अर-ज अन्‌ तजूला, व-लइन्‌ जा-लता इन्‌ अम्‌-स- कहुमा 

मिन्‌ अ- हदिन्‌ मिम्‌ वअदिही, इन्नह का-न हली-मन्‌ गफूर, 


अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी युमूसिकुस्समा-अ अन्‌ त-क-अ 
अ-लल्‌ अर्जि इल्ला बिइजनिही, इन्नल्ला-ह बिन्नासि 


ल-रऊफुर्रहीमुन्‌ i 

तर्जुमा - “उस अल्लाह तआला का (बहुत-बहुत) शुक्र | 
है जिस ने मेरी जान मुझ को कपस लोटा दी और उसको सोने) 
में न मारा, उस अल्लाह पाक का (लाख-लाख) एहसान हैः 
जिसने आसमानों और ज़मीन को अपने-अपने स्थान से हटने से.) 
रोक रखा है, और अल्लाह की कसम! वह (अल्लाह के हुक्में- 
से) हट. जायें तो उस के (हुक्म) के बाद उन को हटने सेः 
कोई नहीं रोक सकता, बेशक अल्लाह तआला बहुत ही नर्म 
और माफ करने वाला है। और (बहुत-बहुत) शुक्र है उस 
अल्लाह तआला का जिसने आकाश को अपनी अनुमति के 
बिना ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है, बेशक वह अल्लाह 
तआला बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है।” 


2) और यह दुआ करे - 


I62 
, 0-35 su SU PF Soba Ufa 5 के 
अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी युहयिल्‌ मौता वहु- च्‌ 
कूल्लि शैइन्‌ कदीर भ 


जम 
tr ३ 


तर्जुमा - “उस अल्लाह पाक का (बहुत- बहुत ) शुक्र 
जो जिन्दों को मुर्दा करेगा और वह हर चीज पर कररत क 
वाला है।" 


3) या यह दुआ पढ़े - 


HN SECS ४४०553 86: x3 
जल्‌- हमूदु लिल्लाहिल्लजी अहयाना बअू-द भा अमा-चम 


वइलेहिन्नुशूरु 


तर्जुमा - “उस अल्लाह तआला का (बहुत ~ बहुत) शुक्ल 
है जिसने हमें मारने के बाद जीवित कर दिया और उत्त की ओर 
मर कर जाना हे।” 


4) या यह दुआ पढ़े - 
आड़ ४०88 EEGs ESN 


आ 


8740 0 >7्च्इ4ी502:23,.22 6. EEE 
SEEN 4 22 S22 


लाइला-ह इल्ला अन्‌-त ला शरी-क ल- क सुबूहा- न~ क 
अल्लाहम्म इन्नी अस्‌ -तगफिरु-क लि- जमूबी व- अस्‌-अलु-रके 
रू-म-त- क, अल्लाइम्म जिद्नी जिल मव्वंला तुजिग कलभै 
यअ्‌-द इज हदै-तनी व-हब्‌ ली भित्लदुन्‌-रक रहु- मव 
इन्न- वकः अन्‌- त्रल्‌ चहूहावु 





~ _ «तेरे अल FR 


- "तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, न 
कोई शरीक है, तू (हर बुराई से) पाक है। ऐ अल्लाह! में 
से अपने गुनाह की माफी मागा हूँ और में तेरी रहमत का 

sa वाला हूँ। ऐ अल्लाह! तू मेरे इत्म में. ज़्यादती अता फ्रमा, 
और तू मुझे हिदायत दे देने के बाद मेरे दिल को गुमराह मत कर, 
और मुझे अपनी तरफ से (खास) रहमत अता फ्रमा, बेशक तू 
बहुत बड़ा अता फरमाने वाला हें।” [ 


5. यह दुआ पढ़े - 


१८2 yi Ns 5 4 न eis 3 १६ do a; Nf न -_ 
SADT We 2002 ५ SCTE NTA 

लाइला- हें उल्लल्लाहुल्‌ वाहिदल कहूहार, रब्बुस्समावाति वल 
अरजि वमा बै-नहुमल्‌ अजीजुल्‌ गफ़्फ़ाह 


तर्जुमा - “एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक 
नहीं जो (सब से) जबर्दस्त है, आसमानों और जमीन का और जो 
कुछ आसमान और जमीन के दर्मियान है (सब) का पर्वरदिगार- है 
वह [सब पर) गालिब है, बहुत बख्याने वाला है।” 


6) बेदार होते ही यह दुआ पढे - 
४54 2 ४5358:08 2 50.548:5< 7४20४ 


Fas आम है A a} ~ Ui 8 टी ig 
2 ASS ANS, POSE) 53०2, ४75 आउट 
[मम ई द a ] उ 
५७ ५४४%5$2%35 
लाइला-ह इल्लल्लाहू, बहू-दहू ला शरी-क लहू, लहुल 
मुलक व -लहुल्‌ हम्‌दु, वह- व अला कुल्लि शैडनू कदीर+अल्‌- तमद्‌ 
लिल्लाहि वसुबूहा- नल्लाहि चला इला-ह इल्लल्लाहुँ चल्चाह, 
अकू-बरु, वला हौ-ल बला कूच्य-त इल्ला बिल्लाहि 


१64 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा और कोई नढूर जय ० 

अकेला है, कोई उस का शरीक नहीं, उसी का मुल्क है और है 

के लिये (सब) तारीफ है, वही हर चीज़ पर क़ुदरत रखने ज 

सब तारीफ अल्लाह के लिये है और अन्लाह (हर बुराई से] पाके 

है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं. और अल्लाह हो ३ 

गो बड़ा हे और हर ताकत और कुव्वत केवल अल्लाह की कः 
हि ढ 

इसके बाद मग्फिरत की दुआ करे और कहे : “अल्लाहम्फा 

फिर ली”, या कोई और दुआ गाॉँगे, अल्लाह तञ्जाला कबून 
फरमायेंगे। इस के बाद चुजू कर के दो रकअत नमाज़ पढ़े: 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हं कि- 


“जो शख्स रात को जागते ही ऊपर की दआयें पढ़ कर 
मर्फिरत की दुआ करेगा, या और कोई दुआ माँगेगा, उस की 
दुआ कबूल होगी। और घुजू कर के दो रवअत (तहिय्यतुल्‌ बुर्ज! 
पड़ेगा तो उस की नमाज कबूल होगी।” 


रात को कर्वट लेने या बिस्तर से उठ 
कर दोबारा बिस्तरं पर लेटने के चकृत 
की दुआएं ओर आदाब 


)) रात में कर्वट बदलते समय - 


“दसं मर्तबा “बरिसूमिल्लाइ” (अल्लाह के नाम के साथ) 
ओर दस मर्तबा “सुबहा- नल्लाह” (अल्लाह पाक है) और दसं 
मर्तबा “आ-मनूतु बिल्लाहि व-क-फरतु बित्तागूति” (मैं अल्लाह 





हि ईमान लाया और मैने बातिल खुदाओं का इन्कार कर दिया) 


पढे ! 
फायदा - हवीस शरीफ में आया है कि- जिस शख्स ने 


E सोते हये कर्षट बदलते समय ऊपर की दआओं क्र, पट 
बह हर उस वस्तु से सुरक्षित रहेगा जिस से वह डरता हैं, 
और कीई गुनाह न करेगा इसी जेसे कलिमात (पढ़ते रहने) तक। 


2) रात को [किसी ज़रूरत से) बिस्तर से उठ कर दोबास 
ज़ब बिस्तर पर लेटे तो अपने तहबन्द के कनारे (या किसी आ 
कपड़े) से बिस्तर को तीन मर्तबा झाड़ ले और यह दुआ पढ़ कर 


लेटे = 


528८-५० SSNASG EEE NBN 

A BEES EEG BESS TOS 

बिसूमि- के अल्लाहुम्म व~ ज़जूतु जमूबी वबि-क अर्‌-फउहू, 
इन्‌ अम्‌-सकू-त नफसी फुर-हमूहा वदन्‌ र- दत्ता फह्‌- फजूहा 
बिमा तह-फजु बिही अ-ह-दन्‌ मिन्‌ झिबादि- कस्सालिही -न' 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तेरा ही नाम लेकर में (बिस्तर 
पर} लेटा था और तेसा ही नाम लेकर में (बिस्तर से) उठा हँ 
(और अब फिर लेटा हूँ) अगर तू मेरी जान रोक ले (यानी जान 
निकाल ले) तो उस पर रहम फरमाइयो, और अगर तू उसको 
लोटाए तो उसकी ऐसी ही सुरक्षा कीजियो जैसे तू अपने नेक 
बन्दों में से किसी की सुरक्षा करता हे।” _ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स रात को 
सेते-सोते (कसो ज़रूरत से ) बिस्तर से उठ कर दोबारा लेटे तो ऊपर 
बताये गये तिके की त्तरह बिस्तर को झाड ले, ताकि कहीं ऐसा न हो 


| 65 A 
कि इस के पीछे बिस्तर पर कोई नुक्सान पहुँने वाली चीज़ आ शने 
हो। और ऊपर बताये गये तरीके के अनुसार दुआ पढ़े- त 


तहज्जुद के समय उठने और पारत्राने 
(शोचालय) में जाने और आने के 
समय की दुआएं और आदाब 


१) जब रात के अन्तिम पहर में तहज्जुद की नमाज़ पढने 
के लिये उठे तो अगर शौचालय में जाये तो “बिसमिल्लाह” पह 
ओर इस के बाद यह दुआ पढ़े - | 


अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि- नल्‌ ख़ुबुसि चल्‌ खबाइहि 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में -तेरी पनाह लेता हूँ तकलीफ 
पहुँचाने वाले नर और मादा शैसानों (और जिन्नों) से।" 


2] और जब फारिग हो कर निकले तो यह दुआ पढे-- 


गुफरा-न-क . <८| £ 
(ऐ अल्लाह!) में तुझ से मग्फिरत चाहता हूँ।” 





3) इस के बाद यह दुआ पढ़े - 

GEES SSG 2 
अल्‌- हुम्‌दु लिल्लाहिल्लजी अज़-ह-ब अन्निल्‌ अजा वआफानी 
तर्जुमा - “उस अल्लाह का (लाख- लाख) शुक्र है जिसने 


मेरी तकलीफ दूर की और मुझे आफियत्त बख्शी।” 
. % 


[ 


॥ 


द्भ कस्ने और वुजू से फारिग 
होने के समय की दुआ 


।) जब वु करने बैठे तो प्रथम “बिसूमिल्लाह” कहे, इस 
कब यह बुआ मी 
Gia BSNS dan 
अल्लाहम्मगफिरली जमबी व-बस्सिञ्‌ ली फी दारी ववारिकूः 
हो फी रजकी 





तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाह बख्श दे और -सेरे .! 


2) और वुजू से फारिग छो कर आसमान की तरफ नजर 
उठा कर तीन मर्तबा यह दुआ पढ़े - 


LAE BS SNE Sos OE 
अश्‌-हदु अन्‌ लाइला-ह इल्लल्लाहु बहू-दहू ला शर- क 
लहू. व- अश्‌-हदु अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबूदुहू व~र - सूलुह्‌ 


तर्जुमा - “मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा-कोई 
माबूद नहीं, चह अकेला है कोई उस का शरीक नही, और में 


गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम) उस के 
बन्दे और उस के रसूल हैं।” 


3) इसके बाद यह दुआ पढ़े - 





I68 ज 


अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌नो मि- नत्तव्वाबी-न वज्‌- 
मु~त-तहिहिरी-न लि 
तर्जुमा .- “ऐ अल्लाह! तू मुझ्ने अधिक तोबा करने 
में शामिल कर ले और मुद्रे खूब पाक - साफ रहने वालों भे 
फरमा दे। 


सुबूहा- न-कल्लाहुम्म वबि-हमूदि-क अश्‌ हद्‌ 
अल्लाइला-ह इल्ला अन्‌-त अस्‌-तरगाफिरु-क व अतूबु इलै- 

तर्जुमा - “पाक है तू ऐ अल्लाह! और तेरी ही प्रशसा है 
में गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं 
तुझ से माफी मागता हूँ और (अपने पापों से) तौबा करता बँ!” 

5) या यह दुआ पढ़े - 

AN EE | 0५227: ६0॥ SEAL 

सुबूहा- न- कल्लाहुम्म वबि-हमूदि- क अस्‌ - तगफिरु- कं 
व- अतूबु इले- क 

तर्जुमा - “पाक है तू ऐ अल्लाह! और तेरे ही लिये हम्द 
च सना है। में तूझ से माफी तलब करता हूँ!” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शर्म वु 
करते समथ ऊपर की दुआएँ पढ़ता है उस के लिये (माफी का 
एक पर्चा लिख कर और फिर उस पर मुहर लगा कर रख दया 


| 


I$ 5 


जाता है, कयामत क दिन तक उस की मुहर न तोड़ी जायगी 
(और वह हुक्म ब्‌ की रहेगा] 


तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठने 
और उसे पढ़ने के समय की दुआए 
ओर आदाब 


॥) जब रात के अन्तिम पहर भें लहज्जुद को नमाज के 
सिये उठे तो यह दुआ पढ़े - 





i व अल «7 4-4... mT वा न 
CEPI 2p 
23 3 म h- i Ia! ब RITE TE [ डा; 
ट; Cross Ses 


$ जम | RE ज 5 मं पहल हि | बी आओ [ 
(३४) rEg: र] CaS ज म रण, जम हल = र HT 
(३४ ) =, “ls ट, ४02, SNS ls Lo] Eo || 


मना ir थी CF द 
ह [_ ca द OIE न ARE न्म 
UR 345०३ ३८९ ४३ ICHIREIENR 
है प दि 

YAO र a । <| i आ F ब 
- Lal कं ls ह र tl i, कह लीड A न ग्ड Bed 4% आं 

Le GAS Cg RTE Rut IIE 
ट GN rm NENTS F मं बनी ri Fe | ौी 
ELBE SEB FEES, 

मरि 


र 
रा जो 


र FF 
5 ग ब i हिला 3 है| हि हा उ ज + 
t=» >| CA LE ars ॥ ५ =) I म iV र = र्भ जान सडि जाकी 
~ es) TTT AS 5०24 uk 0००) ० 
FET 2५! प्र ४3% 


Ra द हट, जी का कि न अर जप > ल (४: Pp लोके 
Pag Ni ITO 


On, Ei र tg ha Dn I 2) के म 

"a , CSN MANE) icity ss 
।) अल्लाहुम्म ल-कल्‌-हम्‌द्‌, अन्‌-त कथ्मिमुस्समादाति 
पन्‌- जर्‌जि च-मन्‌ फीहिन्न, च-ल-कल्‌ हमद, अन्‌-त 
मलिकुस्समावाति वल्‌ -अरूज़ि व-मन्‌ फीहिन्न, व-ल- कल्‌ मुद्‌, 
अन्‌-त नूरुस्समावाति वल्‌- अऱूजि व-मन्‌ फीहिर्न, व- ल~ कल्‌ 


नआ 


I70 
१छऋएछछऋछऋछऋछऋऋचऋऋञइजि आओ TT 
हमूदु, अन-त्तल्‌ हक्क, व-वअ्‌-दु कल्‌ हक्क, वालिकाउ- क 
हक्कुन्‌ वकौलु- क हक्कून्‌, वल्‌-जन्नतु हक्कून्‌ वन्नारु हकृकुन्‌ 
वन्नबिय्यू-न हक्‍कन्‌ वम्‌-हम्मदुन्‌ हक्कुन्‌ वस्सा- अतु 
हकृकून+अल्लाहुम्म ल-क' अस्‌-लमृतु वबि-क आ- 
व-अलै-क त-वक्कल्लतु व इलै-क अ-नबूत्‌ वबि- 
खा-सम्‌तु बइले-क हा- कमूततु। 

2) अन्‌-त रब्बुना वइले-कल मसीरु फगूफिर्‌ ली भा 
कइम्‌चु वमा अख्खरतु वमा अस्‌-ररतु वमा अअ- लन्‌तु+ 
) वमा अन्‌-त अञ्‌-लमु बिही मिन्नी, अन्‌- तल्‌ भु- कह्दिमृ 
च- अन्‌- तल्‌ मृ- अख्रिए+ 
4} अनू-त इलाही, लाइला-ह इल्ला अनू-त्त+ 
5) ला हौ-ल वला कुव्व-त्त इल्ला बिल्लाहि 


तर्जुमा ~ !. “ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये (सब) त्तारीफ है 
(इसलिये कि) तू ही आसमानों को और उन की तमाम मख्लूक 
को कायम रखने (और संभालने) वाला है, और तेरे ही लिये हम्द॑ 
व सना है (इसलिये कि) तू ही आसमानों का और जमीन -का 
और उन की तमाम मख्लूक का बादशाह है और तेरे ही लिये 
(सब) तारीफ हे (इसलिये कि) तू ही आसमानों का, जमीन का 
और उन की तमाम मख्लूक का नूर है, और तेरे ही लिये (सब) 
तारीफ है (इसलिये) नू ही सच्चा है और तेरा बन्दा भी सच्चा है 
और (कयामत के दिन) तुझ से मिलना भी सच है, और जन्नत 
भो सच है और जहन्नम भी सच है और तमाम रसूल भी सच्चे हैं 
और मुहम्मद भी सच्चे हैं, कयामत भी सच है। ऐ अल्लाह! तेरे 
ही सामने मैंने सर झुकाया है और तुझ पर. ही ईमान लाया हूँ और 


7 


न सजू किया है, और तेरी मदद से मेंने (इन्कारियां 


ह मैंने 
तेरे हे किया है और तेरे ही दरबार में शिकायत्न लाया हूँ। 


, तू ही हमारा रब है और (मरने के बाद) तेरे ही पास 
बनें लौट कर आना है। पस तू बख्श टे जो कुछ (गुनाह) में ने 
ते) पहले किये और जो इस के बाद करूं और जो (गुनाह) 
(अब ते और जो किये 
में ने छूप कर किये और जो खुल्लम-खुल्ला किये। 
3, और वह गुनाह जिन को तू मुझ से अधिक जानता 5, 
तू ही आगे करने वाला है! 
; 4. तु ही मेरा माबूद है, तेरे अलावा कोई भी इबारत के 
लायक नहीं। 
.5. और न कोई ताकत है न कुव्वत, मगर अल्लाह ही 
(की तंरफ) से। 
2) और यह दुआ पढ़े. - 
FANS BIE (५-८ 
समि - अल्लाहु लिमन्‌ हमि-दहू, अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिं रब्यिल 
आ- लमी- न 
तर्जुमा - “अल्लाह तला ने उस शख्स की (हम्दत थ 
सना) कबूल फरमायी जिसने उसकी तारीफ फरगायी। (हर प्रकार 
नोट - यह एक ही दुआ के पाँच हिस्से हदीस की अलग- अलग 
कित्ताबों में आये हैं, हम ने उन को और उन के वर्जे को इकट्ठा कर 
दिया है, पढ़ने वाला अगर पूरी दुआ पढ़े तो बहुत ही आच्छा है, लेकिन 
अगर ज़्यादा समय न हो तो व्कलेषल पहले हिस्से की पढ़े मा और जितना 
हिस्सा हो सके मिला ले , गगर तरताब यदी रखे। {इदरीस) 





72 Lo 
की) तारीफ अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों का 
पर्वरदिगार है।” 


3) या यह दुआ पढ़े. - 
Fos aN SEAN ८० ८७22 


सुबूहा- नल्लाहि रब्बिल्‌ आ-लमी-न, सुबूहा- नल्लाहि, 
वबि- हम्‌दिही 5} 


तर्जुमा - “पाक हे अल्लाह (हर ऐब ओर बुराई से). 
तमाम जहानों का पर्रवरदिगार। अल्लाह की पाको बयान करता is 
और उस की प्रशंसा करता हँ।” र 


) रात के अन्तिम हिस्से में उठ कर बैठे तो सूरः आलै 
िम्रान की यह दस अन्तिम आयतें अवश्य पढ़े - (db) 


इनन फी खलूकिस्समावाति वल्‌-अर्‌जि वखतिलाफिल्लैलि 
वन्नहारि लआयाति लिऊलिल अलबाबि ' - - - अन्तिम सूरः त्तकः 


तर्जुमा - “बेशक आसमानों और जमीन को पैदा करने में, 
रात-दिन के यके बाद दीगरे आने-जाने में, बुद्धिमानों के-लिये। 
(अल्लाह की बड़ाई ओर क्ुदरत की अनगिनत) निशानियाँपहैं) 
जा हि 
।. इस हदीस के बाज़ तरीकों (रिवायतों) में केवल “लिउलिल्‌ अलूबाब” 
तक ही पढ़ने का जिक्र आया है और बाज़ रिवायतों में पूरी दस आयतों 
का जिक्र है। पढ़ने वाले को अगर पूरी दस आयतें याद न हों, या समय 
न हो तो केवल “उलिल्‌ अलूबाब” तक अवश्य पढ़ ले। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मुस्तकिल तौर पर मामूल था। 
(इदरीस) 


_ --- - अन्तिम सूरः तक 


उ 
उ 


मोट - सूरः आले अग्रान की यह दस आयतें और इन का 
तर्जुमा तर्जुमा वाले कुरआन मजीद से याद कर लेना चाहिये। 


तृहज्जुद की नमाज़ का समय, आदाब 
और रकअतों की संख्या ओर तरीका 


फायदा -हेदीस शरीफ में आया है - 


१) फर्ज नमाज़ के बाट सब से अफज़ल नमाज अन्तिम सत 
भें तहज्जुद की नमाज हे। 


2) फर्ज नमांज के अलावा बाकी नमाजों को अपने घर में 


पढना अफज़ल हे (इसलिये तहज्जुद की नमाज घर ही में पढ़नी 
अफ्जल हे) 


3) रात की नमाज दो-दो रकअतें हें (इसलिये तहज्जुदे 
की भी दो-दो रकअतें पढ़नी चाहिये) बाज रिवायतों में दिन का 


भो जिक्र हे (मगर सहीह यही हे कि यह रात की नफ्लों. सें 
मृतअल्लिक हे) 


4) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब रात को 
तहज्जुद के लिये उठते तो ऊपर की द॒आओं में से न0 । और. 
न0 2 और न0 3 द॒आयें पढ़ा करते थे, और जब उठ कर बैठते 


तो न0 4 यानी सूरः आले अिम्रान की एक आयत या पूरी अन्तिम 
देस आयतें पढ़ते थे। 


5) फिर खड़े हो कर वुजू फ्रमाते, मिस्वाक करते और इस 
बाद ग्यारह रकअतें पढते। फिर जब बिलाल रजिए फ़ की 


ग्थ 
आआआ े ।0ए0ि स :ा€ञगााआा ग्न्म्म्म्म्म्म्म्फ्शझा---+... 
अजान दे देते तो दो रवअतें फज की सुन्नत की पढ़ते, इसके 
बाद घर से निकलते और मस्जिद में जाकर सुबह की नमाज पटते 
(यह तो आम भामूल था) | 

6} और रात में ।3 रकअतें भी (कभी) पठते, उन में से 
(8 रमअतें नो दो-दो हमेशा की तरह पढ़ते और) पाँच रकअत्त 
वित्र पढ़ते (इन में दो नफ़ल होती और तीन वित्र, ओर सल्लाम 
फेरने के लिए) केवल अन्तिम रक्अत में बैठते] 

7) {केभो) रातत में | रक्अतें (इस प्रकार) पठते कि 
(अन्तिम दो रक्‍अतों के साथ) एक रकत (मिला कर) वित्र चना 
देते ' । 
तहज्जुद की नमाज शुरु करने के 


वकृत की दुआएं 
_ १)जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो तो - 


दस मर्तवा “अल्लाहु अक्बर”, दस मर्तबा “अल्हम्दु लिल्लाह"' 

उस मर्तबा “सुन्हानल्लाह” और दस मर्तबा “असूनगफिरुल्लाह " कहे! 
। यह सभी मुख्तलिफ हदीसें हैं। हम ने इन सबको “फ्ापदा” की सुची 
में इकट्ठा कर दिया है नाकि पूरा बयान पढ़ने वाले के सामने आ जाये। 
और नए शुमार से उन के अलग-अलग होने को ज़ाहिर कर दिया है। यह 
अवश्य ही याद रखना चाहिये किं हदीस शरीफ में पूरी तहज्जुद की 
नमाज को भी “वित्र” कहा गया है आर अन्तिम तीन रकअत्तों को भी 
वित्र कहा गया है, जैसा कि हदीसों के अल्ङ्गाज पर गौर करने से स्पष्ट 
है। यही अर्थ अन्तिम दो रकअतों के साथ एक रकअत मिला कर वित्र 


बना रेने का है।{इदरीस] 


न न पक vs 
2) और दस मर्तवा यह दुआ पढे - 
ASEAN र 35 +7 ~ हनी | 
2 Esse) tals BETES गा 
अल्लाहुम्मगफिर्‌ ली वहददिनी वर्जुकनी वआकिन्द्र 
तर्जुमा - ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे हिदायत 
डे दे, तू मुझे राजो दे दे और तू मुझे अम्न और चैन दे दे।" 
3} और दस मर्तबा यह तअन्वुज़ पढे - 
Salsa pos 33 
अऊजु बिस्लाहि मिन्‌ जीकिल्‌ -मुक्ामि यँ-नल्‌ किया- ममि 
तर्जुमा - “अल्लाह की पनाह मागता हैं कयामत के चनि 
का सख्त्तो से” 
4) और जब रात की नमाज (यानी तहज्जुद) शुरु करने 
लगे तो यह दुआ पढ़े - 
7 ४. जा n=) आ iy Gy ag Th जा अर go (८7. ४322 343 ह Fa 
FS SEBO CBOs Re dl 
हक कद जल हि है| Ce, PE बन A PE FR (६.5! जज बरी (2 
Als WILE A FE Lil 53 Ns NI 


क्‍ BEACH 
अल्लाहुम्म रब्बाजिन्राईला बमीकाई-ल बइस्ूराफी - ल 
फाति - रस्समावाति चल्‌ अरूज़ि आति- मल्‌ गेबि वश्शहा-दति, अन्‌-त 
तहकुमु बे-न अिबादि-क फीमा कानू फीहि यर्‌ - त्तलिफू ~ न + 
इहदिनी लिमखूतुलि- फ फीहि मि- नल्‌ हक बिइजूनि- क इन्त- क 
तहदी मन्‌ नशाउ इला सियातिन्मुत्‌- तकी 


) 
रक्तो 


१76 
जा. 'ऐ अल्लाह ऐ जिन्रील, मीकाईल और दो 
के पर्वरदिंगार, आसमानों और जमीन को ईजाद करने बन 
और खुले का ज्ञान रखने वाले, जिन बातों में यह के ष 
इस्त्तिलाफ कर रहे हैं तू ही उन का फेसला करेगा और ने 
बारे में जो इस्तिलाफ (दुनिया में) हो रहा है' उस के रे 
से मेरी रहनुमाई फरमा। बेशक तू ही जिस को चाहता है फेज 
रास्ते पर चलाता है।” ह 


वित्र की नमाज का बयान 


` जब (तहज्जुद के जाद) वित्र का तीन रक्ञतेः पढ़े 
) पहली रकत में सूर 'सब्बिहिस - म॒ रब्चि - कलूआता! 


पढ़े | 







े दूसरे क्त में सूरः कल या अय्यु- हल्‌ काफिरू- २० 
पढ़े | | 


तोवरी रक्अत में चूर कि कल हु उल्लाह अ- हद” पढ़े 


ओर 
(अगर समव हो ता) सूरः “फू-ल- क” ओर सूरः नादच” भी 


पहज्जुद और वित्र की रक्‍्अतों की 
सख्या का बयान 
शिवदा -हदीस शरीफ क्रे आया है कि 


करीम पल्लल्लाहु अलैहि व सललम वित्र की तीत 
की तीन पूरते पढ़ा करते थे। 


77 -औऑरऑऔ.......$इ 
2] आप ~ उप नदी करीम र करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम (तहज्जुद 
दी अन्तिम) दो रकआतों और वित्र के दर्मियान (इत्तनी बुलन्द 
से) “अस्सलामु असैकुम्‌ व-र-ह-मतुल्लाह” के जुरीआ 
अ (जु फरमाया करते थे जो सुनी जवे। 
3) या (बुलन्द आवाज़ से) “सलाम” केवल अन्तिम रक्त 
मेंकिया करते थे... :* 

4) (कभी तहज्जुद की दो रकआतों को) एक रवत से 
ही वित्र बना वेते थे (जिस में आठ रकत तडज्जुद की और 
तीन वित्र होते थे] | 

5} (कभी तहज्जुद की छ: रकञ्जत को) पाँच रकअतों से 
मिला कर विनर बना देते थे (जिन में दो रकअतं तहज्जुव की और 
तीन वित्रे की होती थीं) 


6) या (तडज्जुद की चार रवअतों को) सात रकअतों से 
मिला कर वित्र बना देते थे ( जिन में चार रक्ञ़तें तहज्जुद की 
और तीन वित्र की होती थीं) 


7) या नो रकुअत से मिला कर वित्र बनाते (जिन में छ: 
पेडज्जुद और तीन वित्र होती} ` | 


8) या ॥! रवअत से . (जिन में 70 लहज्जुद की और एक 
वित्र की) 





में 9) या इस से ज़्यादा से (मतलब यह है कि आम हालात 
आठ रकअत तहज्जुंद और तीन वित्र, यानी कुल ॥ रक्जतें 
पउते। और कभी- कभी दस रक्अत तुहज्जुद और तीन तीन वित्र, 





]78 


यानी कुल ॥3 रकअतें पढते थे) ' 
वित्र की दुआएं 


।) वित्रों की अन्तिम रकअत में यह दुआ पढे . 


A TTP SI [V 
3 


।. यह भी वित्र और तहज्जुद से सबन्धित अकसर ।रवायते हैं जैसा कि या 
शुमार से स्पष्ट है। इन में भी वित्र बना देने का बही अर्थ # जो उपर 
बयान हुआ। पढने वालों को चाहिये कि कम से कग चार रकअते (सन्चो 
करे) तहज्जुद की पढ़े और इस को बाट तीन रकअन वित्र पढ़े और अधि) 
क से अधिक ॥2 रवअत तहज्जुट और 3 रवअत चित्र पढ़े, उस रॉ-कम 
साबित नहीं और इस से अधिक भी सावित नहीं। | 
नबी करीम सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम आम तौर पर 8 रक्‍्अतो 
तहज्जुद और 3. रकअत वित्र यानी कुल | रकअतें पटा करते थे। चित्र की 
तीन रकअतों में मामूली सा इख्तिलाफ है। इमाम शाफुई रह0 के £ नकटे 
यह तीन रकअतें दो सलाम के साथ पढ़नी अफजल हैं। यानी दो रकत 
पर भो सलाम फेरें और तीसरी पर भी। अबू हनीफा रह0 के नज़दीको यह 
तीन रकअतें एक सलाम से पढ़े, यानी दो रकअत पढ कर उठ जायें: और 
तीसरी रकअत पढ़ कर सलाम फेरे। इन हदीसों में हदीस न0 2 इमाम 
शाफओ रह0 की हदीस हे और हदीस न0 3 इमाम अबू हनीफा रहए की? 
बहरहाल वित्र स्र के नजदीक तीन हैं, चाहे दो सलाम के साथ, चाहे एक 
सलाम के साथ। दोनों सूरते जाइज़ हैं, इख्तिलाफ केवल बेहतर में हे। 
बेहतर तो यह है कि तहज्जुद पढ़ने वाला वित्र को तहज्जुद के 
बाद पढ़े, लेकिन अगर रात के अन्तिम पहर में जागने का भरोसा न हो 
तो वित्र रात के पहले पहर में इशा की सुन्नतों के बाद पढ़ ले ताकि 


वित्र के कज़ा होने का डर न रहे। (इदरीस) 





79 
Dae PA Re ne SE 
Gs 3 ) 99 ~ Pe ne 59५३ SS} ७-»। ५40 
“a &8 2. .»9१८०६४ ९३४ ५० ४७३१) £) Coins 


LOR SAAN -४)३००“०५२४ ५०६ 3 ४ asi 


GNF DS Bs ENE; 

अल्लाषुम्मह दिनी फी मन्‌ छदे-त, चआफिनी फी-मन | _ 
एफै-त, व-त-वल्लनी पी-मन्‌ त-चल्लै-त, वबारिक्‌ ली फीमा 
अअतैत, वाकिनी शर मा कजे-त, इन्न-क तकजी वला मुकजा 
असै-क, वइन्‍नहू ला यजिल्लु मव्वाले-त, वला यजिज़्जु मन्‌ 
आदे-त, तबा-रकः-त रब्बना व-तआले-त, नस्‌-तगफिरू- क?) 
व-नतुबु इलै- क, च-सल्लल्लाहु अ- लन्नबिय्यि 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जिन लोगों को तूने हिदायत दी | 
है उन (की सफ) में तू मुझे भी हिदायत दे, और मुझे भी 
लोगों (की सफ) में (दुनिया ओर आखिरत की) अम्न नद 
जिन को तू ने आफियत दी हे, ओर जिन लोगों का तू वली बनी 
है उन (की सफ) में तू मेरा भी वली बन जा, और जो कुछ वू 
ने मुझे दिया हे उस में बर्कत दे, और जो तू ने भेरे भाग्य में लिख, 
दिया है उस की बुराई से बचा, इसलिए बेशक तेरा हुक्म (सब 
पर) चलता हे और तेरे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता,_जिस 
का तू वली (सहायक) बन गया वह कभी जुलील नही होता 
और जिस को तू ने अपना दुश्मन करार दे दिया वह कभी इज्जः 
नहीं पाता, तू ही बर्कत वाला है ऐ हमारे पर्वरदिगार! और तू र 
।सब से) बुलन्द और ऊँचा हे, हम तुझ से (अपने पापों की 
माफी मागते हें और तेरे सामने तौबा करते हैं, और अल्लाह रहः 
नाजिल फरमाये (हमारे) सन्देष्टा पर।” 


~ 


) 





I80 
2) या यह दुआ पढ़े - 


BOSE sass 
SIEVE SS DRS 
52522 2८ CIN RR CO BOER 
Seg geese, \ 
KN 2 ५१३: ५ 
अल्लाहुम्मगू फिर्‌ लना वलिल्‌ मोमिनी-न वलमोमिनाति चलू 
मुसूलिमी-न वलमुसूलिमाति, व-अल्लिफ बै-न कुलूबिहिम्‌, 
व- असूलिह्‌ जा-त बैनिहिम्‌, वनसुर्‌हुम्‌ अला अवुव्वि-क 
व- अदुन्विहिम्‌, अल्लाहुम्मल्‌- अनिल्‌ क-फ्‌-र-तल्लजी-न 
यसुदू-न अन्‌ सबीलि-क वयु-कज्जिबू-न रुसु-ल“'क 
वयुकातिलू -न औलिया-अ-क+अल्लाहुम्म खालिफ बै-न 
कलि- मतिहिम्‌ व- जलूजिल्‌ अकदा-महुम्‌ व- अनूजिल्‌ बिहिम्‌ 
बा-स-कल्लजी ला तरूहुहू अनिल कोमिल्‌ मुजरिमी-न 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमें और तमाम मोमिन 'मंदों. 
और मोमिन औरतों को और समस्त मुसलमान मर्दों और औरतों को 
मआफ फरमा दे, और उन के दिलों में परस्पर प्रेम भावना पैदा 
कर दे, और उन के परस्पर सबन्धों को सुधार दे, और अपने और 
उन के दुश्मनों पर उन की सहायता फ्रमा+ऐ अल्लाह! उन 
काफिरों पर जो तेरे रास्ते से (दीन के लोगों को) रोकते हैं और 
तेरे रसूलों को झुठलाते हैं, और तेरे दोस्तों (यानी मुसलमानों) से 
लड़ते हैं उन पर तू लअनत कर+ऐ अल्लाह! तू उन के दमियान 
फूट डाल दे, और उन के कदमों को डगभगा दे, और उन पर हूँ 


\8I 
a oi TT 
गा चह अजान नाजिल कर जिसे तू जुजरिन कोने के ए 
करता ही नहीं। 


दुआ-ए- क़ुनूत 
3) और यह दुआ- ए-क्कुनूत पढ़े - 


RNIN 
ONION CPOE ६5४ 
LSS hss 
(560 NESE sd; 

CEE has 


a 
बिसूमिल्लाहिरहमानिरेहीम+अल्लाहुम्म इन्ना नस्‌- तऊीनु- कं 
ब-नस्‌-तगूफिरु-क (व-नतूबु इले-क) वनुसूनी अले- कल्‌ 
खे-र (व-नशकुरू- क) बला नकाफुरु-क व-नस्‌- जअ 
व-सत्रुकु मय्यर्फजुरु- क+ अल्लाहुम्म इय्या-क नञ्जबुदू व-ल-क 
नु-सल्ली व-नसूजुद्‌ बइलै-क नस्‌आ व-नहफिद्‌, व-नखूशा 
अजा-ब-क (अल जिद) व-नरजू रह-म-त-क -इन्न 
अजा-ब-क (अल्‌ जिद्द) बिल्‌ कूफ्फारि मुलहिकुन्‌+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक हम सुझी से सहायता मागते 
हैं और तुझी से माफी तलब करते हैं, और तेरे ही सामने तौबा करते 
हैं और तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं 
और नाशुक्री नहीं करते, और जो नार्फमानी करे उस से संबन्ध तोड़ 
लेते हैं और उसको छोड़ देते हें। ऐ अल्लाह! हम तेरी दी इबादत 
करते हैं, तेरे लिये ही नमाज़ पढ़ते हें, तुझी को सज्दा करते हैं और 


]82 


fe Se SS दर TT 
तेरी तरफ ही दौड़ते और लपक्ते हैं और तेरे (सकीनी) अजान भे 
डरते हैं और तेरी रहमत के आशवासन हैं, बेशक तेरा यकीनी अजाः 
काफिरों को अवश्य पहुँचने वाला है! 


4. वित्र की नमाज का सलाम फेरने के बाद यह 


तीन मर्तबा कहे और तीसरी मर्तबा “सुबूहा-नल्‌ मलिकिल्‌ कहस” 
को लम्बा और ऊँची आवाज के साथ कहे। 


SMS hhc 2 हः 
Mri EY CRE EIN >35७॥७॥ २) का 
सुबहा - नल्‌ मलिकिल्‌ कुद्दूसि, सुबहा-नल्‌ मलिकिल्‌ 
सुबहा- नल्‌ मलिकिल्‌ कुद्दूसि, + रब्बुल्‌ मलाइ कति वर्हि | 
तर्जुमा - “पाक हे (दुनिया का) पाक बादशाह पाक 
(दुनिया का) बेऐब बादशाह पाक्‌ है (तमाम मख्लूक का) बजुम) 
बादशाह फरिश्तों और रूह का पर्दरादिगार g 


. यही दुआए क़ुनूत हम हनफी मुसलमान वित्रों की अन्तिम -रकअतों में 
रुकअ में जाने से पहले दोनों हाथों को कानों तक उठाने के बाद -पढ़ते] 
हैं। इस दआए कनत में दो जुम्ले पुस्तक “हिस्ने हसीन” में नहीं हं,” 
उन्हें हम ने ब्रेकिट में लिख दिया है। इसी तरह “अल्‌ जिदि” का 

दोनों जगह हमारी दुआए कुनूत में नहीं, लेकिन अगर पढ़े तो कोई हर्ज! 
नहीं। हदीस की दूसरी पुस्तकों में इन का जिक्र मौजूद है। दुआ नए ॥ 
और दुआ न0 2 अगर पढ़े तो कुछ हर्ज नहीं, मगर उन को रुकूअ से | 
उठने के बाद पढ़े, खास कर अगम मुसीबत और विपदाओं के काल में। 
हनफी उलमा इस को क्ुनूत नाजिला” (अचानक आने वाली मुसीबत 
की दुआए क़ुनूत) कहते हें (इदरीस) 


नोट - बाज रिवायतों में “रब्धुल्‌ मलाइ- कति वर्रुहि का इजा | 
है और बाज़ में नहीं (इदरीस) 


I83 


~ Moe MOA 5 5 
~ इसके बाद यह दुआ मांगे £ 


5. 

2 BESSA URES 

$ न है GUCCI 5०2१2 

SN EE 

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि- क बिरिज़ा- क मिन्‌ स-खति - क 
बरबिमुआफाति क मिन्‌ ओक़्ू-बत्ति-क व अऊजुबि- क मिन्‌ En 

| अन्‌ असने क्न 
ता उहसी सना- अन्‌ अले-क (अन्‌-त) कमा असूनै-त अर र 
नफसि- के तड 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह बेशक मैं पनाह लेता हूँ तेरी नाराजगी) 
से और तेरी बख्डिश और मेहरबानी से तेरी सजा से, और में पनाह -_ 
नेता हूँ तेरे (अजाब ) से तेरी ही (रहमत की) में तो तेरी तारीफ 
हक नहीं अदा कर सकता बस तू ऐसा ही है जैसी तू ने अपततं) 
प्रशंसा की हे।” 


Le) छ) 


EE 


नोट - पुस्तक “हिस्ने हसीन” में “अन्‌-त” का शब्द 
है, मगर हदीस की पुस्तकों में मोजूद है, इसलिए हम ने प्री 
दर्मियान लिख दिया है, और “अन्‌-त” होना चाहिये - ( 


kX 


84 


फुज़ की सुन्नतों का बयान 
।) इसके बाद फज की दो सुन्नतें पढ़े। पहली रकत में 
सूरः “काफिरून” और दूसरी में सूरः “इख्लास” पढ़े। या पहली 


रकअत में - हि 
Topas / 0 0॥/76 


5 3 न 4 
SLEYTR Gs (४४22४; (-- 
( अब 








~ 33? PT नी अनक 


8322५ >> ४ 39% [ज 
yo BY 0] fe (YS SSF ge (८ _\ 


कूलू आ-मन्ना बिल्लाहि वमा उनूजि-ल इलैना चया“ 
उनज़ि-ल इला इब्राही-म वइसूमाई-ल वइसूृहा-क यअक-ब 
वल्‌- असूबाति वमा ऊति-य मूसां वओसा वमा ऊति- यन्नबिय्यू-म'- | 


मिर्रन्बिहिम्‌ ला नु-फर्रिकु बे-न ओ-हदिम्मिन्‌हुम्‌ व-नहनु लह 


मुसूलिमू्‌-न (सूरः ब- करः ]36) | 

तर्जुमा - “(ऐ मुसलमानो!) तुम कह दो, हम तो 
अल्लाह पर ईमान ले आये ओर इस “किताब (यानी कुरंआन) पर 
जो हमारे लिये उतारा गया, और उन (किताबों) पर जो इब्राहीम 7 
पर, इस्माजील पर, इस्हाक पर, याकूब पर और उन की औलाद 
पर उतारे गये, ओर उस (किताब यानी तौरैत) पर जो मूसा पर 
ओर उस (किताब इन्जील) पर जो ईसा पर उतारी गयी, और जो 
दूसरे सन्देष्टाओं को उन के रब की ओर से (शरीअतें) दी 'गयीं 
(सब पर ईमान ले आये) हम उन नबियों में से किसी एक में 
फर्क नहीं करते, और हम तो उसी (एक अल्लाह) के फ्रमाबर्दार 
हैं” (जिस ने तमाम सन्देष्टाओं को पैगम्बर बना कर भेजा) 


I85 
क हु इत चातच 
+ और दसरी रकअत में यह पढे - 


SASS ssc FG TE 
Gio SABES ssa ७, 5५६ 
LAGU EES 777 

कुल या अहू- ललकिताबि तआलौ इला कलि-मतिन्‌ सवाइम्‌ 


वै-नना वबे- नकम्‌ अल्ला नाञूबु-द इल्लल्ला-ह वला नुशूरि-क- 
बिही शै- अन्‌ वला यत्तखि-ज बअजुना बा- जन्‌ अर्‌बा- बम्मित्न 


तर्जुमा - “(ए सन्देष्टा!) तुम कह दो! ऐ अहले किताब 
(यहूद और नसारा) आओ ऐसी बात को हम-तुम इख्तियार कर 
लें जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक समान (मानी हुयी) हे 
हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, और अल्लाह के 
साथ किसी भी चीज को शरीक न ठहरायें, और अल्लाह के सिवा 
हम में से कोई किसी को अपना रब न बनाये, फिर अगर वह-उस 
से मुँह मोड़ें तो तुम उन से कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम) 
तो मुसलमान (यानी अल्लाह के जज्ञा कारी) हैं।” (सुर आले 
अिम्रान, आयत 64) ल 

%* और फज की सुन्नतों से फ़ारिग होकर वहीं बैठे बैठे 


तीन मर्तबा यह पढ़े - 
803 >» ८४) EISSN 
-2090७52४0$:#739:* 


वमीकाई-ल वइस्राफी-ल 


अल्लाहुम्म रब्बा जिब्री-ल वमी ह 


वमु - हम्मदि निन्नबिय्यि (सल्लल्लाहु अलैहि व-सल्ल-म 


HS कलम i 5४ F Yee - #>ड है Se 
मि- नन्नारि alk RS Bl 


अऊज़ुबि- के क अत जिन्रील, मीकाईल , इसाफील ओः 
तर्जुमा ह वसल्लम के रब्‌ में जहन्नुम से तेरे" 


ब लेता हँ (तू मुझे बचा ले) | 
(अगर समय हो तो) उसी स्थान पर 'दाहिनो कर्वट 
हर न्‍्ऊ के लिये) लेट जाये (ताकि थकान दूर हो जाये. 
a की नमाज पूरे इतमिनान से पढ़ सके) (०८) 


निकलने का बयान cn) 


) फिरे जब (फूज की नमाज के लिये) घर से बाहर/ 





/ 
| 
/ 
/ 
| 
/ 
| 
A | 


निकले तो यह कहे - ? 
Lo} o 

बिसूमिल्लाहि त-वक्‍्कलूतु अ- लल्लाहिं श 
अल्लाह के नाम के साथ, गें ने अल्लाह पर भरोसा विस ) 

है। ” | ह 

2) और यह दुआ पढ़े - ज 


FPP 


IASI GSI oe Bess BS 
PN जल पद > 
Ci StS sss 
अल्लाहुम्म इन्ना नऊजुबि-क मिन्‌ अन्‌ नजिल्ल ओ नुजिल्ल 
ओ नुज़िल्ल ओ नजलि-म औं युजलि-म अलेना ओ नज्‌-ह-ला 
औ युज़-ह-ल अलैना+ 


१87 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! हम तेरी पनाह लेते हैं इससे कि 
हमारे कदम (तेरे रास्ते पर) खुद डगमगायें, या हम किसी और के 
दम डगमगायें। और इस से कि हम किसी को गुमराह करें। और 
से कि हम (किसी पर) अत्याचार करें। या हम पर अत्याचार 
किया जाये, या हम (किसी के साथ) नादानी (बदत्तमीजी - भद्र 
व्यवहार) करें, या हम पर व्यवहार किया जाये।” i 


3) या यह दुआ पढ़े - ल 


L 


SESE eg, sy 
बिसूमिल्लाहि, ला हो-ल वला क्कुव्व-त इल्ला बिल्लाहिं) 
अत्तकलानु अलल्लाहि = 

तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह ( क] 
तौफीक) के बिना कोई ताकत और क्कुव्वत (हासिल) नही. 
भरोसा तो अल्लाह पर ही हे।” 


4) या यह दुआ पढ़े - (०) 
| NA SAN के के x wie ३3०... 2 वीं | 
BOSSY see ley a 


बिसूमिल्लाहि, त-वककल्तु अ-लल्लाहि, ला हो-ल 


> 
कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 


i 


तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, मैंने तो अल्लाह पर 
भरोसा किया हे, अल्लाह (की सहायता) के बिना कोई ताकत 
(हासिल) है और न कुव्वत।” | 


5) जब घर से निकले तो आकाश की ओर नजर उठाकर 
यह दुआ पढे तह 


नी 
Hs” 
ना hb र ज > = र | ९ के 9: | हो 
>> 3] 0ल्‍9 22227 ८-4 >> ४ + * 2c i 
र 5 2 न म 5 
~~ 





तर्जुमा - ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाइ लेता हँ इस 
मैं स्वयँ गुमराह किया जाऊ वा मे (साधा सह च ) स्वर्यं फिक 
जाऊँ, या मैं (किसी पर) अत्याचार कर या मुझ पर किया जाड, 
या में स्वर्यं (किसी के साथ) जहालत करू, या नर चाय जहादर 
(द्व्यवहार) का सुलूक किया जाव। eS 





फायदा - हज़रत उम्मे सलमा रजि0 से रिवायत है कि | 
जब भी नवी करीम सल्लल्लाइु अलेहि व सल्लम मेरे नका म) 
बाहर निकलते तो आकाश की ओर नज़र उठा कर ऊपर ३ 


दुआ पढ़ा करते थे। | Lo} 
०) 
७) नमाज़ के लिये घर से निकले तो रास्ते में यह दुल्ला 
पढ़े- Ng 
5.2 4345 2? 5 +73 र 23 + a ~ 3 seo _] 

CARS bss 92 \ PS DPSS lA 

“Svs 2532 \ र 
(५९33 ( (3 DE Hers bs ~ PV ed Rg ~ ~ ) 

EY ~ y+ ० आ5 एक ऊ >*5 9 iE डँ 


55 GHGS SASG SPS 55ST G5 


23°53. ५23 ~ es 3?s 
RAS OP SIP AEN EE 3s 


।- अल्लाहुम्मज्‌-अल्‌ फी कलूदी नू-रव वफी ब-सरी 
नू-रव, वफो सम्‌औओ नू-रव, व-अन्‌ यमीनी नू-रव, व-अन्‌ 


- रंव, व-स्व एल. ब- खनी स्र नू-रव, कञ- अलसी न-रन 

नाती तू ee न्स नू-रन, 2- 
खफा नरन नन्द ते ~> = 

A ह a सदा 3 < = # i * कं न कक ४४ पर ५ हनन कक ज्बु- + 








s tA र 
4 a दै. क्र 
मा रव वस्र द- झा नु-रव 3- करी सिजी 
अल्‌ - नलफसी न-रव, वजाऊज्न लो न- न्न ह 
दप * प्रा E क Ee ज 3 4~ दजु - 
~~ ar sr 
अल क 
= - “ए अल्लाह! त मेरे शिजि डेंजर क्म 
तर्जुमा ८ TR ENS RR उकाा नर" 
~ To > ०“. र ब.... a 
> मेरी आँल्वों में नूर, और मेरे कानमे में नूर पैदा फरन्य दे, उक्र 
और मेरी आ ; क फ करमा द, र) 
w = = Cr = i 
~= ओर ना Fo न अखिनजओओा। pe नूर > =_ = पोछे ५ ---+ 
मेंते दाया उऊार भा नूर ऊपर चाया जार भा नर, जार मर t= a! 
—_ ~~ पा के. खरया नूर FT न्यू | 
नर और अंग नानू (पा ) नुझ उरठाया नूर बना दे। 2- 
~ ~ ~ स्यू न्क) 


J 


i 


7) या यह दुआ पड़े - ~ 





\5 र Ce POON EG; \\ 5) 
ऊ Soi NSS 5 0८८५ 
“> ee ठ > 2G क 
अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ फी कलबी नू-रव वफी लिचानी नू-रव 
वज्‌-अल्‌ फी समूओ- नू-रंव वज्‌-अल्‌ फी ब-सरी नू-रव 
वज्‌- अल्‌ मिन खलूफी नू-रंव वमिन्‌ अमामी नू-रंव चज्‌- अल्‌ 
मिन्‌ फोकी नू-रंव वमिन्‌ तहती नू-रन्‌ अल्लाहुम्म अञ्तिनी नू-रन्‌+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दिल में नूर और मेते 
जुबान में नूर पैदा कर दे और मेरे कानों में नूर और निगाह में नूर 


]90 


NS LL 
अता फरमा दे, और तू मेरे पीछे भी नूर, मेरे आगे भी नूर और 


मेरे ऊपर भी नूर और नीचे भी नूर ( अर्थात हर तरफ नूर ही नूर) 
कर दे। ऐ अल्लाह! तू मुझे नूर (ही नूर) अता कर दे।” _ 


KK फ 


: 


Fi 


॥6] 607 0-७-०/छ॥ 


हर नोट - यह ऊपर की भी एक दुआ है जिस के चार हिस्से हैं, 
| अलग- अलग हदीस की किताबों में जिक्र हैं, हम ने नम्बर दे कर 
उन सब को इकट्ठा कर टिया है, इसलिये जितना हिस्सा हो सके पढ़ 
ले। (इदरीस) 


]9] 


———— 
मस्जिद में दाखिल होने 
के समय का बयान E 


।) मस्जिद में दाखिल होने के समय यह दुआ पढ़े - | 7 
क र 2 3 CD 
>| \h | \2 rd | a2 49 { FI 45 ४०» 7] ७] १३१7 ` 
PNA NCEE ESET 
अऊःजु बिल्लाहिल्‌ अजीमि ववि- वजूहिहिल्‌ करी 
वतुलूतानिहिल्‌ क॒दीमि मि-नश्शेतानिरजीमि I 





तर्जुमा - “मैं बड़ाई और बुजुगी के मालिक अल्लाह और 
उस की करीम जात और उस की अथाह बादशाहत की पनाहां:) 
लेता हूँ मर्दूद शैतान से।” T 

2) मस्जिद के अन्दर पहुँच कर नवी करीम कलव 
अलैहि व सल्लम पर दर्द पढ़े और इत्त के बाद - द 
lo RE जो 53 Fos है 
AI aE | कि 


अल्लाहुम्मफ्‌ तहली अवृवा-व रह-मति-क (9) 
(ऐ अल्लाह! तू अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिये खो 


3) या यह पढ़े - 


A | 


Pies = र 55% + 
Bs NEE NSS 25 ONE BEN 
रि am 5 म Bs र 


अल्लादुम्मफ -तह्‌ लना अवूवा-ब रहू-मति-क व- सहिहल 
अलेना अबृग-व रिजूकि- क 


EE, ज 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाइ! तू अपनी रहमतों के द्वे क्न 
लिये खोल दे और अपनी रोजी के दर्वाजे (यानी उस के . 
और रास्ते) आसान कर दे!” 


4) या यह कहे - 
gl sei EY ale 
बिसूमिल्लाहि बस्सलामु अला रसूलिल्लाहि 
अल्लाह तआला के नाम के साथ (में मस्जिद में फ 


रखता हूँ) और अल्लाह के सन्देष्टा (सल्लल्लाहु अतेहि व सल्ल} 
पर सलाम हो। 


5) यां यह कहे - 
dl SSRs ile 
बिसूमिल्लाहि व~ अल्ला सुन्नत्ति रसूलिल्लाहि 


(में) अल्लाह के नाम के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि! 
व सल्लम की सुन्नत पर अता करने के उदेश्य से दाखिल हआ 


हूँ ) 
6) और यह दरूद पढ़ें - 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिन व- आला आलि 
मु- हम्मदिन 
7) और यह दुआ मागे - 
TRO कद क+5 ४ 


र है 


“ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ 
पी ल्क के दरवाजे मेरे लिये खोल दे।” | कर दे ऑर 


) और अन्दर पहुँच जाने के बाद यह कहे 
a} NSCS 3 2 <| 
अस्सलामु अलेना व- अला इबादिल्लाहिस्सालिही - न नी 
सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर» !.. 


मस्जिद के आदाब का बयान :: 
।) मस्जिद में बेठने से पहले दो रकअत तहिय्यतुल्‌ मस्जिद 
पढ़े और इस के बाद बेठे - | 


फ़ायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अगर किसी शख्स I 


को मस्जिद के अन्दर अपनी खोई हुयी वस्तु को लोगों से मालूम -- 
करता और खोजता देखो तो कहो - ई 


अले _<.2 
ला रद्द-हल्लाहु अले- क क 


“अल्लाह तुझे वहः वापस करे ही नहीं (अल्लाह करे तुझे 
मिले ही नहीं) | 


और इस के बाद उसे समझा दे कि मस्जिदें इस (प्रकार के 
दुनियावी कामों) के लिये नहीं बनी हें। 


एक दूसरी हदीस में आया हे कि अगरं किसी को मस्जिद 
में मोल-भाव करता हुआ देख तो कहे - `" 





]94 | 
ला अर्‌-ब-हल्लाहु तिजा-र-त-क 
“अल्लाह तेरी तिजारत में लाभ न दे” 
नमाज पढ़ कर मस्जिद से निकलते 
समय की दुआओं का बयान ''. 
कक | 


।) जब नमाज़ से फारिग हो कर मस्जिद से बाहर 
लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर र 


भेजे और कहे - YA) 

Afgan लाई हक. TS 

अल्लाहुम्म अअसिमनी मि-नश्शैता निर्रजीमि 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुझे मर्दूद शैतान से बचा” 

2) और यह दुआ पढ़े - Ee 


EPIC TOAST न) 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क मिन्‌ फजलि-क 


नोट - अगर फर्ज नमाज़ से पहले की सुन्नतें पढ़नी -हों और 
समय कम हो तो उन सुन्नतों में ही तहिय्यतु मस्जिद की नीय्यत करें 
जैसे, जोहोर-अंस्र के समय और अगर समय हो तो पहले दो रवअृत 
तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े, फिर सुन्नतें पढ़े। फर्ज के वकृत के अलावा, कि 
सुबह की फर्ज़ नमाज़ से पहले केवल दो सुन्नतें साबित हैं, इसलिये 
अगर सुन्नतें मस्जिद में पढ़े तो उन में तहिय्यतुल्‌ मस्जिद की निय्यत 
कर ले। और अगर घर से पढ़ कर मस्जिद में आये तो बैठ जाये और 
तहिय्यतुल्‌ मस्जिद न पढ़े। (इद्रीस) 





रळ 95 हे Pe मदन जल लिकिस, 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुझ से त्तेशा फ्‌ज़ल (इनाम) 


माँगता हैँ।” 
3) या यह दुआ पढ़े - 
2 bss ey 
विसुमिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि 


- - “अल्लाह के माम के साथ (निकलता हूँ) 
अल्लाह के रसूल पर सलाम हो।” 


4) और यह दरूद पढ़े - 


CEN VARFENT 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्भदिन्‌ च- अला आलि 
मू - हम्मदिन्‌ 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद पर और मुहम्मद की 
आल पर रहमत फरमा” 


5) और यह दुआ मागे - 
SS TESS BF 
अंल्लाहुम्मग फिर ली जुनूबी वफ-ततह्‌ ली अबवया-ब 
फजूलि-क | 
. त्ञर्जुना - "ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाह बख्श दे और अपने 
फूज्ल के दरवाजे मेरे लिये खोल वे।” 


उ के समय और बाद के ध 
और दुआओं का बयान ह 


आया है कि ।- अजान के ]9 


पहचानते हैं। 2- सुबह की 3, | 


) हदीस शरीफ में आ 


करे ' जिनको सब ही जानते अज+ 
में “अस्सलातु (नमाज सोने से बेहतर है पे 
मर्तबा ज्यादा किया जाता है। रः 

५ - जब मुअज्जिन की आवाज़ सुने तो जो कलिमात- ङः 


कहता जाये स्वँय भी वही अजान के कलिमात कहता जाये. 


3) और “हय्या अ- लस्सलाति" और “हय्या अ-लल्‌ फुला" रा 
“लाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि” कहे। 





के स्थान पर 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स दिल रे 

अजान का उत्तर देगा जन्नत में दाखिल होगा। | 
4) या “अशू-हदु अल्ला इला-ह इल्लन्लाहु ” के उच त >, 

दुआ पढ़े- 


id aN 


SENSES NESS ESSN MIN Sid af 


3 $ ल्ह Cd NT 


ड, 2.2 52.5) Lf ) 9०.) viii; ab ERD 5 38० 5) ) 








7. अजान के कलिमे अहनाफ के निकट ]5 और शाफूई के निकट ॥9 
हैं। वह अव्वल दोनों शहादत के चार कलिमे पस्त आवाज़ से कहते हैं, 
इस के बाद दोबारा वही चारों कलिमे बुलन्द आवाज से कहते हैं। इन्ही 
दोनों शहादत के कलिमों को दोबारा कहने को “तर्जीअ” कहते हैं। 
संपादक इमाम जज़री रह0 शाफई मसूलक के हें इसलिये उन्होंने अजान 
के कलिमों को ॥9 बललाया है। 


I97 
नल TT 
अश्‌- 55 अल्लाइला- ह इल्लल्लाहु वहू-दहू, ला झरी क 
ब-अन्त सु हस्म - दन अबूदुहू 'व-रसूलुहू, रजीतु बिल्लाहि 
ल्व वबिमु- हम्मदिन्‌ रसू - लव॑ वचिल्‌ इसूलामि दो-नन्‌ -+ 
न्‍ “मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
नहीं, वह अकेला हैं, उस का कोई शरीक नहीं, और यह चिः 
द (सल्लल्लाहु अलेहिं व सल्लम) अल्लाह के बन्दे और उस 
के रसूल (सन्देष्टा) हैं। मैं ने अल्लाह को अपना रव और मुहम्मद 
को अपना सन्देष्टा और इस्लाम को अपना दीन पसन्द कर लिया? 
फायदा - छेदीस शरीफ में आया है कि 

।- जो शख्स कलिमए-तौहीद का उत्तर ऊपर की दुआ से 
उमा उस के गुनाह बख्श दिये जायेंगे। 

2- जो शख्स मुअज्जिन की जगह ही अजान के कलिमे 
कहेगा, उस के लिये जन्नत है। 

३- और नबी करीम सललल्लाह अलेहि च सल्लमं 
(कभो- कभार) शहादत के दोनों कलिमों के उत्तर में केवल “व- अना, 
व- अना” (यानी और में भी, और में भी) फरमा दिया करते थे। 

5) अजान खत्म होने के बाद अव्वल दरूद शरीफ पढ़े, 
फिर नीचे की दुआए वसतीला ' पढे- 

5487 5:59 FEN Pigs 


| ल्म चु pe Ts Re] \ ग 3 CE Ah ज~ 
०७-२2 Se 22.0 is dass 3 
SaaS EE} 


गट 
hs 


TE EE TS डममूइुछ 


।. “चसीला” और “मुकामे महमूद” से मुराद कयामत के दिन नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम का मुकामे शफाअत है। आप सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम दो झफाअतें फरमायेंगे- बाकी अगले पृष्ठ पर 


I98 f 


मु मु-हम्म-द निल्‌ वसी-ल-त वल्‌ पि त्च | 


_मति आति i जी. 
हम असूह मका- मम्महमू- द॑ निल्लजी व- अत्तहू इनन. र त 
तुखलिफुल्‌ मी- आद | 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! ऐ इस मुकम्मल दावत और ह 
होने वाली नमाज़ के मालिक तू मुहम्मद (सल्लल्लाहु लेहे  । 
सललम) को वसीला और फजीलत अता फरमा दे और ल | 
दे जिस का तू ने वादा फ्रमाया है, ई. | 
| 


मुकामे महमूद पर पहुंचा fra 

तू अपने वादा के खिलाफ नहीं करता।” _ बेशक 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- “(2 
'वसीले' जन्नत का एक, विशेष स्थान है और एक ताः 

ही बन्दे को अल्लाह पाक देगे। .नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वो | 
सल्लम ने फरमाया - मुझे आशा है-कि वह खास बन्दा मैं 
----------- पिछले पुष्ठ का शेष भाग 2) 
3. शफाअते कुबरा-यह आम लोगों को कयामत के दिन अन्ताः 

के गजब से बचाने के लिये होगी। इस शफ़ाअत के बाद अल्लहि का | 

गुस्सा ठन्डा और हिसाब-किताब आरंभ हो जायेगा। “मुकामे महमूदे" हे | 

मुराद (जिस को देने का वादा अल्लाह तआला ने सूर: बनी इसाई का] | 

आयत न0-79 में फुरमाया है) यह मुकामे शफाअत है। 7 _ | 

2- दूसरी शफाअत “शफाअते सुगरा” हे। यह अपनी उम्मत के | 

गुनाह गारों को बर्व्शवाने या जहन्नम के अजाब से नजात दिलाने के तिमे | 

होगी। विस्तार से मालूमात के लिये हदीस की पुस्तकों का मुताला कीजिये। ' 

“दुआए वसीला” का पाबन्दी के साथ पढ़ना एक मुसलमान वी | 

अफाअत का हकदार बना देता है, इसलिये इस दुआ को अवश्य प | 

चाहिये, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफाअत | 

नसीब हो (इदरीस) SR pe 5. 


म मलबे कक के er रः rb i f Mer है sa le हि ~ थ ग खः द : ५ 
है 2 a _ क Fs A Sis. ह 9 sk ५ हि क्‍ 75 >> NL SLR 





I99 


rr 


आयात 3 आम 
हँगा, तुरम भी मेरे लिये इस खास स्थान की दआ किया 
जो कोई मेरे लिये वसीला की दुआ माँगेगा वह मेरी 


का अवश्य हकदार होगा।” 
शफाअते 


७) या अजान के ऊपर बयान किये तरीके के अनुसार 
देने के बाद यह दुआ पढ़े - 


3 ८६.5 -४ \ 5 “~ ०2९४ ~~ SEN 937 । ५; 7 अत व के 


“~> | 

अल्लाहुम्म अत्ति मु-हम्म-द निल्‌ वसी-ल-त -वलः 

फजी-ल-त वज्‌- अलहु फिल्‌ अअले-न द-र-ज-तहू विल 
मुस्‌- तफे-न म-हब्ब-तहू वफिल्‌ मु- रकरबी-न जिक्‌-रह 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि-क 
सल्लम) को वसीला ओर फजीलत अता फ्रमा और उन को 
बुलन्द मर्तबा वालों में शामिल फ्रमा, और उन की मुहब्बत चुने 
हुये लोगों (के दिलों) में पेदा फ्रमा, और उन का जिक्र अल्लाह 
के करीबी लोगों (की सभा) में फरमा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जो शख्स मुअवज्जिन 
के साथ-साथ अजान का उत्तर देने के बाद ऊपर की दुआएऐ' 


वसीला पढ़ा करेगा, कयामत के दिन उस के लिये शफाअत 
वाजिब हो जायेगी। 


7) या अजान के बाद यह दआ करे - 
bs RD 3+: 
east 5) SITES A 


5 0525 > Lz) rn र 
अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिइअ-वतिल्‌ काइ- मति वस्सलातिन्नाफिं 


200 
अं ननननलग अ क -ज उन्नी रि-ज़नू प्‌ 
_ अति सल्लि अला मु- हम्मदिन्‌ वर ज़ अन्नो रि-जन्‌ ला केश | 


बअ- दहू ५ | 
“ऐ अल्लाह! ऐ इस पाएदार दावत्त 
देने वाली नमाज़ के मालिक, तू मुहम्मद (कनत | 
रहमत नाजिल फरमा ओर तू क्‍ 
के बाद तू कभो नाराज न हो 









और लाभ दे 
अलैहि व सल्लम) पर र 
प्रकार खुश हो जो कि इस 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स 
के बाद (सच्चे दिल से) ऊपर की दुआएँ माँगेगा, अल्लाह रे 
उस की दुआ अवश्य कबूल फ्रमायेंगें। (_भज] 


) या अजन के उत्तर के बाद नीचे की दुआ करे : - 
I 


SENSING a SE i . 


Pd ६६५ 3 A 3+ 
od al” 





EE Od i s 






































[52-०६ Heed ERR 3 0 


अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिइअ- वतिस्सादि- कतिल्‌ मुस्‌ - तजाबि- 

लहा दअ-वतिल्‌ हकक व- कलि-मतित्तक्‌वा अहयिना अलैहा-: 

व-अमित्‌ना अलेहा वब्‌-असूना अलेहा वज्‌- अलूना मिन्‌ खि- यरि 

अहूलिहा अहया- अंव्व- अमूवा- तन्‌ न 

तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! ऐ इस सच्ची और मकबूल दावते 

हक्‌ (अजान) और तक॒वा के कलिमे (कलिमए शहादत) के 

मालिक, तू हम को इसी पर जीवित रख और इसी पर हमें मौत 

दे, और इसी पर (उठाये जाने के दिन) उठा, और हमें जिन्दगी 

मौत दोनों हालतों में बेहतरीन तौहीद वालों में शामिल कर 
| » 


| 
| 
| 
| 


Rago RO eee ees नी] 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स किसी 
दबत या विवाद में गिरिफ्तार हो, उसे चाहिये कि अजान जान के 
क इन्तिज़ार करे और उस का उत्तर देने के बाद ऊपर की 
आ पढ़े और इस के बाद अपनी आवश्यकता की द॒आ करे, उस 


की दुआ अवश्य कबूल होगी। 
अजान और इकामत के दर्मियान दुआ 
का बयान र 


न 


।) हदीस शरीफ में आया है कि इकामत (यानी तक्योर) 
के! शा कलिमे हैं दूसरी हदीस में आया है कि इकामत, अजान ही 
की तरह है, फर्क केवल यह है कि इकामत में तर्जीअ नहीं Tf 
और दो मर्तबा “कद का-मतिस्सलाति” का इजाफा है। ._- 


a” ‘wd 





.. इकामत के मामले में भी अज़ान के कलिमों की तरह इमामों-के' 
दर्मियान इख्तिलाफ्‌ है। इस पुस्तक के संपादक अल्लामा जजुरी रहए ने, 
इस सिलसिला में दो हदीसें बयान की हें ]- एक हदीस में इकामत्तर के 
¶ कलिमे हैं, वह इस प्रकार कि “अल्लाह अकबर” दो मर्तबा, शहादत-के 
दोनों कलिमे एक-एक मर्तबा, “हय्या अ- लस्सलाति” और “हय्या अ-ललू 
फूलाहि” एक-एक मर्तबा, और “कद का-मतिस्सलातु” दो मर्तबा, “अल्लाहु 
अकबर” दो मर्तबा, और “लाइला-ह इल्लल्लाहु” एक मर्तबा। 

2- दूसरी हदीस में इकामत के कलिमे बिल्कुल अजान के समान 
(बराबर) हैं, केवल इतना अन्तर है कि इकामत में दो मर्तबा "कूद 
का-मतिस्सलाति” का इजाफा है और तर्जीअ(यानी दोनों शहादतों को 
दोहराना) नहीं। इस लिहाज से इकामत के कलिमात ।5 हुये। यही 


अहनाफ का मज़हब है। (इदरीस) 


न (की) के चिन क इक | 
< a | £ ॥ ४००४ 5.0३ २-० 3: ५) 2६॥॥ | 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-कल्‌ अफ- व वल्‌ आफि 
_त वल्‌ मुआफा-त फिदुन्या वल्‌ आखि-रति 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह । बेशक में तुझ से (हर 
गलती से) माफी और (हर दुःख और बीमारी से) स्वास्थ जेर 
पन्दरुस्ती और दुनिया और आखिरत में (हर बला और अजाब श 
हिफाजत का प्रश्‍न करता हू! य 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अजान { 
इकामत के दर्मियान दुआ जरूर कबूल होती है, इसलिये उस स्म 
दआ किया करो, और अल्लाह तआला से दुनिया और आखिर ते | 


अम्न- शन्ति माँगा करो। i | 
नमाज की दुअओं का बयान 


जब फर्ज नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा हो तो यह दुआ. - 
॥ आज No 








हक) 


१. यह “दआए तौजीह” कहलाती है। बाज़ हदीस की किताबों में तकवीरे । 
तहरीमा के बाद उस के पढ़ने का जिक्र आया है, लेकिन अक्सर पुस्तकों ' 
में यह मौजद नही है। अहनाफ के निकट यह दुआ और इसके बाद आने 
वाली द॒आयें तक्बीरे तहरीमा से पहले पढ़नी चाहिये, लेकिन अगर अकेला 
ही नमाज़ पढ़ने वाला बाद में भी पढ़ले तो कछ हर्ज नहीं। जमाअत में 
तक्बीरे तहरीमा (यानी अल्लाहु अक्बर) के घाट केवल “सुबूहा- न7 कल 
लाहुम्म- - - ” पढ़े, इसलिए कि इतनी गुन्जाइश ही नही होती कि इमाम 
के किरात शुरू करने से पहले यह दआ पढ़ी जा सके, वर्ना कुरआन सुनने 
में रुकावट पैदा होगी और वह फूर्ज़ है। (इदरीस) 


~ Ce ses a 
52 MOEN RR न तनर 
SAEs oT 


t, I FF 


DFE icp a Us < [५ sors ~ 
2 07 i 


al Es न RAS (०2.५ TONE ४83 ६५ 


~ ois रे Gelb, 932८0 5 (33८2 ya) ७ 
LEADS Fogg | 


~ 


522४ Vs “fw OSEAN | (2258 | SI < 
3 52 x 2 HONE cscs (CO 

~ 5.372 र : a | न है 
BLESSES SE Sg sth sin 0. 


KC 


वज्जहूतु वज्‌हि-य लिल्लजी फ-त-रस्समावाति वल्‌ अर्‌ ज़ 
हनी - फम्मुसूलि- मंव वमा अना मि-नल्‌ मुश्रिकी- न, इन्न सलाती _ 
वनुसुकी व-मह॒या-य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ- लमी 
ला शरी-क लहू, वबिजालि- क उमिरतु, व-अना मि 
मुसुलिमी-न+अल्लहुम्म अन्‌- तल्‌ मलि लाइला-ह इल्ला 
अन्‌-त, अन्‌-त रब्बी व-अना अबदु-क, ज़-लम्‌तु नफसी- 
वअ-त-रफतु बि-ज॒म्‌बी फरगाफिर्‌ ली जुनूबी जमी- अन्‌, इन्चहू 
ला यगफिरुज्जुनू-ब इल्ला अन्‌-त 


कि हो 








वहदिनी लि- अहू-सनिल्‌ अख़लाकि ला यहूदी लि-अह> 
सनिहा इल्ला अन्‌-त, वस्रिफ अन्नी सय्यि-अहा, ला यस्रिफु 
अन्नी सय्यि- अहा इल्ला अन्‌-त, लब्बै-क वसअदै-क वल्‌ खैरु 
कुल्लुहू फी यदै-क वर्श्शरु लै-स इलै-क, अना बि-क वइले-क, 
तबा-रक्‌-त व-त-आले-त भअस्‌-तगूफिरुक व- अतूबु 
इले- क 


] 


204 
~ on SN उस (पर्वरदिगर) [« 
“मैं ने अपना चेहरा उस (पर्वरदिगार ) की 


तर्जुमा 
कर दिया जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है प 
से) मुँह मोड़ कर (उसी का) फुर्माबरदार बन कर रं, पि 
मुड्रिकों से कोई संबन्ध नहीं। बेशक मेरी नमाज़, मेरी ३_ 
मे जिन्दगी, मेरी गोत (सब) सारे जहान के रब के हि 


है, जिस का कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे 
हक और मैं तो आज्ञाकारों में से हूँ। उन हि 
ऐ अल्लाह! तू (तमाम ससार का मालिक है, तेरे ॥ कः 
और कोई इबादत के लाइक नहीं, मेरा रब है और मैं स अक्र 
मैंने अपने ऊपर (बहुत कुछ) अत्याचार किया है ओर : 
अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, पस तू मेरे सब के सब क है 
बख्श दे, इसलिए कि तेरे अलावा और कोई नहीं बख्श 
और मुझे बेहतरीन अख्लाक ( और आमाल) की राह पर चल्ञा' ह 
(इसलिए कि) बेहतर अख्लाक्‌ (व आमाल) की राह पर तैरे 
अलावा कोई नहीं चला सकता, और बुरे अख्लाक (और आमाल) ) 
को मुझ से दूर रख (इसलिए कि) बुरे अख्लाक (और आमाल) | 
को तेरे अलावा और कोई मुझ से दूर नहीं रख सकता+मैं हाजिर 
हँ और आजा का पालन करने के लिये तैयार और त्तमामे¬ 
भलाई और अच्छाइयां तेरे ही हाथों में हैं। और बुराई तो तेरी) 
तरफ (मन्सूब) है ही नही। में तेरे ही सहारे (जिन्दा) हूँ और तेरै 
ही तरफ (मुतवज्जह.) हूँ, तू बहुत खैर-बर्कत वाला है और बहुत 
ही बुलन्द और ऊँचा है। मैं तुझ से माफी माँगता हूँ और तेरी ही 


जानिब रुजू करता हुँ।” 
2) और यह दुआ पढ़े - 
BANS CSG sot 





205 
~ Tse ~ 
Ns > is Ra ५४5५४.) ६६६ i , ४7 
बाखिद्‌ बैनी वबे-न खताया- य कमा वा- 
_नल्‌ मशरिकि वल मरारिबि, अल्लाइुम्मगृतिल्‌ खता-या-य बिलमाई 
बच्सल्‌जि बल्‌ ब रदि 
“ऐ अल्लाह तू मेरे और मेरी गलतियों के दर्मियान 
इतनी दूरी (और फासिला) कर दे जितनी दूरी तू ने पूरब ` और 


रखी है। और ऐ अल्लाह! 
पश्चिम के दर्मियान रर ल्लाह! तू मेरी खत्ताओं को 
पानी, बर्फ और ओलों से धो डाल(ताकि मेरा दिल ठन्डा हो जातै ) 


3) फिर (तक्यीर (के बाद) यह दुआ पढ़े - 

BEDI SSE 55 Silo - 

सुबूहा- न- कल्लाहुम्म वबि-हमूदि-क ब- तबा-र- कसूमु- 
क व-तआला जदहु-क वला इला-ह गैरु-क 

तर्जुमा - “मैं पाकी बयान करता हूँ तेरी ऐ अल्लाह! तेरी 
ही हम्द और सना के साथ। तेरा नाम बहुत बर्कत वाला है, और 
तेरी शान बहुत बुलन्द और ऊँची है, और तेरे अलावा कोई और 
इबादत के लायक नहीं।” 

4) या तक्बीर के बाद (नफ्ली नमाजों में, विशेष कर 
तइज्जुद की नमाज़ में) यह कहें - 

EEF CONE ES FEISS CRC 

अल्लाहु अक्‌ू-बरु कबी-रन्‌ वल्‌- हमद लिल्लाहि कसी-रव 
वसुबूहा- नज्लाहि बुक्‌-र- तव्व- असी- ल-न्‌ 

तर्जुमा .- “अल्लाह सब से बड़ा है बहुत बझ, और सब 





206 _..हननन्‍नन्‍न..त-__मत-__ 
तारीफें अल्लाह के लिये हैं बहुत- बहुत और अल्लाह की पाकी 
(बयान करता हूँ) सुबह भी और शाम भो।” 





5) या यह कहे - 
3. 4 *t iS ¢ ५६५ | Ted ह | 

अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि हम्‌-दन्‌ कसी-रन्‌ तय्यि-बन्‌ 
मुबा-र- कन्‌ फीहि+ - 

तर्जुमा - “ सब तारीफ अल्लाह के लिये है, ऐसी तारीफ 
जो बहुत .ज़्यादा है, पाक है, बर्कत वाली है।” 

6) और यह दुआ मागे - 
ors E Sis 
“5 6 392} SC Ee DADA oO — $ | E 

अल्लाहुम्म बाखिद्‌ बैनी वबै-न जम्‌बी कमा बा- अत्त बै-नल्‌ 
मशूरिकि वल्‌ मगुरिबि व-नक्किनी मिन्‌ खती- अती कमा 
नक्के- तस्सौ-ब मि-नद्द- नसि ॒ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाहों के दर्मियान इतनी 
दूरी कर दे जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दर्मियान रखी 


हे, और मुझ को तू मेरी खताओं से ऐसा पाक कर दे जैसा चू 
कपड़े को मैल-कचैल से पाक साफ करता है।” | 


7) और कलिमे भी पढ़े। विशेष कर (रात की) नफ्ली 
नमाजों में - 


अल्लाह अक्‌-बरु कबी-रन्‌ 


207 
~ सब से बड़ा बहुत बड़ा है) तीन मर्तवा। 
42545 FP 
अल्‌ डमदु लिल्लांहे इम्‌-दन्‌ कसी-रन्‌ 
(सब तारीफ अल्लाह के लिये है बहुत-बहुत तारीफ) तीन 





मर्ता! 
-नल्लाहि बुकू-र- तच्च-असी-लन्‌ (पाकी बयान 
करता हूँ. अल्लाह की सुबह और शाम) तीन मर्तना। 


इसके बाद यह दुआ पढ़े - 
AS 5 RPG PMNNEN ८0 yet - 

अऊजु बिल्लाहि मि- नशशैतार्निजीमि मिन्नफूस्िही व- नफूसिही 
व~ हमूजिही 

लर्जुमा - “मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ मर्दूद शैतान से, 
यानी उस के (पैदा किये हुये) तकब्बुर से और उस के फूँके हुये 
बिखरे और बेहूदा ख़्यालात से और उस के कचोकों (वस्वसों] 
से। ” 


8) और यह कलिमे पढ़े - 
FMS CASS 52 “०5४ आफ: Ole 
सुबूहा-न जिल म-लकूति बलू ज-बरुति वल्‌ किबरियाइ 
वल्‌ अजू- मति | | 


तर्जुमा - “अल्लाह है कुशादा बादशाहत, बड़े स्ता और 
बड़ाई- बजुर्ग का मालिक (पर्वरदिगार)” 


208 

५) और जब इमाम ४ “7” “लाली कहे लज़्जाल्लीन” कहे 
थे 4 । (यानी तू कबूल फर्मा ) कहे, और कभी-कभी र्र 
फिरली आमीन” (ऐ मेरे मोला! तू मुझे बख्शदे, या दुआ क 


कर) भी कहा करे! 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि -. 


।) जब इमाम --- वेः लज़्जाल्लीन कहे तो मुत. 
आमीन कहे, अल्लाह तआला उस की दुआ कबूल फरमायेंगे।... ) 


2) जब इमाम आमीन कहे तो मुक्तदी भी आमीन क 
(फरिश्ते भी आमीन कहते हैं) जिस की आमीन फरिश्तों कौर 


८2 


आमीन के साथ होगी, अल्लाह तआला उस के पहले किये ` इये “ 
गुनांह माफ़ फरमा देंगे। र ; 


` 3) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु) 


अलैहि व सल्लम इतनी लम्बी आवाज़ से आमीन कहते कि पहली| 
सफ के जो लोग आप के बिल्कुल करीब होते वह सुन लेते, तो " 
(इसी तरह सब की) आमीन मस्जिद में महसूस होने लगती। न 


> 


4) एक और हदीस में आया है कि (कभी-कभी) आप प, 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (लोगों को सुनाने के लिये). -तीने | 


| 





'मर्तबा भी आमीन कहते। (०) 
का आ 
किक ` 

KK है 
॥. अगर अकेला हो तब भी - - -व- लज्जाल्लीन्‌ के बाद “आगीन” 


कहे। अहनाफ के नज़दीक भी इतनी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहनी 
चाहिये कि स्वँय तो ज़रूर अपनी आवाज़ सुन ले। (इदरीस) 


209 





een 
रुकूअ को दुआएं 


।) जब रुकूअ में जाये तो कम से कम तीन मर्तबा यह 
तस्बीह कहे - 

| | 

ABMS मय 





सुबूहा-न रब्बि-यल्‌ अजीमि जीमि त 
(पाक है मेरा बड़ा रब) {~ 
2) और (कभी नफ्लों में) यह तस्बीह पढ़े - _-/~ 


Deletes sian: 3 
सुब्हा-न-क उअल्लाहुम्म रब्बना 'वबि-हमः दि-क; 
तर्जुमा - “ पाक है तू ऐ अल्लाह! हमारे पर्वरदिगार, ३ 

तेरी ही हम्द व सना है। इलाही! तू मुझे बख्श दे।” १7] 


) और (कभी नफ्लों में) यह तस्बीह कहा करे - किक 








जे हु ©) 
NS hat हू” ~= 
३5 MN ० ७०. | 





सुबूहा- नल्लाहि वबि- हमूदिही 
“पाक है अल्लाह और उसी की हम्द व सना हे” 
4) और रुकूअ में यह दुआ पढ़े - 


GHEE, 2 503 
-sars(hss US Ss ae 


2]0 
अल्लाहुम्म ल-क रकअतु वबि-क आ-मनूतु वज्ञ. [-क आ-मन्तु बदन) 
अस्‌- लमृतु ख-श-अ ल-क सम्‌जी व-ब-सरी वमुरखवी ब अजे 
व- अ-सबी | [ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! .तेरे ही लिये में ने रुकूअ किया 
और तुझी पर ईमान लाया और तेरी ही आज्ञा पालन की। और तेरे 
ही सामने मेरे कान, मेरी आँखें, मेरी हड्डियों ओर उस का गूदा 
और पटूठे सब झुके हुये हैं। ष 
5) और यह कहे - | 





S385 EA ८ IC) 
सुब्बूहुन्‌ कुद्दूसुन्‌ रब्बुल्‌ मलाइ- इ- कति वरुहि 


“लू निहायत पाक है, पाकीजा है, फरिशतों और जिन्रील 
रब हं।” 


6) और यह दआ पढ़े - 
dO BENE SSPE ८52) ९०5 Ss i) 
GD ESSA s > 
र-क-अ ल-क सवादी व-ख्याली वआ-म-न बि-क) 
फ़ुवादी, अबूउ बिनेअ-मति-क अ-लय्य हाज़िही यदा-य- वमा, 
जनेतु अला नफूसी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मेरा बदन भी तेरे दरबार में झुका 
नोट -' 'सुबृहा- न रब्बि-यल्‌ अजीमि” के अलावा बाकी दुआयें 
नफली नमाजों में पढ़नी चाहिये, या जब अकेला नमाज पढ़े, चाहे सुन्नते 
हाँ या फर्ज। 


® Ce हम 
. Eh 


शा 
>> अ ख्याल भी, i fs 
और मेरा ख्याल भी, और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया 
हुआ है मैं अपने और तेरी इस नेमत का यानी अपने दोनों हाथों 
है (जिन से मैं रुकूअ कर रहा हूँ) स्वीकार करता हूँ और (इन्ही 
र्वी ग ॒ से) जो मैं ने अपनी जान पर जुल्म (गुनाह) किये हैं (उन 
ह स्वीकार करता हूँ तू उन को माफ कर दे।” ) 
7) या य पढ़े - RO 
22 BAS SSNs secs ५7 
सुबृहा-न जिल जब्रुति वल्‌ म-लकूति वल्‌ किह 
बल अजू-मति 40) 
“पाक है बड़ी ताकत, बादशाहत, बड़ाई और बजुर्गी का 
मालिक Nt 









रुकूअं से उठने के बाद के | 
कियाम का बयान ने 

।) जब रुकूंअ से खड़ा हो तो - | पड 
SENN ES हन 

समि - अल्लाहु लि-मन्‌ हमि-दहू र 


“अल्लाह ने उस शख्स की (तारीफ) सुन ली (और कब्‌ 
कर ली) जिसने उस की प्रशंसा की।” 


2) इस के बाद कहे - 
अल्लाहुम्म रब्बना ल-क-ल्‌ हमूदु 


=  आक ns 
“ऐ अल्लाह! हमारे पर्वरदिगार, तेरे ही लिये सब तारीफ 








है? 
3) या यह कहे - 
SMSC: 
रब्बना व-ल- कल्‌ हम्‌द्‌ 
| “ऐ हमारे रब! (हम तेरी ही प्रशंसा करते हैं) और ह 
लिये सब तारीफ हे।” पे 
4) या यह कहे - प 
SNES न 
रब्बना ल- कल्‌ हम्‌द्‌ a) 
“ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये सब तारीफ हे।” है 
) और (सुन्नतों और नफ़्लों में) यह भी कहे - तन 


५-०५ Bs ty 
रब्बना व-ल-कल्‌ हम्‌द्‌ हम्‌-दन्‌ कसी-रन्‌ तय्यि -बन्‌ 
मुबा-र- कन्‌ फीहि प 
तर्जुमा - “ऐ हमारे पर्वरदिगार! (में तेरी तारीफ करता 

हूँ) और तेरे ही लिये पाकीजा, बर्कत वाली तारीफें हैं।” 


6) या यह कहे- 


Eos os Aad Doi ol 


23 
aT NUTT C557 5 (3५ 3:8४ : १५ 2००2, २६ > 
2 FR :2०)। + ञ्‌ | - 046 ६ ~ t i `: he SO 
ELDER IH SF LESS ८०32४ 
अल्लाहुम्म ल-कल्‌ हमूदु मिल्‌ - अस्समावाति वमिल्‌ - अल्‌ 
वमिल्‌- अ मा शे-त मिन्‌ शैइम्‌ बअदु, अल्लाहुम्म तहहिरनी 





वल्‌ ब-रदि वलूमाइल्‌ बारिदि+ अल्लाहुम्म तहहिरनी 

मि-नज्जुनूबि वल्‌-ख़ताया कमा यु-नक्कस्सौबुल्‌ अब्‌- यजु मि-नेल¬ 
व-सखि (० 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये तारीफ हे आसमानों- 
को भर देने की मात्रा (मिकदार) में और जमीन के भर देने कीत 
मात्रा में, और इन के बाद हर उस चीज़ को भर देने की मात्रा 
में जिस को तू (भरना) चाहे। ऐ अल्लाह! तू मुझे बर्फ से, ओलों' 
से और ठन्डे पानी से पाक-साफ कर दे। ऐ अल्लाह! तू मुझे 
गुनाहों और खताओं से इस प्रकार सुथरा कर दे जैसे सफेद कपड़ा | 





मैल-कुचेल से साफ किया जाता है।” 


7) या यह दुआ पढ़े - प 
& £ £ + ०s ५०...) का हि 3 ~? i of cs i LL) 
te OAD )५»5 ०2४०-2४ 4 / :॥| 5-04 [NS 


NSTC EUS TCE = 
अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल्‌ हमद मिल्‌- अस्समावाति 
पेमिलू - अल्‌ अर॒ज़ि वमिल्‌-अ मा बै- नहुमा वमिल्‌-अ मा शि-त. 
भन्‌ शैइम्‌ बञूदु, अहलु स्सनाइ वल्‌-मजूदि अ-हक्कु मा का- लल्‌ 
षु वकुल्लुना ल-क अबूदुन्‌ ला मानि- अ लिमा अअूतै-त वला 


2]4 


मअति-य लिमा मनअ्‌-त वला यन्‌- 'फु जल जहि हू जल्‌ जदि मिन्‌- 
जह i Fk 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हमारे रब! तेरे ही लिये है तारीफ 
आसमानों की मात्रा में, जमीन की मात्रा में, और जो इन दोनो के 
दर्मियान (फजा) है उस की मात्रा में, और इस के बाद हर उस 
चीज की मात्रा में जो तू चाहें। ऐ हम्द व सना और 
बड़ाई के मालिक! जो किसी बन्दे ने (तेरी शान में) कहा उसे 
अधिक के हकदार) और हम सब तो तेरे ही बन्दे हैं। जो त ३7 
उस को कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू नदे उस कों कोई 
देने वाला नहीं, और तेरे (गुस्सा और गजब) से किसी मालदार को” 
उस का माल बचा नहीं सकता।” | ; | 











8) या यह दुआ पढ़े- 


Des eas iNeed 2 4६६८६; 
SSO sei ster best 
ESTING ४5509 
अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल्‌ हम्‌दु मिल्‌- अस्समावात्ति- 
वमिल्‌- अल्‌ अरजि वमिल्‌-अ मा बै-नहुमा वमिल्‌-अ मा शि-त्त 
बअद अहलुस्सनाइ व- अहलुल्‌ किबूरियाइ वल्‌ू-मजूदि ला मानि-अ 
लिमा अअतै-त वला यन्‌-फ॒ओ जल्‌-जद्दि मिन- कल्‌ जहु 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये तारीफ 
है आसमानों की मिकदार में और ज़मीन की मिकदार में और जो 
उन के दर्मियान है उस की मिकदार में, और इस के बाद हर उस 
चीज़ की मिकदार में जो तू चाहे। तू ही तारीफ के योग्य है और 


| 


0 | 7) N\A 


) 
| 
) 
) 


गए 
«4 ५ 





2l5 
< बड़ाई gar RR बजुर्गी का मालिक है। जो कुछ त (किती को 
यो चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। और Se 


K+ 


सज्दा करने के समय की 
दुआओ का बयान तद 


।) सज्दा में कम से कम तीन मर्तबा कहे- (cb) 
DRE | 

सुब्हा-न रब्बि-यल्‌ अञूला ह 
“पाक है मेरा रब जो सब से बुलन्द और बाला है।” र 
न | 

फिर यह दआ माँगे - कह 
दुआ माँगे न 


fe SOR HERPES दल री 5] LS जीँ 3 ~ द . ब 
नए DPSS 2232, 5% gif = 
“NS KR) “८ a Ck TE KS 2६» ञ्य | 
a es SLCC RE 


अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिरिजा-क मिन्‌ स-खति-क 
वबिमुआफाति - क मिन्‌ ओकू- बत्ति- क, व- अऊजुबि- क मिन्‌- क 
ला उहसी सना-अन्‌ अलै-क, अन्‌-त कमा असूनै-त अला 
नफूसि - क 


MN 8 2 
ब 

तजुंमा - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं पनाह लेता हूँ तेरी रजा 
की तेरे गुस्से और नाराज़गी से, और तेरी माफी की तेशी 
(और अजाब) से और मैं तेरी ही पनाह लेता हाँ तेरे (गुस्सा और 
नाराजगी) से। मैं तेरी तारीफ़ का हक अदा नहीं कर सकता 
(बस) तू वैसा ही है जैसे तू ने स्वयें अपनी प्रशंसा की है (और 
हमें बतलाया है) 

2) या यह कहे - 

CSI 522 ४22 05 453: HEA 
ADI ANUS 5505 CE, 5 f 5० 


GSN sts 


अल्लाहुम्म ल-क स-जत्तु वबि-क आमनूतु व-ल-क. 
अस्‌-लमृतु, स-ज-द वजहि लिल्लजी ख़-ल- कहू व- सब्व- रह. 
फ अहसना सुवरहू व-शक्क्‌ सम्‌-अहू व- ब-स-रह 

-तबा-र-कल्लाहु अहू-सनुल्‌ खालिकी- न [ र 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैने तेरे ही लिये सज्दा किया है 
और तेरे ही ऊपर में ईमान लाया हूँ, और तेरा ही में आज्ञा कार - 
हूँ। मेरी पेशानी ने उस (पर्वदिगार) को संज्दा किया है जिस ने-- 
उस को पैदा किया, और सूरत दी तो बड़ी अच्छी सूरत दी, (सुनने - 
के लिये) कान बनाए (देखने के लिये) आँखें बनायीं, बड़ा ही. 
बर्कत वाला है अल्लाह जो बेहतरीन पैदा करने वाला है।” | 





3) या यह दुआ पढ़े - 
~> (LAr £9 2५... 2४८3 (५५१४ 3४ og 9. ee eS 
CAFE 


css 








ms बम म 


Fa 


oo ——— 277 
ख़-श-्का समूई - ध-ब- सरी व-उमी व लहगी 
४ र ९ व- अजूमी 
-सबनी व मस्‌-त-कल्लत्‌ बिही क 
ब्व ०- दमी लिल्लाहि 
आूलगीएल 
तर्जुमा - "मेरे कान और भेशे आँखें, और मेरा रकत और 
मेरा गोश्त - पोस्त, और मेरी हड्डियाँ और मेरे रण - पटठे और जो 
भी (मेरा वजूद) मेरे कदम उठाए हुए हैं, सब पूरे संसार यो. 
अल्लाह के सामने सज्दा में हैं।” 


4) और यह दुआ पढ़े - 
5) FT T+ Sse 
ETC NSF ६६ ~ 
सुन्बूहुन कूददूसुन्‌ रब्युलू सलाइ- कति वर्सहि 


“ऐ अल्लाह! तू) बहुत पाक है, बहुत पाकीजा है, फरिङ्तों 
और जिङ्रील का पर्वरदिगार है।” 


5) और यह कहे - 
सुबूहा- नरकल्लाहुम्म रब्बना. वबि- हमूदि- कक 


“ऐ अल्लाह! ऐ मारे पर्वरदिगार! हम तेरी पाकी (बयोाम 
करते हैं) और तेरी ही तारीफ” 


७) और सह दुआ माँगे - 

SISTINE LSAT 

अल्लाहुम्मगुफिर्‌ली जम्‌बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू 
व- अव्व- लहू चआखि-रहू व- अलानि-य- तहू वसिरेहू 


RN, ONS MEN. 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं पनाह लेता हूँ बेरे 

की तेरे गुस्से और नाराजगी से, और तेरी माफी की तेरी जी 

(और अज़ाब) से और में तेरी ही पनाह लेता हूँ तेरे ( श 
नाराजगी) से। में तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता 

(बस) तू वैसा ही है जैसे तू ने स्वयँ अपनी प्रशंसा की है (और 


हमें बतलाया हे) 





2) या यह कहे - स 
SIE डा 52:53, 2:25 sg 


अल्लाहुम्म ल-क स-जत्तु वबि-क आमनूतु व-ल-क | 
अस्‌-लमूतु, स-ज-द वजहि लिल्ल्‌जी ख-ल- कहू व-सब्व-र६ | 
फअहसना सुवरहू व-शक्क सम्‌-अहू व- ब-स-रह | 


-तबा-र-कल्लाहु अह्‌-सनुल्‌ खालिकी- न Cf 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा किया है] 7 
और तेरे ही ऊपर मैं ईमान लाया हूँ, और तेरा ही में आज्ञा कारे 
हूँ। मेरी पेशानी ने उस (पर्वदिगार) को संज्दा किया है जिस ने. : 
उस को पैदा किया, और सूरत दी तो बड़ी अच्छी सूरत दी, (सुनने = 
के लिये) कान बनाए (देखने के लिये) आँखें बनायी, बड़ा ही 

बर्केत वाला है अल्लाह जो बेहतरीन पैदा करने वाला हे।” 










3) या यह दुआ पढ़े - 
SSBB OBS ES 
८६.०). 4) ०५४४५, २ ५ SA 


9 
१ ४० 


27 
~अ समुई- व- ब-सरो व-दमी व- लह्मी व- अजूमी 
he सबी व मस्‌-त-कल्लत्‌ बिही क-दमी लिल्लाहि रब्विल्‌ 
जारि 
तर्जुमा - मेरे कान और मेरी आँखें, और मेरा रक्त ओर 
आरा गोश्त- पोस्त, और मेरी हड्डियाँ और मेरे रग-पट्ठे और जो 
क लि न ल ह ह हैं, ग पे स 








[( _] 

~ t (2 ) 

4) और यह दुआ पढ़े - हज 
द Fie 45 ~ G र 

= न ~ SF Uy" ४2५5 ही: दस तर 

=, 0S Cos | LI 

सुब्बूहुन कुद्दूसुन्‌ रब्बुल्‌ मलाइ- कति वर्हि जद 
“ऐ अल्लाह! तू) बहुत पाक है, बहुत पाकीजा है, फति 
और जिब्रील का पर्वरदिगार है।” cb) 
5) और यह कहे - 
ल 

न 

सुबूहा- नकल्लाहुम्म रब्बना. वबि- हमूदि- क आ) 
MR 


“ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम तेरी पाकी. (बयान 
करते हैं) और तेरी ही तारीफ।” द 


6) और यह दुआ माँगे - 

Yo, i: “४, ऐ८८(९४(/०५९ ० ५८ A < gl 3. २१८ पा 
SITCHIN CYCLIN 
अल्लाहुम्मगफिर्‌ली जुमूबी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू 

व-अंव्व-लहू. वआखि-रहू व-अलानि-य-तहू वसिरंहू 





2]8 
द द अल्लाह! लू मेरे समस्त गनाह खो 
तर्जुमा — «्ऐ्‌ अल्लाह! तू समस्त | छोटे... 
अगले- पिछले, जाहिर- पोशीदा (सब) माफ कर दे।” पे 


7) और यह दुआ पढ़े - . 
ECIEAN BIO 5 Ss CNC TE 
BEBE, | 
Ea ई =] 
RBSHEIA ANS ॥ ०.६ खि 


अल्लाहुम्म स-ज-द ल-क सवादी व-खयाली बडि: 
आ-म-न फुआदी अबूउ बिनेअ-मति-क अलय्य वहाजा झू) 
जनैतु अला नफ॒सी या अजीमु-या अजीमुगफिर्‌ली, फइन्नहू ज्ञा 
यगूफिरुज्जुनू- बल्‌ अजी- म~त इल्लर्रब्बुल अजीमु था 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मेरा बदन भी तेरे सामने अ. सज्य 
कर रहा है, और मेरा ख्याल भी तेरे सामने सज्दा में है, और क्ले. 
ही ऊपर मेरा दिल ईमान लाया है। में स्वीकार करता हू अपे >) 
ऊपर तेरी नेमतों का भी। यह जो मैंने अपने ऊपर अत्याचार ) 
किया है इस का भी इकरार करता हुँ) ऐ बडी रहमत वाले, र र 
बड़ी मग्फिरत वाले! तू मुझे माफ कर दे, इसलिये कि बड़े - बढ़े -] 


गुनाहों को बड़ा और बुजुर्ग रब ही माफ किया करता है।”- ~ 





8) और यह दुआ पढ़े - 

५27५ (री SSL SN sells oer 

SENESCENCE “hoes 
EEE 5, 


बुबृहा-न जिल मुलूकि वल्‌ म- लकूति, सुबूहा-न जित्‌ 


eh की विक्की 
> 7 ज बर्त, सुब नल्‌ हय्यिल्लजी ला यमृत्‌ अऊनु 
जिति क मिन्‌ जिकावि-क व-अऊज़ु विरिजा-क मिन्‌ 
वि खति- के व अऊजुबि- क मिन्‌-क जल्ल वजह-क 


तर्जुमा - -“पाकी बयान करता हूँ मुल्क और बादशाहत के 
की, पाकी बयान करता हूं इज्जत और इक्तिदार के 

मालिक की, पाकी बयान करता हूँ उस की जो (हमेशा हमेशा 

र्या) जिन्दा रहने वाला हें जिस क लिये (कभी) मरना नहीं है) 


मैं पनाह लेता हू तेरी मग्फिरत की तेरे अज़ाव से, और तेरी रज़ा. 
दरी नाराजगी से। में तेरे रहम-करम की पनाह लेता हूँ तेरे 
गजब और गुस्से से, (तू मुझे अपने अजाब और गजब व गुस्से से 


महफूज़ कर ले) बहुत बड़ी और वजुर्ग हे तेरी जात।” 





9) या यह दुआ पढ़े - ग) 


PT , 0४% ¢ 335 ना 43४८ ~ els ) की है 
A! ~~ 2 2 5 et Dz | 4 5) ) 


ENS EPCOS Ns -। 

] 

रब्बि अअू-त नफूसी तकवाहा वज़क्किहा अन्‌-त रबर 

मन्‌ ज॒क्काहा अन्‌-त वलिय्युहा वमोलाहा अल्लाहुम्मग फिरली मा 
अस्‌-रर्तु वमा अअ्‌- लनूतु वक 


तर्जुमा - ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू मेरे नफ्स को उस की 
प्रहेजगारी अता फुरमा दे और उस को (तमाम बुराइयों से) पाक 
फरमा दें, तू ही उस को सब से बेहतर पाक करने वाला हे, तू 
ही उस की बिगड़ी बनाने वाला है और उसका मौला है। ऐ 
अल्लाह! तू बख्श दे जो कुछ “मैंने छुप कर किया हो और जो 
सब के सामने किया हो।” 





220 छह, 
।0} और यह दुआ माँगे - 


Cs [>> (५४६४ (3 ~ | Veh (४६७ (3 AS = | 


AAs or ilrUn= | | कर ~ | | U>| £ KF न जन्‍म 
Es ८०-२०; |£2(०.2 


| 


पर हि 


अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ फी कलबी नू-रव वज्‌-अल्‌ फी 
नू-रंव वज्‌-अल्‌ फी ब-सरी नू-रव वज्‌- अल्‌ अमामी 
वज्‌- अल्‌ खलफी नू-रव वज्‌- अल्‌ मिन्‌ तहूती नू-रव अ 
ली नू-रन्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दिल में भी नूर भर दे 
मेरे कानों में भी नूर भर दे, ओर मेरी निगाह में भी नूर भर दे आह) 
मेरे आगे भी नूर कर दे और मेरे पीछे भी नूर कर दे, और ! 
नीचे भी नूर कर दे (और मेरे ऊपर भी) और मुझे अजीम नूर) 


अता फरमा। ” 


5; 


ह 






(०) 


22] 





सज्दए- तिलावत 


तिलावत्त के सज्दे 
की दुआ का बयान र 


) तिलावत के सज्दे में कम से कम तीन मर्तबा “सुबहा-न 
ब्वियलू आला” कहने के बाद बार-बार यह कलिमे पढ़े फ 


$:<34-८55222525 56 50 १५३८५ ३-८ 
F GS \ 3} 5 $ EE a} 
स-ज-द वजूही-य लिल्लजी ख-ल-कहू व-सब्व-रहू 
व-शक्क सम्‌-अहू व-ब-स-रहू बिहोलिही वकुब्वतिही) 
फ-तबा-रकल्लाहु अह्‌-सनुल्‌ खालिकी-न ह 
तर्जुमा - “मेरे चेहरा ने उस (रब) के लिये सज्दा किंया 
है जिस ने उस को पैदा किया और उस की (बेहतरीन इन्सानी) 
सूरत बनाई और अपनी ताकत और कुव्वत से उस के कान आर 
आँखें खोलीं। पस बड़ा ही बर्कत वाला है वह बेहतरीन पैदा करने 
वाला। ” 


2) या यह दुआ पढ़े - 
SEGA 865: Yd 
SALES SCTE G ENS sie, 


222 
__खमज्जिः 
OBEN 
अल्लाहुम्मकतुबूली जिन्द-क बिहा अज्‌-रव व- जअ 
बिहा विजु-रन्‌ वज्‌- अलहा ली जिन्द-क जुर्‌ -रद 
व-त-कब्बलूहा मिन्नी कमा ते“ क्ब्बल्‌ू- तहा मिन्‌ अबूदि_ ३ 
दाऊ-द (अलेहि व-अलों नबिय्यिनस्सलातु वस्सलामु) 
तर्जुमा _ 4 ऐ अल्लाह ! तू ( डस CU को कबूल फ्रम 
और) इस का सवाब अपने यहाँ लिख दे और इसके सबब से 
(गुनाहों का) बोझ मुझ से दूर कर दे, और इस (सज्दा) को.कू 
मेरे लिये अपने पास जखीरा बना दे और तू इस (तिलावत fe 
सज्दे) को मेरी तरफ से ऐसे ही कबूल फरमा ले जेसे तूने अपने 
बन्दे से कबूल फ्रमाया है (उन पर और हमारे नबी पर दरूद और 
) (cb 
सलाम हो) न 
3) जो भी सज्दा करे, नमाज में या नमाज़ से बाहर, तो 
उस में - “सुबूहा-न रब्बियल्‌ आला. के बाद तीन मर्तबा सहः 
या रब्बि इगूफिर्‌ ली 
id 
“ऐ मेरे मौला! तू मुझ को माफ फरमा दे” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अपनी 
पेशानी को सज्दा में रख कर “या रब्बि इगूफिर्‌ली” कहता है, सर 
उठाने से पूर्व उस की मग्फिरत हो जाती है। 


X 


\ fC | | ५ 
| कि 4 [. _ पक परम 


| 


कलह पतन ६३५ 
दोनों सज्दों के दर्मियान बैठने के 
समय को दुआ का बयान 
।) जब दोनों सज्दों के दर्मियान बैठे तो यह दुआ माँगे - 


अल्लाह॒म्मगू फिर्‌ ली वर्‌-हमूनी वआफिनी वहदिनी वर॒जुकनीं 
वजबुरनी वर-फ अनी पट 
“ऐ अल्लाह ! तू मुझे माफ कर दे और. मुझ पर रहम कर 
और मुझे अम्न और शन्ति दे और मुझे हिदायत दे और मुझे रोजी”, 
दे और भेरी बिगड़ी बना दे और मुझे बुलन्दी अता फुरमा।” 


कनूत ग नाजिला (यानी किसी आम ८! 
मुसीबत नाजिल होने के समय की -. 
दुआ) का बयान हर 

।) किसी आम मुसीबत जेसे, सूखा काल, वबा, दुश्मनों 


| 


आक्रमण वगैरह के समय यह कुनूति नाजिला फ॒ज की नमाज भें 
या और जेहरी नमाजों में भी, आखिरी रकअत्त में रुकूअ के -बाद 
पढ़े। अगर इमाम पढ़े तो मुक्तदी हर जुम्ले पर आमीन कहे। 


नोट -यह पूरी दुआ या इस का पहला हिस्सा “अल्लाहुम्मगू 
फिरली वर्‌- हमूनी” अवश्य ही पढ़ना चाहिये, ताकि इस के वसीले से दो 
` सज्दों के दर्मियान बैठने का मौका लगे। आम तौर पर लोग दो सज्दों 
के दर्मियान नहीं बेठते, हालाँकि यह बैठना फर्ज है। (इदरीस) 


224 
APP Fe क s eT sr 3 पु पु st > 
SE BIE PONS 
aE SSE DIYS 2:८० :< 


— हदै न्ते, वआफ्िनी 
अल्लाहुम्मह्‌ दिनी फी- सन्‌ हैं आफिनी फी 


आफै-त, व-त- वल्लनो फी-मन्‌ त- वल्लै-त, वबारिकू ५ का 
आतै-त, वकिनी शर्र मा कजै-त, फइन्न- क तकाज़ी वला 
असै-क, वइन्नहू. ला यजिल्लु मव्वालै-त, वला यिज 
आदै-त, तबा-रक्‌-त रब्बना व- तआलै-त, नस्‌- गि 
व-न-तूबु इलै-क, च-सल्लल्लाहु अ- लन्नबिय्यि + 


क 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह । तू मुझे उन लोगों की राह हि 
जिन को तू ने राह दिखाई है, और मुझ को आफियत दी है; 
मुझे मित्र बना ले उन लोगों में जिन को तू ने मित्र बना लिया 
और बर्कत दे मुझे उस चीज़ में जो तू ने मुझे दी है, और मझ उर्‌ हे 
बुराई से बचा ले जो तू ने लिख दी है, क्योंकि तू ही हुक्म कर 
है और तेरे ऊपर हुक्म नहीं किया जा सकता, तेरा दोस्त जङ्ीन 
नहीं हो सकता और तेरा दुश्मन प्यारा नहीं हो सकता। ऐतहम् 
रब तू बर्कत वाला और बुलन्द हे, तुझ से ही क्षमादान माँगते है 
और तेरी ही ओर लौटते हैं, और दरूद व सलाम हो सन्दे 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अल॑हि व सल्लम) पर।” | 


AE 
4 - 








गा 
च] 


2) या यह दुआ पढ़े - | 
PBS HN ०५०४7 Che 


बक औ 


5535 429; 2३ | “४ दे (5 ie 34s 92.2 +s,» कट 4५ 
~ ~ ba) Do AAS #- | 38१ 9 298 Ce a \5 


ES 225 


CLEA 99५४: SA BRASS नी 


ih 3 
LEN BUNGEE Z 5535 
०) ] 9८ ४० Oy )५ 2. <. tx ५) Bs Fe 


NE ६ ५ ४५४८ 

अल्लाहुम्मग फिर्‌ लना वलिलमोमिनी-न वल्‌ मोमिनाति, 
कि मुसलिगी - न बलू मुसूलिमाति, च- अल्लिफ-बे-न कुलूबिहिम्‌, 
दे असूलिद जा-ता बेनिहिम्‌  वम्सुरहुम्‌ अला अद्च्वि- क इ 
व. अदुय्विदिम्‌ + अल्लाहुम्मल्‌ - अनिल्‌ - क-फ-र-तल्लजी-न 
वसुदू-न अन्‌ सबीलि-क वयु- कज्जिबू-न स्सु-ल- क वयुकातिलू-न 
औलिया- अ- क +अेन्लाहुम्म खालिफ बे-न कतलि- मत्तिहिम्‌ व- 
जनज़िल्‌ अर्कदा- महुम्‌ व~ अन्‌जिल्‌ बिहिम्‌ बा-स-कल्लजी लां 
तरुदृहू अनिल्‌ कोमिल्‌ मुज्रिमी- न 





“ऐ अल्लाह! तू हम को बख्या दे और मोमिन 
मर्दों और मोमिन महिलाओं को ब॒ख्या दे, और मुसलमान मर्दों आर 
मुसलमान महिलाओं को बख्श दे, ओर उन के दिलों में मुहब्बत 
डाल दे, और उन के कामों को सुधार दे, और अपने और उन के 
दमनो पर उन की सहायता फरमा। ऐ अल्लाह! तू उन काफियें 
पर लानत भेज जो तेरे रास्ता से लोगों को रोकते हें और तेरे 
सन्देष्टाओं को झुठलाते हैं, और तेरे दोस्तों से लड़ते हें। ऐ 
अल्लाह! तू उन की बातों में इख्तिलाफ और फूट डाल दे ओर 
उन के कदमों की डगमगा दे और उन की हालत को परेशान कर 
दे और उन के गुट को तितर-बितर कर दे ओर उन पर ऐसा 
अजाब नाजिल फरमा जो मुजरिमों से तू नहीं लौटाता।” 

नोट - यह दोनों दुआयें और इसके तर्जुमे वितर की दुआओ के 
सर्देभ में भी गुज़र चुके हैं। 


कादा में पढ़ने की दुआ ` 


“अत्तह्दिय्यात” का बयान 


) दो रकअतों के बाद जब कावा में बैठे तो यह 
पढे _ अत्तिहियात 
८5] (5४४25 <। ज CE) ४८, £। ~ ~< 
Gs ६ SBS Be 


COE र | (५५८ आ Thats PI IT ह हि 
ह र] ue ॥ ॥। हम 429५) भ a, & a" TT न 


क्र I स 
f= २८ FE 


FS 3 Joe" dss Ro ज + ५३ a lp 
ASL ZS SOLAS SB SANA AN SS (:/ 


अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्स- लवातु वत्तस्पिनातु, अस्सल्ा 
अलै-क अय्यु- हन्नबिय्यु व-रहू-मतुल्लाहि व-ब-र- काकुदू, 
अस्सलामु अलेना व- अला अिबादिल्ला- हिस्सालिही-न, अशु- ह 
अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु व- अश्‌-हदु अन्न मु-हम्म- दन्‌ अब्दूह 
व~ रसूलुहू , 
तर्जुमा - “तमाम कोली (पढ़ी जाने वाली) इबादतें अल्लाह 
के लिये हैं और तमाम अमली (अमल की जाने वाली) इबादसें 
और माली इबादतें (भी अल्लाह ही के लिये हैं) सलाम छो आप 
पर ऐ (अल्लाह के) नबी, और अल्लाह की -रहमतें और बर्कतें भी 
( आप पर हों) और सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक 
बन्दो पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद 
नहीं है और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) अल्लाह क्के बन्दे और उसके सन्देष्टा हैं।” 


2) इस हदीस के बाज़ तरीकों में शुरू में “बिसूमिल्लाहि” 
आया है, इसलिये चाहे तो इस अंतहिय्यात के शुरू में बिसूमिल्लाहि 


3) या यह अत्तहिय्यात पढ़े - 


IWS Rt 220 5॥ पु 2 ((:] 
9 ; Vad ss he La) | RR t “शत ट, 
ats ~ py {I & 
ESD £ Ye) 29: $ asl 2 पक > > हर - 5} | | 
2 2. 3 कक | | ६! ) wz PY) a 
SO X Yt] (5५ 


OF 7 
अत्तहिय्यातुल्‌ भुबा- रकातुस्स- लवातुत्तय्यिबातु लिल्लाहिः 
अलै- क अय्यु- हन्नबिय्यु व-रह्‌-मतुल्लाहि व-ब पक 

अस्सलामु अलैना व- अला अिबादिल्ला- हिस्सालिही-न अशहः 
अल्लाइला- हं इल्लल्लाइु व- अश्‌-हदु अन्न मु-हम्म- दरसूलुल्लांहि 
तर्जुमा - “बरकत वाली जुबानी इबादतें, पाकीजा वर्मी 
इबादतें सब अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! सलामती हो आप -पर- 
और अल्लाह की रहमतें ओर बकतें (भी आप पर हों) सलामत्ती- 
हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। में गवाही देता हँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और गवाही देता हुँ. इस परः 
कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है।” 5 






) चाहे यह अत्तहियात पढ़े - 

55.०0 2 5ए225 29% 2 SEEN SET 

CRAM ५०0, ७०५८६४ ४:2० 2६5४ sit 
BEBE YES) NMI sl 


# Src 3 ~ ~ 
sso 


228 


अतलहिप्यातुत्तय्यिबातुस्सल - वातु लिल्लाहि अस) अस्सलाम्‌ 
अव्य हन्नविय्यु व-रह्‌-मतुल्लाहि व-ब- रकातुहू अस्सलामु ` 
व- अला अिबादिल्लाहिस्सालिही-न अश्‌- हदु अंल्लाइला 
इल्लल्लाइ (वह-दहू ला शरी-क लहू) ब-अश्-हट , १ 
मु-हम्म-दन्‌ अब्दुहू व- रसूलुहू+ क 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! पाकोजा जबानी इबादते बे 
इबादतें सब अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! सलाम हो आप पर 
अल्लाह की बर्कतें, रहमतें और सलामती हों हम पर और अल्लाह ks 
के नेक बन्दों पर। में गवाही देता हँ इस पर कि अल्लाह 
अलावा कोई माबूद नहीं! वह अकेला है, उस का कोई शे 
नहीं, और गवाही देता हूँ इस पर कि मुहम्मद अल्लाह के बूड 
और उसके रसूल हैं।” 


फायदा - इस हदीस के बाज तपैकों (रिवायत) 
“वह्‌-दहू ला शरी-क लहू? नही हे, इसलिये हम ने उत्त को 
ब्रेकिट में लिखा है। बाज रिवायतों में “वस्सलातु वल्‌ मुलक 
आया है। इस त्तरह्ठ भी पढ़ सकते है। 


5) चाहे यह अत्तहिय्यार्त पढे - 


WENDEL ey SUS 3 ता 
ESN SE Blac 


उ भी आरा 3 ~ h 


DRESS CNY EO oe CNait 


~ जा. जय 


अत्तहिय्यतु लिल्लाहिज्ञाकियातु ल्लिहित्तस्पाबातु स-ल- वातु 
लिल्लाहि, अस्सलामु अलै-क अय्यु- हन्नबिय्यु व- रह्‌ - मतुल्साहि 
व्‌-ब-रकातुहू, अस्सलामु अलैना व- अला जिबादिल्लाहिस्सालिही-न, 


229 


3 शासन ००9८०० 3... 
ताः एलाह 7 जैशु-हदु अन्न मु- हम्म-दन्‌ 


Fg दाल क तमाम जबानी इबादतें 
शुमा - “तमाम जबानों इबादतें अल्लाह के लिये हे 
ग जा आगाल भी Her के लिये ही हैं, तमाम माली 
25 इबादतें भी अल्लाह के लिये ही हैं। ऐ नबी! आप पर 
ते और अल्लाह की रहमतें और बर्कतें। हम पर झर" 
(ला = नेक बन्दों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ इस | 
अलर्ट ot के सिवा कोई माबूद नही हैं और गवाही देता हः 
पर नि क मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।” ० 


पर (८८० 
र्व चाहे यह अत्तहिय्यात पढ़े' किट 


Si) 5 न्‍ sas aN a 3.३5 | ol 
(£) & 5 \* AUS (३४७५ 465४ ४ | १ 3.2 .. ४ हि कर || 


किक 


Bs SEF 
SBSH ARAN sy ८5६2४ था 7 
ब्रिसमिल्लहि वबिल्लाहि खैरिल्‌ अस्माइ, अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु 
वातु लिल्लाहि, अश्‌-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू' 





स्स-र्लः 


। हदीस शरीफ में थोड़े थोड़े फर्क के साथ छः: प्रकार पर अत्तहिय्यात 
एने का तरीका आया है। इन में सब से मशहूर पहला तरीका है, और 
आम तौर पर लोगों को याद भो है, इसी तरीके से नमाजों में पढ़ते हैं। 
इसका तर्जुमा ज़रूर याद कर लेना चाहिये और बाकी तरीकों और उन के 
र्जुमों को भी याद करना चाहिये और कभी-कभी उन को पढ़ना भी 
' चाहिये, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सललम की मुबारक 
ज़बान से निकले हुए हर तरीके पर अमल हो जाये (इटरीस) 


__ 230 | 
ला शरी-क लहू व-अश्‌-हदु अन्न मु-हस्म-दग ¬ 


व-रसूलुहू, अरू-स-लहू बिल्‌-हक्कि बशी-रन्व- नी र 


व- अन्नस्सा- अ-त आति-यतुल्लारै- ब फीहा, अस्सलामु अन द 


अय्यु- हन्नबिय्यु व-रह्‌- मतुल्लाहि व-ब- रकातुहू 
व- अला अिबादिल्लाहिस्सालिही-न, अल्लाहुम्मग फिर्‌ ली वहूदिनी 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) ५५ 
(शब्द) अल्लाह से, जो बेहतरीन नाम है। जबानी, बदनी ह 
इबादतें (सब) अल्लाह के लिये ही हैं। मैं गवाही देता हू! 
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उत्त ३; 
कोई शरीक नही और में गवाही देता हूँ इस पर कि 
अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, अल्लाह ने उन को सच्चा hy भे 
देकर. भेजा हे (मानने वालों को) शुभ सूचना देने (न भानने वाठी 
को) खबरदार करने के लिये, और यह कि कयामत अवश्य आगे 
वाली" है, उस (के आने) में कोई शक नहीं। ऐ नबी! आप फ (] 
सलाम हो और अल्लाह की रहमत ओर बर्कतें, और मुझ पर 
अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलामती हो। ऐ अल्लाह! तू मुझ्ले 
माफ कर दे और मुझे हिदायत दे।” च्छ 





हक. 


~ 


KN 


| 


25] 





eS 


सलात (दरूद) का बयान. 


)) अन्तिमं “कादा” में अत्तषिय्यात के बाद यह दरूद 


पढ़े ः I = rd पर जा जे 
BEAGLE | 
PE £) (६ 4 HENS, Siete i hes 
SFE EBs: Nes 
LONE “हैँ 7६» “7 TN RE हा ag wr“ (८; 
rE ORBISON PERE 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- एम्मदिव्व- अला आलि मु~ हम्भविनू 
कमा सल्लैल-त आला इन्राही-भ व- अला आलि ३यबूराही-म 
इन्न- के हॅमीदुम्मजीद +अल्लाइुम्म बारिक अला मु- हम्मदिव्व - अला 
आति मृ-हम्मदिन्‌ कमा बा-रवा-त अला इब्राही-भ वजला 
आलि इब्रादी-म इन्न-क हभीदुम्मजोद 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद और आले मुहम्मद 
सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम पर रहमत नाजिल फुरमा जिस प्रकार 
तू ने उब्रादीम और आले इब्राहीम पर रहमत नाज़िल फरमाई है, 
बेशक तू ही हस्द-सना के लायक, बड़ाई और बजुर्गी का मालिके 
हे+ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व 
सत्तम के आल पर बर्कतें नाजिल फरमा, जिस प्रकार तू नें 
इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बर्कतें नाजिल फरमायी हैं, बेशक 
तू ही तारीफ़ के लायक, बड़ाई और बज़ुर्गी का मालिक है।” 


2) यह सब से कामिल और प्रसिद्ध दरूद है। चाहे यह 


232 


5 
दरूद पढ़े - 


a) MCAS HESS Ys पउ 
CSAS SEBS 
5:58 2655५ 2255९ 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिव्व- अला आाले मु- हमभ 
कमा सल्लै-त अला इब्राही-म इन्न- क हमीदुम्मजीद+ 


बारिक्‌ अला मुहम्मदिन्व- अला आले मु-हम्मदिन्‌ कमा बा-रक्‌-त 
अला इब्राही-म इन्न- क हमीदुम्मजीद+ ह 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि च 
सल्लम और उन के आल पर रहमत नाजिल फरमा जिस प्रकार तू 
ने इब्राहीम पर रहमत नाजिल फ्रमायी। बेशक तू ही हम्द व सुना 
के लायक, बड़ाई बज़ुगी का मालिक है। ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उन के आल पर बर्कतें 
फ्रमा जैसे तू ने इब्राहीम पर बर्कत नाजिल फरमायी हैं। बेशक-तू- 
ही तारीफ और बड़ाई-बजुगी का मालिक हे।” 











3) चाहे यह दरूद पढ़े - र 


SR ENCE TYREE RSE 
(४ 3 “CG ~~ 


है उं58 45503): $02 NOH as 
ws 426k 3 5 । ly (5 ESE Sa} 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व- अला आलि मु- हम्मदिन्‌ 
कमा सल्लै-त अला इब्राही-म इन्न- क हमीदुम्मजीद + अल्लाहुम्म 
बारिक अला आसे मु-हम्मदिव्व - अला आलि मु- ४5% दिन्‌ कमा 
बा-रक्‌-त अला इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्मजीद+ 


233 


//.330७3 च ै १ *तननत-ब-न--ब--बन- १ ०५५५५ ५५५५ ५५ ....., 
लूला - "रे अल्लाह ' तू मुहम्मद और आले मुहम्मद 


तर्जुमा 
लल्ला अलेहि व सल्लम) पर रहमत नाज़िल फरमा जिस 


तू ने आले इब्राहीम पर नाजिल की, बेशक तू ही तारीफ के 
दे और बजुर्गी बड़ाई वाला है+ ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद और 
हि सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर बर्कत नाजिल 
उमा जिस प्रकार तू ने इब्राहीम पर वर्कत नाजिल फरमायी 


शक तू. ही तारीफ के लायक, बड़ाई बजुगी वाला है।” >> 


4) या यह दरूद पढ़े - न 
FILS Ges ० 
८८-००7०००-४ 355 4 ४0०० ४:८६ ,( ८7 - 


SNOT OUWE IHS 





अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व- अला अजूवाजिही 

हि कमा सल्ले-त अला इब्राही-म, वबारिक्‌ अला 
हम्मदिव्व- अला अजूवाजिही वरुर्रिय्यतिही कमा बा-रक्‌-तः 
अला इब्राही-म इन्न- क हमीदुम्मजीद + _77 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि_व 
सल्लम) और आप की पत्नियों और आल- औलाद पर रहमत 
नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई हे! 
और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर और उन की 
पत्नियों और आल- औलाद पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तू ने 
इब्राहीम पर बर्कत नाजिल फुरमाई हे, बेशक तू ही तारीफ के 





नोट - इस दरूद में पहले जुम्ले में “अला इब्राहो-म” और 
दूसरे जुम्ले में “अला आले इब्राही-म” नहीं हे। 


छापा ज न्‍िरणाणाआणा 

लायक और बड़ाई वाला है।” | 

5} या यह दरूद पढ़े - 

EI EC म i उ CK bE र कं हे 

FSCS SANS iy 

pe AN 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिन्‌ अबुदि- क च- रसूलि-क 
कमा सल्लै-त अला आले इब्राही-म वबारिक्‌ अ त्ताः 
मु ~हम्मदिव्व- अला आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा बा-रक्‌-त अज्ञ 
इबूराही - स+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू अपने नन्दे और सन्देष्टा 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लजम पर रहमत नाजिल फुरमा,) | 
जैसे लू ने इब्राहीम की औलाद पर रहमत माजिल फरमायी, और 
मुहम्मद और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की औलाद 
पर बरकत नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम की औलाद पर बर्कत 
नाजिल फरमायी। ” 


6) चाहे यह दरूद पढ़े - 

PEED LoCS 2 ५४ Voz gif 
AINE BoE DEN 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिन्‌ कभा सल्लै-त अला 


इब्राही-म वबारिक्‌ अला मु- हम्मदिव्वआलि मु- हम्मदिन्‌ कमा 
बा-रक्‌-त अला इंब्राही-म व- अला आले इब्राही- स 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद 


235 
~ हे व सहलभ ree 
त अलेहि व सललम पर जैसे तत ने 
तल्लललडि ठ । पू ने इब्राहीम पर नाजिल 
रमाई है, और बरकत नाज़िल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि 


ग न्‍ल्‍लम और आले मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर, 
ph ने इब्राहीम की आल पर बर्कत नाजिल फरमायी है।” 


7) चाहे यह दरूद पढ़े - 
ENSUES i223 
MNS FDC ANTS ६ ४१८७) 
Ck i GG + - 5 आ) ~+ ज । = 
AEF EAA} 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व अला आलि मु- हस्मुदिन्‌ 
क्रमा सल्लै-त अला आलि इब्राही-म वबारिक अला 
_हम्मदिव्व- अला आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा-बा- रक्‌-त अला 
आलि इबूसही-म फिल्‌ आ-लमी-न इन्न-क हमीदुम्मजीद + 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! .तू रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद 
सल्लल्लाहइ्‌ अलेहि व सल्लम पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर जिस प्रकार तू ने रहमत नाजिल फरेमाई 
इब्राहीम पर, और बर्कत नाज़िल फरमा, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहिवे 
सल्लम) पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम .पर जिस 
तरह बर्कत नाज़िल फरमायी तू ने इब्राहीम की आल पर तमाम जहानों 
में, बेशक लू ही तारीफ के लायक और बड़ाई और बजुगी वाला है।” 


8) चाहे यह दुरूद पढ़े - 
ज (2६: राज Ege ye yi ६०५०० 2590 ] 
SHUN 27080 AS 
५-० RA AG, EYRE 


rR 


235 








- TT 

अल्लाहुम्म सल्लि अलामुहम्भदिनिन्नबीइल उम्मीयि' वअ 

आलि मु- हम्मदिन्‌ कमा सल्ले-त अला इब्राहीमा ववारिक अला 

मुहम्मदिन नीन्नवीय्यिल उम्मीयि कमा बारक्‌- त अला इब्रा- होम 
इन्न-क हमीद्म्मजीद + 


तजुंमा - "२ अल्लाह! तू उम्मी नबी मुहम्मद सज्लन्लाह 
अलेहि व सल्लम और आतले मुहम्मद सल्लल्लाह अतैहि द सञ्लम 
पर रहमत नाजिल फरमा जैसे तू ने इद्राहीम पर रहमत नालिल्ल 
फ्रमायी, और उम्भी नवी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प 
ऐसे ही बर्कत नाजिल फरमा जैसे तू ने इद्राहीम पर बर्कत नाजिल 
फरमायो, बेशक तू ही तारीफ के लायक ओर बजुर्गी बड़ाई वाल: 
है। ° 


9] चाहे यह दरूद पढ़े - 


LAAN Yes ६ 
EEA Css: 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व वबारिक्‌ अला 
मु- हम्मदिव्व- अला आलि मु--हम्मदिन्‌ कमा सल्लै-त्त वबारक- त 
). जम्भी' का अर्थ है "बे पढ़ा-लिखा” अर्थत जिस ने किसी से 
लिखना- पढ़ना न सीखा हो। नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम 
का लकब “नबी उम्भी” तौरात और इन्जील में भी चयान है। आप ने 
अपने पूरे जीवन में अगलों और पिछलों के ज्ञान का मालिक होने कै 
बावजूद किसी मनुष्य या पिसी और से षड़ना-लिसना नहीं सीखा। आप 
को समस्त ज्ञान अल्लाह की तरफ से दिये गये थे। (इदरीस) 


HS 237 
भला इन्‌राही -म इन्न-क हमीद्म्मजीद + 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद पर रहमत नाजिल 
करमा और गुहम्मद और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
री पर बकत नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम पर 
हमत और बर्कत नाजिल फरमायी, बेशक तू ही त्तारेफ के 
लायक, बजुर्गी- बड़ाई वाला है।” 

00) था यह देरूद पढ़े - ह 

HESSEN EF gi 


a 
इ 3% Glassy क >ाय मा 


Fe A 


म 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिव्व- अला आलि मु- हम्मदिन्‌ 
कमा सललै-त वबा-रक्‌-त अला इब्राही-म, इन्न~के 
हमीदम्मजीद + 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम और आले मुहम्मद सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम पर 
रहमत नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम पर रहमत और र्कत 
नाजिल फरमायी, बेशक तू बेशक तू ही तारीफ के लायक, बजेगी 
और बुड़ाई वाला है।” 
॥) चाहे सह दरूद पढ़े - 
DOS ERNSS BNE 
USE RIESE SBD BS 


i 


Lo BI AY SARE 


w\ * 


र 
[| 
उ 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिनिन्नबिव्यिल्‌ उम्मीयि वऊत्ता 


238 
आलि मृ- जल आल र 
भु-हम्मदिन्‌ कमा सल्तै-त ला इब्राही-म द. ना 
इब्राही-म, वबारिक्‌ अला मु- हम्मदिनिन्नबीयिल्‌ 
व- अला आलि म- रक्‌ वि 
° आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा बा- २० ते अला इबूराही. 
व- अला आलि इबूराही-म इन्न-क हमीदुम्मजीद + 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक आदमी नबी 
करीम चल्जल्लाहु अलेहि व सल्लम की सेवा में हाजिर हुआ और 
आपके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कहा : ऐ अल्लाह के 
रसूल: आप पर सलाम भेजने का तरीका तो हमें (अत्तहिय्यात) मे 
मालूम हो गया। जब हम आप पर नमाज में दरूद भेजना चाहें तो 
किस प्रकार भेजें? अल्लाह आप पर रहम फ्रमाए। आप सल्लल्लाह- 
अलेहि 'व सल्लम चुप रहे (और देर तक चुप बैठे रहे ) यहाँ तक. 
कि हमारा जी चाहने लगा कि अच्छा होता कि यह शख्स आप से. 
श्न न करता। फिर आप ने फरमायाः जब तुम दरूद भेजों तोः 
यह कहा करो, और ऊपर की दुआ बताई। | 
।2) चाहे यह दरूद पढ़े - : bc 
NSN yeas 
५ 2s Sal A | हब, ee ~ (“£ 4 ० न 3,3, है का । 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदि निन्नबीइल उम्मीयि > 
व~ अजवाजिही उम्महातिल्‌ मोमिनी-न व जुरिय्यतिही व- अहि 
बैतिही कमा. सल्लै-त अला इब्राही-म इन्न- क हमीदुम्मजीद+ 
` तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू उम्मी नबी मुहम्मद पर, उन की 
पत्नियों पर जो मोमिनों की माएँ हें और उन की औलाद पर और 
अहले बैत पर रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तू ने आले इब्राहीम पर 
रहमत नाजिल फ्रमायी, बेशक तू ही हम्द व सना के लायक और 


239 





बाद ब बुजुर्ग वाला है। “7 डू याला है।" - हे 
[ फायदा - हदीस शरीफ में आया: है कि 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया नबी करीम 


माया-जो शख्स यह पसन्द 
कि हम पर यानी अहले बैत पर जब दुरूद भेजे तो ल 


वाम का ) प्रा पेमाना भर कर ले तो यह दरूद भेजे ( bs दकूद 
ना) ४ को बताया ) 


१3) कोई सा भो दुरूद पढ़े ' अन्त में इस दुआ का इजाफां 
कर दै 


ACB HBO SENSIS si 


अल्लाहुम्मअन्‌जिलहुल्‌ मक्‌- अ-दल्‌ मु-'कर-ब अिन्द क्क 
यौ-मल्‌ कियामति | 


तर्जुमा - "ए अल्लाह! तू इन को कयामत के दिंन अपने 
पास तकर्ुब का खास स्थान अता कर दीजिये।" 


me धाम... लक fe Ei ns बाग. पशनन ms me EE धना mr mE गाक 


) अहादीस में अत्तहिय्यात की तरह दरूद शरीफ़ की भी बहुत सी सूरतें 
आयीं हैं। जो मशहूर और जाना-पहचाना दरूद है, उस का तर्जुमा जुरूर 
याद कर लेना चाहिये और समझ कर दरूद शरीफ पटना चाहिये। बाकी 
2 तरीके और उन के तर्जुमे भी याद कर लेने चाहिये और कॅभो- कभी 
उन को भी -पढ़ना चाहिये, खास कर नफलों में, ताकि नबी सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम की मुबारक जुबान से निकले हुये हर दसद को पढ़ 
लेने का गर्व प्राप्त हो जाये। (इदरीस) 


240 





Fs. 


दरूद शरीफ के बाद पढ़ने की 
द॒आओं का बयान 


॥) दर्द शरीफ के वाद सलाम फेरने से पहले जो दिल ज्याहे- 
दुआ माँगे (बेहत्तर यह हे कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि दः 
सल्लम) से साबित दुआयें या कुरआनी दुआओं में से जो दुआ हांक्त 
(स्तिथि) के मुवाफिक हो वह माँगे और इस के वाद यह 

पढे : (८५) 
तअव्वुज़ पढ़े : Be 


~ gl ~ 


SAIRNCCSTEETSEN ES ROU ATEYS SS 
BEATS ECE HEA EES 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ अजावि ज- हन्न i 
वमिन्‌ अजाबिल्‌ कबरि, वमिन्‌ फित्‌- नतिल्‌ मह्या वल्‌ म आति, 
वमिन्‌ शरि फित्‌- नतिल्‌ मसीहिद्दज्जालि 4 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह लेता हूँ “>> 
अजाब से और कब्र के अज़ाब से और जिन्दगी और मोत 
फितनों से और काने दज्जाल के फितनों से (तू मुझे इन सब-से 
बचा ले) 
2) या यह तअव्वुज़ पढ़े : 
धन 5: BBA Sy एंड 5% ५2 ) ५ af 
(3 ] 5. "है | eA 8 AS 5], +55 ‘ES 


-e5| Sesh CoRR 


24] 


Re 


_ऊल्लुबि-क मित्‌ फिल-नतिल्‌ मसीहिदज्जालि, व- ion hg 
_नतिल्‌ महया वल्‌ ममाति, अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि- क 

जल मासिमि वल्‌- मग रमि । 

मिं” 
तर्जुमा ऐ अल्लाह! में पनाह लेता हूँ कब्र के अजाव जाव _._ 

„ और तेरी पनाह लेता हूँ काने दज्जाल के फितने से, और तेरी 

ys जता हूँ. जिन्दगी और मोत के (और समस्त) फितनों से। ऐ -+- 

अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ हर गुनाह और कर्ज से (तू मुने- 

से बचाले) 


3) या यह दुआ माँगे - नि 


352) 


ZF (४5८८० ree “अरब प 55५ brs ;; ५2 <2 


255४ if 55 aE है“ 7 | 8& | 
SENSES galls Beis 7 
AAV ५. 


अल्लाहुम्मगू फिरली मा कददम्तु वमा अख्खरतु वमा असररतु 
वमा अअू-लनतु वमा अस्‌-रफूतु, वमा अन्‌-त अञू-लमु बिही- 
मिन्नी, अन्‌- तल्‌ मु- कदिमु व- अन्‌-तल्‌ मु- अख्खिह लाइला=ह 
इल्ला अन्‌-त 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू बख्श दे मेरे वह पाप भी जो 
मेने पहले किये और जो पीछे किये और वह भी जो मैंने छुपा 
कर किये और जो खुले तौर पर किये, और वह फ़ुजूल ख़र्चियाँ 
भी-जो मैंने की हैं, और वह पाप भी जिनको तू मुझ से अधिक 
जानता है। तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे रखने 





242 
वाला है, तेरे अलावा कोई इबादत मो. लायक 0 लायक नहीं।” 


4) या यह दुआ पढ़े - 
< ४, ५१% 3242 rE If ~ fF २५४४८ ॥ 

CPUS EY JOE EVR 

NN 

अल्लाहुम्म इन्नी ज-लम्‌तु नफूसी जुल्‌- मन्‌ कसी- रब 
यगूफिरुज्जुनू-ब इल्ला अन्‌-त फगूफिर्‌ली मगूफि-र- त त्न 
सिनदि-क वर्‌-हमूनी इन्न-क अन्‌- तल्‌ गफूरुरहीमु+ 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! बेशक मैंने अपनी जान झर 
बहुत-बहुत अत्याचार (गुनाह) किये हैं और तेरे सिवा- कोई 
गुनाह बख्श नहीं सकता, पस तू अपनी खास मग्रफिरत से भरे 
तमाम गुनाह बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। बेशक तू ह 
बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है।” [| 


कक t 





5) या यह दुआ माँगे : . 


GIGS sit -+- 


RHEIN SEI ~ - 
-अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क या अल्लाहुल्‌ अ-हदुस्स-_ 
मदुल्लज़ी लम्‌ यलिद्‌ वलम्‌ यू- लद्‌ व- लम्‌ यकुल्लहू कु-फु-वन्‌ ` 
भ-हदुन्‌ अन्‌ तगफि-र ली जुनूबी, इन्न-क अन्‌-तल्‌. गफूरूरहीमु 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझ ही से सवाल 
करता हूँ, ऐ अकेले और बेनियाज़ अल्लाह! जिस की न 
कोई औलाद है और न वह किसी से पैदा हुआ, और न 
कोई उस का 'हमूसर है, तू मेरे सब गुनाह बख्श दे, 


_ 243 
RR 
दू तू. ही बहुत बल्ने वाला और बहुत रहम करने 


बाला हे।” 
७) और यह बुआ मॉगे - 
(५०२ HEAT BA 
अल्लाहुम्म हासिबूनी हिसा - बय्मसी-रन्‌ 
“ऐ अल्लाह! मेरा हिसाब आसानी से लीजियो” 
7) या यह दुआ मगे - 
NAGASE SEN 5 5 7 | 
CARBS 3a 85:7२] 


अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि- क मिन्‌ अजाबि ज-हन्न=मे 
ब- अऊजुबि- क मिन्‌ अजाबिल्‌ कबूरि व- अऊज़ुबि-क मिन्‌ 
फित्‌- नतिल्‌ मसीहिद्ज्जालि व- अऊजुबि- क मिन्‌- फितनतिल्‌ महूयो 
बल्‌ ममाति+ 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! बेशक में तेरी पनाह लेता: हूँ 
जहन्नुम के अजान से, और में तेरी पनाह लेता हूँ कब्र के अज़ाब 
से, और में तेरी पनाह लेता हूँ काने दज्जाल के फितने से, और 
में तेरी पनाह लेता हूँ जिन्दगी .और मौत के (और तमाम) फितनों 
| ” क्‍ 

8) और यह दुआ माँगे - : 

Ges 22५ 2.७५ 4४7४ opal Bo 


णि wl £ 


+ ४2८ Us <] a, fs i a 5 3): ... १ [७ 


24a 







ssa 


—— 
न : व >> प्री जे 5] [2220 हा] किया तु 
TEEPE ss, 


आ 


SZ 2 £2 
? £१८, ~ | ट| roe isliss 4:2२ की 
[7 I) iF पक ल्म प्र न Ns 
जल] जा: ~ I= Fl 


“ys BSE न ही 726) SIR (४ 
Salas Y AACE: 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु क मि- नल्‌ खेरि कुल्तिल् 
अलिम्‌तु मिन्हू. वमा लम्‌ असा लम्‌, अल्लाहुम्म इन्नो अस्‌- असः रे 
मिन्‌ खैरि- मा स-अ-ल7क बिही जिबाद- ए 
व~ अऊाजुकि- क मिन्‌ शरि मा आ- ज़ निनु 'भिबाद - कस्सानिह- 
+रब्नना आतिना फिइ्नया ह-स-न-तब्व फिल्‌ आलि 2 
ह-स-न-तव्वकिना अजा-बन्नारि+रव्यना इन्नना आरब 
फुगफिर लना जुनू- बना वकिना अजा- बन्नारि+रब्वना वानि. | 
मा व~ अत्तना अला रुसुलि-क चला तुखज़िना यौ-मल्‌ किया-मे 
इन्न-क ला तुखलिफूलू मीआ-द+ 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुझ से हर प्रकार की स्वैर भो 

भलाई माँगता हूँ जो मैं जानता हूँ बह भी और जो नही जौनतो 
वह भी! और ऐ अल्लाह! तुझ ते हर वह खेर और भलाई मागी 
हैँ जो तेरे नेक बन्दों ने तुझ से मागी हो। और में लुझ से-पनाई 
मागता हूँ हर उस चीज़ की बुराई से जिस की बुराई से बनाई 
माँगा हो तेरे नेक बन्दों ने। ऐ हमारे रब! लू हमें दुनिया में भी 
च्छाई (और भलाई और नेकी) अता फरमा, और आखिल मे 
भी हर अच्छाई (और खुबी) अता फरमा, और हमें जहन्नम दें 
अजाब से बचाइयो। ऐ हमारे पर्वरदिगार! बेशक हम ईमान भे 
आये पस तू बरवा दे और जिन (नेमतों] के वादे तू ने अगे 
रसूलों के जरीए किये हे वह सब पूरे फरमा और कयामत के टित 


rags 245 


८ ज करता, बेशक तू (कभी) चाटे के खिलाफ नहीं 
रमे 
| 
a ए) य्ह इस्तिगफार जिस का नाम “सब्पिदुल्‌ इस्तिगफार " 
जकर पढ़ 7 , RTD , 
BPA PERV 





' शू 
OD, कं oy 5753५ NOTE Pri 4 के { र AORTA ह 
र RA ४ है RY ५-६ oe ARIAT ~, 5 oT 
YN A EE 
अल्लाहुम्म अन्‌-त रब्बी ला इला-इ इल्ला अन्‌-त 
ख-लर्कू-तती वेता अबूदु-क व-अना अला अद्ृदि-क 
वरदभूदि- क मस-त~तअतु, अऊज़ुबि-क मिन्‌ शरि मा सनञतु 
अबूउ ल-क बिनेज्‌-मति-क अ-लय्य व-अबूउ बि-जम्वी 
फगूफिर्‌ सी, इन ता यगफिरुज्जुनू-ब उस्ला अन्‌-त 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू ही मेरा पर्वुरदिगार हे, तेरे सिवा 
कोई इबादत के लायक नहीं, तू ने ही मुझे पैदा किया है और में 
जेत ही बन्दा हुँ, और मैं भरसक (तेरी इबादत और इताअत के) 
वादे पर कायम हूँ। जो में ने (बुरे कर्म) किये हैं उन की बुतई 
से तेते पनाह लेता हूँ (तू माफ कर दे) और तेरी जो नेमतें मुझ 
पर हें उन का भी इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों को भो 


स्वीकार करता हूँ, पस तू मुझे बख्श दे, इसलिये कि तेरे सिवा 
कोई भो गुनाहों को नहीं बख्श सकत्ता।” 


XN है 


246 








rn | 


सलाम फेरने के बाद पढ्ने 
की दुआओ का बयान 
) जब सलाम फेरे तो यह कलिमए त्तौहीद पढ़े _ 
UNSEEN 


FEIN 3 ~ rs ५. 5. 
( “ PII TP 2] GAYS ChE 5 [2५2 


लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू, लहुलू 
मुलकु व- लहुल्‌ हम्‌दु, यूहयी वयुमीलु, बि- यदिहिल्‌ सेरु व-हु=व 
अला कल्लि ' शैइन्‌ कदीर + अल्लाइुम्म ला मानि-अ लिमा 
अअतेता वला मोअूति-य लिमा म-मनअ्‌-त वला यन्‌-फओं 
जल्‌ जहि मिन्‌- कल्‌ जहू + 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत 'के 
लायक नहीं है, वह अकेला है, कोई उस का साझी नहीं, उसी का 
(सारा) मुल्क है और उसी के लिये (सब) तारीफ है, वही 
जिलाता और मारत्ता हे, उसी के हाथ में (हर प्रकार की) खैर 
(ओर भलाई) है, और वही हर चीज़ पर क़ुदरत्त रखने वाला है+ 
ऐ अल्लाह! जो तू दे उस को कोई मना करने वाला नहीं और जो 
लू न दे उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी माल वाले को उस 
का माल (तेरी पकड़ से) नहीं बचा सकता!” 


247 


7 म कतिमा चीन मर्तवा और कम से कम एक बार 


पढें प ळा SF 4 5 BONIS 
RES NP 
APSE Ys 
ताइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू ला शरी-क लह्‌, 
BR लहुल्‌ हमदु वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर+ ख 
तर्जुमा - “ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वह 
है, उस का कोई साझी नहीं, उस का (यह तमाम) मुल्क, 
र उदी के लिये (तमाम तारीफ है और वह हर चीज षरं 


कदरत रखता है। ; i 
3) और उस के बाद यह पढ़े - a) 
र ट Nf ope A ६ | _. vf PF की i त 
EIGEN Sey 


2 ० हा 

NSS IRN acs 7 

BIS ED BA . 

लाहो-ल वला क्ुन्व-त इल्ला बिल्लाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहुः 

वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहन्निअू-मतु व-लहुल्‌ फ्‌ फजूलु. इन 

व-लहुस्सनाउल्‌ ह-सनु, लाइला-ह इल्लल्लाहु मुख़ूलिसी-न' 
लहुह्ी-न वलो करि-हल्‌ काफिरू-न 


तर्जुमा - “(किसी कोम की भी) ताकत व कुव्वत 
अल्लाह (की सहायता) के बिना (प्राप्त) नहीं हो सकती, 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम उस के अलावा किसी 
और की इबादत (व इताअत) नहीं करते, उसी की (दी हुयी 


248 


नेमतें हैं और उसी का (हम पर) फजल ओ पर 
के उसी की (सब) अच्छी तारीफे हैं, और एड्स 
माबूद नहीं (हम तो) पूरे इख़्लास के साथ केवल उक पर 





मानने वाले हें अगर्चे काफिरों को बुरा लगे |” दीने न 
4) या तीन मर्तबा पढ़े - 
(०) 
अस्‌- तगूफिरुल्ला- ह दू 
“मैं अल्लाह से माफी मागता हूँ” ठ 
२ 
और इस के बाद यह पढ़े - ~ 


sy ४250 ss iis RS कः | ० 

अल्लाहम्म अनू- तस्सलामु वमिन्‌- कस्सलामु तबा- रक्‌) 

या जल्‌ जलालि वल्‌ इक्रामि a} 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ही सलामती (देने) 


और तेरी ही ओर से ये सलामती (प्राप्त होती) हे, बडा चंर्कत। 
वाला है तू ऐ बड़ाई और जलाल के मालिक और इकराम ओर 


एहसान (करने) वाले।” 5 
5) इस के बाद 33 मर्तबा “सुबूहा- नल्लाहि”, 33 मतेबा 
“वल्‌- हम्‌दु लिल्लाहि”, 33 मर्तबा “वल्लाहु अक्‌-बरु” (कुल 
99 मर्तबा) और एक मर्तबा “लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला 
शरी-क लहू लहुल्‌ मुलूकु व-लहुल्‌ हम्‌द्‌” पढ़े। 
&) या ॥ मर्तबा “सुब्‌हा- नल्लाहि”, ॥ मर्तबा “वल्‌ हमूदु 
लिल्लाहि”, ॥ मर्तबा “वल्लाहु अक्‌- बरु”, कुल 33 मर्तबा कहे। 


249 


nnn 
7 दा दस-दस मर्तबा तीनों कलिमे कहे! 


- जिस शख्स ने 33 मर्तबा सुबूहा-नल्लाहि, 33 

वल्‌ हंमदु लिल्लाहि, 33 मर्तबा वल्लाहु अक्‌-बरू और एक 
क लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌-दहू ला शरी-क लहू लहुल्‌ 
लक व लहुल्‌ हमद वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीरुन्‌ (हर 
ग नमाज के बाद) पढ़ लिया उस के गुनाह माफ कर दिये - 
je आगर्चे वह समुद्र के झागों की तरह (बेशुमार) हों। '. 


8) या 33 नर्तबा सुब्‌हा-नल्लाहि, 33 मर्तबा अल्‌-हम्‌द्‌ 
लिल्लाहि, और 34 मर्तबा अल्लाह अक्‌- बरु पढ़े आ हद 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नमाज के बाद चढ़े :. 
जाने वाले चन्द कलिमात हैं जिन का हर फर्ज नमाज के बाद 
पढ़ने वाला कभी नामुराद (और वन्चित) नहीं होता, वह कलिमात्त' 
भह हैं : 33 मर्तबा तस्वीह, 33 मर्तबा तहमीद, और 34 मर्तबा 
वक्बीर (यानी ऊपर के ।00 कलिमे) jl 


9) हर फुर्ज नमाज़ के बाद ]00 मर्तबा “सुबूहा- नल्लाहि” - 
00 मर्तबा “अल्लाहु- अक्‌- बरु”, 700 मर्तबा “लाइला=ह- 
इल्लल्लाहु” और ।00 मर्तबा “अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि” पढ़ा करे।- 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने- 
00 मर्तबा तस्बीह के कलिमे, ।00 मतबा तक्बीर के, ]00 मर्तबा 
तहलील के और ।00 मर्तबा तहमीद के कलिमे कह लिये, उस के 
तमाम गुनाह माफ कर दिये जायेंगे अगर्चे वह समुद्र के झाग के 
बराबर हों। 


।0) (अगर ज्यादा न पढ़ सके तो) 25-25 मर्तबा चारों 
कलिमों को पढ़ लिया करे (यानी कुल ।00 मर्तबा) 


250 


राक 
||) या 33 मर्तबा “सुबूहा- नल्लाहि” 33 मर्तबा असू 


लिल्लाहि”, 34 मर्तबा “अल्लाहुअक्‌-बरु” और ॥0 गह 
“लाइला-ह इल्लल्लाहु” (यानी कुल ॥0 मर्तेबा) पढ़े। 


\2) या “अल्लाहु अकः - बरु ` भो 33 मर्तबा ही पढ़े। 


\3) या ।00 मर्तबा “तस्बीह ” 00 मर्तबा “तहमीद” 0 
मर्तबा “तकबीर” और इस के बाद (एक मर्तबा) “ला इलाऽह 
इल्लल्लाह वहू-दहू ला शरी-क लहू. वला हौ-ल वला क्रुव्वनज्ञ 
इल्ला - बिल्लाहि” पढे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अगर समुद्र के 
झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तब भी यह कलिमात उन को 


मिटा देंगे ' ~ 
।4) हर फर्ज नमाज़ के बाद आयतुल्‌ कुर्सी जरूर पढ़े. 


मा मा 


की 


४५-5५ ५७५६ SS GINS Br SNAG sr) 
GBA Css SONG 5 

too USOT 
अल्लाहु लाइला- ह इल्ला हु- वल्‌ हय्युल्‌ कय्यूमु ला ताखुजुहू 


| इन्‌ कलिमाति तय्यिबात की संख्या में इख्तिलाफ इसी मकसद को 
जाहिर करता है कि हर फर्ज नमाज़ के बाद इन को जितना भी पढ़ना 
संभव हो पढ़ना जरूर चाहिये। कम से कम दस मर्तबा तो जरूर ही पढ़ना 
चाहिये, क्योकि इस .में 2-3 मिनट से अधिक नहीं लगते। बड़े अभाग्य 
हें वह लोग जो इस से महरूम (वन्चित) रहते हैं (इदरीस) 


| [6 


PP re! 2 ५-४ 4६ कल RR मम 
“7 तुब्वला नौमुन्‌ लहू माफिस्समावाति वमा फिल्‌ अरजि मन्‌ 
"जी यश्‌- फओ जिन्‌-दहू इल्ला बिइजनिही, यअ्‌-लमु मा 

वमा खल्‌-फुहुम्‌ वला युहीतू-न बिशैइम्‌ मिन्‌ 
अलमिही इल्ला बिमा शा-अ वसि-अ कुरसिय्युहुस्समावाति 
वत्‌-अर्‌- ज वला यऊदुहू हिफजुहुमा वहु- वल्‌ अलिय्युल्‌ अजीम्‌+ 


- “अल्लाह वह (पाक जात) है जिस के अलावा 
कोई भी पूजे जाने के लायक नहीं, वह (हमेशा) जिन्दा रहने 
(और जिन्दगी देने) वाला है (जमीन और आकाश और समस्त- 
इं्ार को) कायम रखने ( और उन का संचालन करने) वाला है 
न उस को ऊँघ आ सकती है न नींद, उसी का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कौन है जो उस के | 
दरबार में उस की अनुमति के बिना (किसी की) शिफारिश कर. 
सके? वह तो जो कुछ लोगों के सामने (हो रहा) है और जो 
कछ उन के पीछे (मरने के बाद) होने वाला है, सब जानता “है 
और लोग उस के ज्ञान (और मालूमात) में से किसी चीज पर भी 
पहुँच नहीं रखते मगर जितना वह खुद चाहे (उससे उस को: 
आगाह कर दे) उस की (बादशाहत की) कुर्सी आसमान और 
जमीन सब पर फैली हुयी हे, और आसमान और जमीन की सुरक्षा | 
उस पर तनिक भर भी कठिन नही है और वहं (सब से) ऊंचा: 
(यानी बुलन्द और) बड़ाई वाला है।” र 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स हर फर्जू 
नमाज़ के बाद आयतुल्‌ कुसी पढ़ लेता है उस के जन्नत में 
दाखिल होने से इस के सिवा और कोई चीज़ रुकावट नहीं कि 
वह अभी जिन्दा है मरा नहीं (और मरते ही जन्नत में जायेगा) 


दूसरी रिवायत में है कि वह शख्स दूसरी नमाज तक 

















252 
अल्लाह पाक की हिफाजत में रहता है - सुक्ानत 


5} और इर नमाज़ के बाव सूरः फ-लक और मूर 
' नेमे 


भी अवश्य पढ़ा करे। 
6} और अन्त में यह दुआ पढ़े - 


UJ 5) ETT Saal ह ~ र A] # i जा... अभी sss कर Fe 
2300५ CFSE IEDs RIT 


Shel 
i ५४४22 Sis 5} Ecce (2८ ६२2! ल्‍ 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि- नल्‌ जुबूनि ब अऊ 
7 क मिन्‌ अन्‌ अर्हा इला अर्‌-जलिल्‌ उमुरि ब-अऊजुबि <ह 
मिन्‌ फित्‌- नतिइुन्या व- अकजुवि- क मिन्‌ अजाबिल्‌ कबरि 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पनाह भागता 
बुसुदिली (और बेगेरती) से, और में तुझ से पनाह मॉँगता हूँ इसे 
कि निकम्मी और रजील (नाकारा) आयु को पडुचूँ, और ने गन 
से पनाह मागता हूँ दुनिया के फितनों से, और में पनाह माँगता ट 
कब्र के अजाब से!” 
]7) ओर यह दुआ पढ़े - 
DRO RCN 
रब्मि किनी अजा-ब-क यो-म तब्‌-असु अिबा-द-क 
या चज्‌-मञ्जु जिबा-द-क (यानी “तबू-असु" के स्थान पर 
“तज़-मञु” कहे) | 
तर्जुमा - “ऐ मेरे पर्वतदिगार! तू मुझे अपने दन्ड से बचाइयो 
जिस दिन तू अपने बन्दों को (कृब्र से) उठाये, या तू अपने बन्दों 
को (हश्च के मैदान में) इकट्ठा करे।” 


253 
माँगे Tn. 
स बा वका I8) और यह दुआ माँगे - 


3 जी 


GRABS GAS ४४६ gif 
अल्लाहुम्मगू फिरली वर्‌- हमूनी वहूदिनी वरुजुकनी 


“ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ फुरमा दे और मेरे 
ऊपर रहम फारमा और मुझे हिदायत दे और मुझे (हलाल ) रोजी | 


)्र ँ —— 
दे। (०) 


।9) और यह पढ़े - ` 


क] 


+ 


yg, Eger; ७४2३) ८ > \ : ४ %८:. ~~ 3 ce 3 ye sb 
+ - ip ip See = ~) > us A cosa K, } 


अल्लाहुम्म रब्ब जिब्राई-ल वमीकाई-ल Bs; र 
अअिजूनी मिन्‌ हरिन्नारि ब- अज़ाबिल्‌ कबूरि | 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! जिब्रील, मीकाईल और एल कट 


के रब! तू मुझे जहन्नुम की शिद्वत से और कब्र के दन्ड से गुह 


20) और यह दुआ माँगे - ~ 


२ 7 
। Ne ] 


rs 


a जज की pr [2 Pd ना ~ _ ~ 
८; ROM 34२ (2g 3 3°१7” + (5.2 HEF \ (५ cs | 
2०२०४ ५५७०.०४० ५७१ SENN CCS कह 

भरी | Eh 


7, न __ 


GAMING AGE - 

अल्लाहुम्मग फिरली मा कुद्दमूतु वमा अख्खरतु वमा अस्‌-रऱतु 
वमा अअ-लनूतु वमा अस्‌-रफतु वमा अन्‌-त अअ-लमु बिही 
मिन्नी, अन्‌-तल्‌ मु- कद्दिमु व- अन्‌-तल्‌ मु- अख्खिरु, लाइला- ह 
इल्ला अन्‌-त्त 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मेरे अगले और पिछले किये 








254 ह 

5) 
हये, और छुपा कर किये हुये, और खुले आम किये हते र 
गुनाह] और जो मैंने बएपिदालियाँ की हे और बह (गुनाह २ 
लापरवाहियाँ) जिन को तू मुझ से अधिक जानता है, सब हक 
फरमा दे, तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटने बे है 
है, कोई माबूद नहीं त्तेरे सिंवा।" वाला 


2।) और यह दुआ पदे - 


SEs 53 C53) },5 A ca 
SS gi 
अल्लाहुम्म अजिन्नी अला जिकूरि- क वशुकूरि-- कः बर मि 
सिबा7 दति - क Fi 
चज़ुंमा - “ऐ अल्लाह तू अपना जिक्र करने पर ओर शुक्र 
अदा करने पर और अपनी बेहतरीन इबादत करने पर मेरी सहायता 
फुरमा। ” 
22} और यह दुआ माँगे : 
गाज प्र Fn ir के a जप तल >> (८ जे ब 
Boo छल Ps Sr 
at ज Li EEE हलक + न Af 23, एप ८ ६६८5] = pee है| प्‌ 
halo | boos ELS | की IS i Ws 
क ३ र if I< i F कम ही (६६2४ हि मन FF के का ला pe वनम 
VINO Ss Lig ४४ ०४ ४८०0 । ८५००३ ८५ SA 
Lol xs हू है हक 0 8, 2 मं क 8 पक ८53 हः ४7 ५-२2 (०7३४. 42, [) ज 
५०), ०८८ न es ८2-3 oslo 35s | 
eR | [2] a ~; (2% ३१३८ ८7४75 isl 
AONE AEKOEEOE ४555 
EAS [6 he ie oS rdhy 55 $] [AS A MO FT Tk 
MST aoa lsae! 
अल्लाहुम्म रब्बना व-रब्ब कुल्लि शैइन्‌ अना शहीदुन 
अन्न- कर्रब्बु बहू-द- क, ला शरी-क ल-क, अल्लाइम्म रब्बना 


255 


a CR TT 
ब्व” र्मे कुल्लि क Ral शहीदुन्‌ अन्न मु- हम्मदन्‌ 
ब-सल्ल- गनूदु - क व-रसूलु- क, 
ph कुल्लि शैइन्‌ अना शहीदुन्‌ अन्नल्‌ Se £ 5 
_ब्रतुन्‌+अल्लाहुम्म रब्बना व-रब्य कूल्लि शैइन्‌ 

शुडूलि-स ल्ल” च” अली फी कुल्लि सा-अतिन फना 
बल आखि" रति जल्‌- जलालि वल्‌ इक्रामि, इस्मअ्‌ वस्‌- तजिब्‌, 
अक - बरुलू अकः -बरु, हेसबि- सल्लाह वनिअ्‌ -मतल्‌ 

वकीलु, अल्लाहु अक्‌-बरुलू अक्‌- बरु € 
तर्जुमा 7 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार और हर चीज 
के पर्वरदियार! मैं इस बात का गवाह हूँ कि तू ही अकेला 
समस्त संसार का) रब है, तेर कोई शरीक नहीं। ऐ अल्लाह! 
हमारे और हर वस्तु की परवरिश करने वाले, मैं (इस का भी] 
गवाह हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तेरे बन्दे और 
हैं। ऐ अल्लाह! हमारे और हर चीज़ के पालने वाते! में 
गवाह हूँ इसका कि तमाम नन्दे परस्पर भाइ- भाई हैं। ऐ अल्लाह! 
ऐ हमारे और हर चीज़ के पर्वरदिगार! तू मुझे और मेरे बाल- बच्चों 
को हर समय अपना मुख्लिस (बन्दा) बनाये रख, दुनिया में भी 
और आखिरत में भी। ऐ बड़ाई और जलाल और इनाम कें 
मालिक! तू (मेरी प्रार्थना) सुन ले और कबूल फरमाले। अल्लाह 
सब से बड़ा है सब से बड़ा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और- वह 
बड़ी अच्छी बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह सब से बड़ा है, सब से 


बड़ा! ” ह 
23) या यह दुआ माँगे - 
Figgas isa 4:65 80 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ कुरि वल्‌ फकूरि 


255 FR 
व- अजाबिल क्रि 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं पनाह माँगता हूँ कफर ३ 
तन्मदस्ती से और कब्र के अज़ाब से। 
24) और यह दुआ मॉगे - 


यु yi; 5 3१% oasis 4८ FE Sd oF FR 
der SFB GES gts 


३२८5 


bs) 2:%3:25 BEe 52538 ६२८7४ 
SENDS ei CIEE NONI 


अल्लाहुम्म असूलिद ली दीनि-यल्लजी ज जल्‌ तह 
मिस-म-त अगरी व-असूलिह ली दुनया-यल्लत्ती ज- अल्‌ 
फीहा मआशी, अल्लाहुम्म अऊज़ु बिरिजा-क मिन्‌ स-खति- 
व- अऊजु बि- अफूवि- क मिन्‌ निकू- मति- क व- अऊजु बि; 
मिन्‌-क, ला मानि-अ लिमा अअत्रै-त वला मोअति-य तिम 
स-मनअ-त (वला राइ लिमा कजै-त) वला यन्‌-फुओ जुन 
जहि मिन्‌- कल्‌ जहू 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दीन की इस्लाह करदे 
जिस को तू ने मेरे (हर दीनो-दुनयावी) काम की सुरक्षा का 
ज़रीया बनाया हे, और मेरी दुनिया को भी सुधार दे जिस में तू ने 
मेरी रोजी मुकर्रर की हे। ऐ अल्लाह! में तेरी रजा की पनाह लेता 
हूँ तेरी नाराजगी से, और तेरी माफी की पनाह लेता हूँ तेरी सजा 
से, और तेरी ही पनाह लेता हूँ तेरी (नाराजगी से) जो तू अता 
फरमाये, उस को कोई रोक नहीं सकता और जो तू मना कर दे 
(यानी न दे) उस को कोई दे नहीं सकता। और तेरे फैसला को 


257 


CR PRPS 
~ कर सकता, अं कर सकता, और किसी माल वाले को उस का माल 


। द्रीई नही बचा सकता।” 
) और यह दुआ मागे - 


TT POLIO 
~? (५६८ Laos Sa) (52-82 tS) 5 || ee 


अल्लाहुम्मग फिर्‌ ली ख़-तई व-अ-मदी, अल्लाहुम्महदिनी. | 
अअमालि वल्‌ अखूलाकि ला यहूदी लिसालिहिहा वला. 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरी नादान से और जान बूज 
कर किये हुये (बुरे कामों को माफ कर दे ओर ऐ अल्लाह! तू | 
तरक आमाल और (अच्छे) आचारण की हिदायत दे (इसलिए 

) अच्छे कामों और अच्छे अख्लाक की हिदायत तेरे सिवा और र 
कोई नहीं दे सकता, और बुरे कामों और बुरे अख्लाक से तेरे 
सिवा और कोई नहीं रोक सकता।” न 


26) या यह दुआ पढ़े- र 


) Y= 
| C0 | 0 
| ~) उ 





०८२ 25205) _»।७५३ ):॥ 5282७, ३226 ६-३ 7 = 
5) Pt hs Eso MSC] 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि- क मिन्‌ अजाबिन्नारि व- अजाबिल 


कबूरि वमिन्‌ फित्‌- नतिल्‌ मह्या वल्‌-ममाति वमिन्‌ शर्रिल्‌ मसीहि 
इज्जालि 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पनाह माँगता हूँ 
जहन्नुम के अजाब से और कब्र के अजाब से और जिन्दगी और 


258 
SRS 
मौत के फितनों से और काने दज्जाल की इहे हो की बुराई से। 


27) और यह दुआ मॉगे - 
33.28 Gl Gils । ७56; GUE 
GASH SG EYE CP & 

ELS; क्‍ | 
अल्लाहम्मग फिर्‌ ली खताया- य 'वजुनूबी कुल्लहा 


अशनी व- अहूयिनी वरजुर्कनी वह॒दिनी लिसालिहिल्‌ अ he 
ला यहूदी लिसालिहिहा वला यसूरिफ़ सब्पि 






अखलाकि इन्नहू 
इल्ला अन्‌-त 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरी तमाम ख़तायें और हू 
बख्श दे। ऐ अल्लाह! तू मुझे बुलन्दी अता फरमा और ( हे AS 


जिन्दगी दे और (हलाल) रोजी दे और अच्छे | 
आमाल की हिदायत दे। बेशक अच्छे आमाल और अख्लाकः 
हिदायत भी तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता, और बुरे की 


अख्लाक से भी तेरे सिवा कोई नही बचा सकता।” 





28) और यह दुआ माँगे - ह 
ESE 55] EER न 
अल्लाहुम्म असूलिह्‌ ली दीनी व-वस्से ली फी दारी वबारिक 
ली फी रिजूकी 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरे दीन की इस्लाह कर दे औ 
मेरे घर में कुशादगी अता फरमा दे और मेरी रोजी में बर्कत दे।” 


29) और अन्त में यह दुआ पढ़े - 


oss ok 

A ५9 | ~ Le 3? ~ SS ~ PR *इ६००-+ >> 

ples tense Be SSE 
न ANE Ry है ४ ऊ है ४, ०३ 0 र न 


-न रब्बि-क रब्बिल्‌ जिज्जति अम्मा यसिफ-न 


अ- लल्‌ ~ सली = > 
_ मुन्‌ ३ ल्‌ मुर्‌ न वल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ 
्तलगी 7 
ह - “तेरा रब, इज्जत और बड़ाई का मालिक रब 


तर्जुमा बातों 
तमाम (बुरी) बातों से पाक-साफ है जो लोग उस की इ 
रे बयान करते हैं। और (दरूद व सलाम हो तमाम रसूलों पर और)! 


2 कक लिये: 
[® है 
¢ J ४ ) 


नर प्रकार की तारीफें तमाम संसार के पर्वरदिगार अल्लाह के: 
(ह्वल) हैं।” = 


30) जब नमाज से फारिग हो तो सीधा हाथ सर पर. 

कर यह दुआ पढ़े'- 
iad | ५2-25 \ Ce) Isang 4 DA 40.2 | व 
LAER 0] 
sg 7 
अल्लाहुम्म अजूहिब्‌ अन्निल्‌ हम्म वल्‌ हुज-न परदानुरहीु IN 
व 


| 


फेर 


fa 
_ 


= 


. फर्ज नमाज़ के बाद यह 30 दुआयें और जिक्र हदीसों में आये हे - 
बेहतर तो यह है कि इन सब को याद कर ले और किसी दिन कोई, 
किसी दिन कोई पढ़ा करें ताकि सब पर अमल हो जाये और सब के 
सवाब और दुनिया-आखिरत की बरकतें हासिल हों, वर्ना अपने समय 
और हालात के मुनासिब जितना संभव हो याद कर ले और पाबन्दी से 
पढ़ा करे, इसलिये कि दुआ की कूबूलियत का बेहतरीन समय फर्ज 


नमाज़ अदा करने के बाद है। (इदरीस ) 


____ 260 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम से ( | करता हूं) 
अलावा और कोई इबादत के लायक नही , वह बडा जिस के 
बहुत रहम करने वाला हे। ऐ अल्लाह! तू हर गम और मेहरबान और 
को मुझ से दूर फरमा दे।” परेशान 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम जब भी नमाज पढ़ते और 
होते तो दायाँ हाथ सर पर फेर कर ऊपर की 5५, 
करते। 





—— 
न 


( €..) 


KK हऔ 


MOKEOD SES 


अ र 2 हक 


art 2 
लवाय सुबह की नमाज़ के बाद 
' पढ़ने को दुआाये 


।) सुबह की नमाज़ के बाद (जिस प्रकार नमाज में बेठते 
३ उदी ) दोनों घुटनों के बल बेठे हुये बात करने से पहले 
0 अर्तबा, या 00 मर्तबा यह कलिमए- तोहीद पढे - ‘3 o 
| 


PON ASSES 2 7 
७-३5 usr ()-६० sass PE 28 (०0 
लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌-दहू ला शरी-क लहू ४० 


मुलूकु व-लहुल्‌ हमदु युहयी वयुमीतु बि-यदिहिलूखेरु वह _ 
अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर+ I 


तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक) 
नहीं है, वह अकेला हे, उस का कोई शरीक नहीं, और उसी की | 
सब तारीफ हे, वही जिलाता ओर मारता हे, उसी के हाथ में a 
प्रकार का) खेर और भलाई हे, और हर वस्तु पर क़ुदरत 

वाला है। ” (८) 





अ पा, 
2) और यह दुआ माँगे - 3 
NEAL SESE, 3५58 


अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क रिजु-कन्‌ तय्यि- बन्‌ 
पिल्‌-मन्‌ नाफि- अन्‌ व- अ-म-लन्‌ मु-त- कृब्ब-लन्‌+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से हलाल रोजी ओर नफा 





202 


— 
और मकबूल अमल का प्रश्‍न करता हं 


देने वाला इलम हूँ 
यह तीनों नेमतें अता फरमा दे। (तू भ 


खास मग्रिब और फज की नमाज छू 
बाद पढ़ने की दुआाए 


) मग्रिब और फज़ दोनों नमाजों के बाद दस र्ता 
यह पढ़े । 
42a CCI ५) ७ ४०७४४ न 
tds 32८ 3 

लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू लाशरी- क लहू, लहुल्‌ 
व-लहुल्‌ हम्‌दु युहयी वयुमीतु ,बि-युदिहिल्‌ खेर वहु-व 
कूल्लि शेइन्‌ कदीर+ 









) और उसी स्थान पर उसी प्रकार (जैसे नमाज़ 
हें) बैठे-बेठे बात करने से पहले सात मर्तबा पढ़े - 
CUA EYE ४ ६7 | 
अल्लाहुम्म अजिर्‌नी मि- नन्नारि 
“ऐ अल्लाह! मुझे जहन्नम की आग से बचाइयो” 


चाश्त को नमाज के बाद की दुआ | 
00450, ८७ .$ 0,५४७ ES 


।) अल्लाहुम्म बि-क उहाविलु वबि-क उसाविलु वबि-र्क, 
उकातिलु 




















263 


| २ अल्ला। अल्लाह में आज... 
| ~ तर्जुमा „ ९ अल्लाह! मैं तेरी ही सहायता से (हर अच्छे 
का) इरादा काल इ तेरी ही सहायता से (दुश्मन पर) 
करता हूँ, और तेरी ही सहायता से (जिहाद के मैदान 


दुश्मनों से) जंग करता हूँ। 
' खाने की दावत ख़ास कर दावते 

|g के की और हे 

 बलीमा के वकत की दुआ और आदाब 

| ।) जब किसी के यहाँ खाने-पीने की दावत खास क 

` उ्रीमा की दावत हो तो जरुर जाये (और अगर कोई रुकावट 7 

| जतो खाने में भी शरीक हो) और अगर रोजे से हो तो मजबूरी 9 

` बयान कर दे (और घर के किसी कोने में दो रकअत) नमाज़ पढ़े 

| और घर वाले के लिये बरकत की दुआ मॉगे और कहे- 

[ ZI 

बा-र- कल्लाहु लकुम्‌ 


yr 


न 


P 


FN 


(०) 


9 


“अल्लाह तुम्हें बर्कत अता फुरमायें” 


Kab 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि 

कि ।) जब कोई भी मुसलमान भाई खाने की दावत करे (और (०) 

कोई मजबूरी न हो तो) उस को कबूल करे। 

2) ख़ास कर वलीमे की दावत को जुरूर कूबूल करना 
चाहिये। 


3) अगर रोजा (या कोई और मजबूरी) हो तो दो रकअत 
गज पढ़े और घर वालों के लिये बर्कत की दुआ करे। 


ye] 










264 


रोजा इफ्तार के समय की दु) 


PE gi FF 
ayl ARES 3352] le i: : Cz 
ज-ह-बज़्जमुओ वब्‌-तल्लतिल्‌ ओरूकु व- 
अज्रु इन्‌ शा- अल्लाहु 
o 
तर्जुमा _ “प्यास जाती रही, ओर रगें सेराब होगयी 


ष्का 
3 ॥ लाला 


इन्‌ शाअल्लाह (रोजा का) सवाब यकीनी हो गया।” RS 
2) इस के बाद दुआ माँगे - (i 
FS CO PERN 6440 7 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क बि-रह्‌- मति- क; 

वसि- अत्‌ कुल्ल शेइन्‌ अन्‌ तगूफि-र ली जुनूबी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तेरी उस रहमत से उ 
चीज़ को घेरे हुये है तुझ से प्रश्‍न करता हूँ कि तू मेरे ( 
गुनाह बख्श दे। ” 


) अगर किसी और (दोस्त या रिश्तेदार) के यहां 
खोले तो यह दआ करे - 


4% हि SE ~ » wEIT मी Bf आः PTF 
YA २9)? AGUS EIS 
अफ्‌-त-र अिन-दकुमुस्साइ मू-न व-अ-क-ल तआ- | 
मकुमुल्‌ अबूरारु व-सल्लत्‌ अलेकुमुल्‌ मलाइ- कतु | 


तर्जुमा - “अल्लाह करे (इसी प्रकार) तुम्हारे यहाँ रोजाबर 
लोग रोजा खोलें और नेक लोग तुम्हारा खाना खायें और फ्र्शि 


) जब रोजा खोले तो यह दुआ करे - 


श षिः मे ४ 


HO) द | 


CE a 





265 
~ हि रहमत की दुआ करें। ” Cn 


खाना सामने आने, खाना, खाने से 
पुतारिग होने के आदाब और दुआएं 


॥) जब खाना सामने आ जाये त्तो - 


f 


् 


\ 


ils) 


बिसूमिल्लाहि (अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ) 
कहे और दायें हाथ से, अपने सामने से खायें 
अकेले- अकेले न खायें, बल्कि साथ बैठ कर खायें। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि : 


१) जिस खाने पर बिसूमिल्लाह न पढ़ी जाये, शैतान उस पर है 
कब्जा कर लेता है। 


ER 















2) एक और हदीस में आया है कि सहाबा रजि0 ने पूर्ण] 
- ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम 
तो खाते हैं मगर पेट नहीं भरता। आप ने फरमाया - तो र 
तुम अलग- अलग बेठ कर खाते होगें। सहावा ने कहा - जी. 
(यही बात हे) आप ने फुरमाया : तुम एक साथ बेठ. कर खान 
खाया करो और “बिसूमिल्लाई” पढ़ लिया करो तो अल्लाह 
 बर्कत अता फुरमायेंगे। 


3) एक और हदीस में आया है कि - एक यहूदी महिला 
ने जो ज़हर (विष) मिला हुआ बकरी का गोश्त नबी करीम 
पल्ल अलैहि व सल्लम को हदिया में पेश किया था (आप ने 

के साथ बैठ कर उस का गोइत खाया था उस समय) 








2 66 NN 
ना दिया कि “बिसमिल्लाह” पढ़ कर खाओ। 
जिन सहावा ने. (उस का गोशत) खाया, उन में से किसी भे 
नुक्सान नहीं पहुँचा | 
2) अगर किसी दावत में मजेदार (स्वादिष्ट) रवाना रा 
तो खाना खाने से पहले 





cs , 5-5; Ss gil ज 
कतिल्लाहि 3 CD 
बिसूमिल्लाहि व- अला ब-र- जाहि | 





“अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की दी हुयी. क्क [ 
पर (हम यह खाना खाते हैं) 


(4 
कहे और पेट भर जाने के बाद यह दुआ पढ़े- | 


| अब “- 


5७ CE Taare I KO PE (5:24, ISS x < > 2४6]. 5) 
SrA SEY EHIEI ENON NEST 
अल्‌-हमुदु लिल्लाहिल्लजी हु-व अशू-ब- अ-ना वअखवा-न्ना 
व-अन्‌-अ-म अलैना व- अफू-ज-ल Lo} 
तर्जुमा - “उस अल्लाह तआला का (लाख- ५ ) 


है जिसने हमें आसूदा किया और पेट भरा और हम पर 
फरमाया। ” 





फ़ायदा - हदीस शरीफ में एक घटना (हादसे) का जिन्न 
आया है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, 
हजरत अबू बक्र सिददीक और हजरत उमर फारूक रजि0 अबुल 
है-सम नाम के एक सहाबी के घर दावत खाने गये और वहाँ 
पहुँचकर (पहले) ताजी खजूरें खायीं, इस के बाद (भुना हुआ) 
गोश्त खाया और ठन्डा पानी पिया तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया - 





~ हे वह नेमतें जि “यही हैं वह नेमतें जिन 
न सवाल किया जायेगा।” 

यह बात सहाबा को बहुत भारी लगी तो आप ने फरमाया- 
जब तुम्हें ऐसी चीजें (खाने को) मिला करें तो र 

बिसूमिल्लाहि च- अला ब-र- कतलिल्लाहि 

पढ़ लिया करो और पेट भर जाने के बाद ऊपर की इ 
के साथ शुक्र अदा कर लिया करो तो (तुम्हारी) यह न्क 
गुजारी) उस नेमत का बदल हो जायेगी (और नेमतों का हक 
अदा हो जायेगा) | 


3) अगर खाना शुरू करते समय “बिसूमिल्लाहि” पढ़ना ; 
याद न रहे तो जिस समय याद आये कहे : 


= हर रिशिश न मिविदिलियीयी 
[ के बारे में कयामत के दिन तुम 





्ट 


द 


है 


6 ® 


Kia 


Sse Sails 
बिसूमिल्लाहि अव्व- लहू वआखि-रहू 
“अल्लाह के नाम के साथ अव्वल में भी, आख़िर में भी? ट 

f __ 
फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि - अगर खाना ब 
शुरू करते समय “बिसूमिल्लाहि” पढ़ना भूल जाये तो जब र । 
आये “बिसूमिल्लाहि अव्व-लहू व- आख़ि-रहू” कह ले। 


ni 


NX हु 





268 





oT 


के मरीज) के साथ खाना खाने के 
. समय की दुआ 


किसी कोडी या छूत की बोमारी वाले शर्म से 


|] अगर 
पड़े तो यह दुआ पढ़ ले- 


साथ खाना खाना 
LEK RUS 290५-25 
बिसूमिल्लाहि सि-कः- त्तम्‌ बिल्लाहि ब- त- चक्क, - जन्‌ अलैहि 
तर्जुमा क अल्लाह के नाम से और साक प्र हीं भरोसा 
और सहारा कर के (तेरे साथ खाना शुरू करता हूँ) 
आम तौर पर स्वाना खाने के लिए 

बैठने के समय की दुआएं 

१} जब खाना खाने के लिये बैठे तो यह दुआ पढ़े - 
AEE Bi 

अल्लाहुम्म बारिक्‌ लना फीहि व- अत्‌भिमूना खै ~ रम्मिनूहृ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इस खाने में बर्कत नाजिल 
फरमा और इस से भी बेहतर रवाना खिला - 
2) अगर दूध हो तो यह दुआ करे - 
०5८३०३५२३८ ॐ) ६५ द 
अल्लाइुम्म बारिक लना फीहि वजिद्ना मिनूहू 


4 


269 


ने ज्यादा अता कर। ” 
कोई भी चीज़ स्पर या पिये तो इस पर _ 


_ हमूदुलिल्लाहि (अल्लाह का शुक्र है] कहे। 


_ हटीस शरीफ में आया है कि अल्लाह न 
कायी आला 
कायदा होते हैं जो कुछ खाये तो “अल्‌ हमूद्‌ लिज्लाहि 


उर ही विये तो “अल-हग्रदु लिल्लाहि” कहे। 
कह 


खाना खाने से फारिगृ होने 
के बाद को दृआएं 
) जब खाना स्वा चुके तो यह दुआ पढ़े - 


Ese) Fo लक 55 CS Eg ee ननि। tH 

अल्‌-हसूदु लिल्लाहि हम्‌- दन्‌ कसी-रन्‌ ततय्यि- बन्‌ 
मुबा-र-कन्‌ फीहि गै-र मकफिय्यिन्‌ चला मुवहइन वला 
मुस्‌- तग-नन्‌ अनहु रब्मना 

तर्जुमा - “अल्लाह त्तजाला का शुक्र है बहुत- बहुत और 
पाकीजा और बर्कत वाला शुक्र, न इस (स्याने) मे किंपायत्त की 
जा सकती है और न इस को छोड़ा ही जा सकता ह, न इस से 


बेनियाज़ हुआ जा सकता है। ऐ हमारे पर्दरदिगार! {नू इस दुक 
को कबूल फरमा ले) 


ग 


2) या यह दुआ पढ़े - 


> 


270 
ZENS SIE ogg 5< -३ 
अल्‌ - हम्‌द्‌ लिल्लाहिल्लजी कफाना व- अर्‌वाना 
मकफिप्यिन बला मकफूरिन्‌ म 


तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह तआला का जिस ने हे 
किफायत की (यानी खूब अधिक खाने को दिया) ओर के 
किया। न इस (खाने) को छोड़ा जा सकता है (कि जरर: 
रहे) और न ही नाशुक्री की जासकती है।” के 
3) या यह दुआ पढ़े- 
GANAS ESS SN ४, ६: 2५ क 
अल्‌- हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी अत्‌ - अ-मना व- सका 
व-ज- अलूना मि- नल्‌ मुसूलिमी- न 


तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह तआला का जिस मे हें 
खिलाया - पिलाया और हमें मुसलमान बनाया।” 
4) या यह दुआ पढ़े - 
(EN है ही किन. ५2 a हज हक श्र Ce 
RAD TCT ३-०५ ।.s > PR 
अल्‌ - हमूदु लिल्लाहिल्लजी अत्‌ - अ-भ ब-सक्‌ा वसब्व-गह 
व-ज-अ-ल लहू मख-र- जन्‌ 


तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह तआला का जिस ने खिलाया- 
पिलाया और उसको पचने वाला बनाया और उसके निकलने का 


रास्ता बनाया (कि वह आसानी से शैच की राह से निकल जाता 
हे) 


5) या यह दुआ पढ़े - 


ENS 27 
CR CRO 
अल्‌- हग ope अत्‌- अ -भ॒नी हा- जत्तआ- म 
4-र-ज- कुनीहि मिन्‌ गेरि होलिम्मिन्नी वला कुब्वतिन्‌ 
- “शुक्र है अल्लाह लआला का जिसने मुझे यह 
दाना खिलाया, और मेरी ताकत और कुच्वत के बिना मुझे यह 
अता फरमाया - 
७) और जब हाथ धोए तो यह दुआ माँगे - 
SEEN ४५५, ५ ५:२४ 
न i 533A ROC 5; 6; 
FEN ds, SEN, 
ASAIN BS FL 


श बंशी बू 


(००5० 
44%9582422/% ४3%; FANS sf 50 


CAE] 

अन्‌- हमूदु लिल्लाहिल्लजो युत्तऊँमु वला युत्त-अमु, भन्न 
अलैना फू-हदाना य- अत्‌- अ- मना व-सकाना वकुल्ल बलाइन्‌ 
ह~ सनिन्‌ अबूलाना, अल्‌-हम्‌दु लिल्लाडि गैँ-र मु-बहइन्‌ चला 
मुकाफाइन्‌ चला मकू्फूरिन्‌ वला मुस्‌-तग्र- नन्‌ अनूहु+अलू-हमदु 
लिल्लाहिल्लजी अत्‌-अ-भ मि-नत्तआमि व-सका मि-नइशराबि 
ब-कसा मि-नल्‌ उरवि व-हदा मि-नज़्जुला-लति च~बस्स-र 
बि-नल्‌ उम्‌यि व-फज्ज-ल अला कसीरिन्‌ मिम्मन्‌ ख-स-क 
तफूजी-लन्‌+ अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ-समी-न 


तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह पाक का जो (अपने बन्दो 


272 

खिलाता है स्वैय नहीं खाता, उस ने हम धू 
hs कि हमें (सच्चे दीन की ] हिदायत दी और खिलाया ह 
और हर अच्छी नेमत से हमें नवाज़ा। सब तारीफ अल्लाह ,५ यो 
हैं जिस को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, न उस का बदला लि 
जा सकता है, न नाउुक़ी की जा सकती है और न बेतवज्जह दिया 
जा सकती है। शुक्र है अल्लाह तआला का जिस ने र पे 
कर) स्वाना खिलाया (जी भर कर ) पानी पिलाया, और बज 
छपाने के लिये कपड़े दिये, गुमराही से (बचा कर) हिदायत डर 
(क्फ के) अन्धेपन से (बचा कर ईमान की) आँख अता स्म 
और बहुत सी मख्लूक पर ( हमें} स्पष्ट फजीलत्त अत्ता फरमाकी। 

तमाम शुक्र (और तारीफ) सारे जहान के रब के लिये 


ही ले” 
7) यह दुआ मागे - 

रु ड Fr en हि (A 55 Cis न ba बयु जम की न PT जम | 

ES REICH SESAME १ 


अल्लाहुम्म अशबअ-त्त व-अर्‍्वे-त्त फ-हन्नेना ब-रः 
जक्‌-तना फ-अक्‌-सर्‌-त व-अ-तब्‌-न फजिदना 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ने ही पेट भरा और तूने ही 
सैराब किया, पस तू ही हमारे लिये (इस को) स्वादिष्ट बना दे 


और तू ने ही हमें रोजी दी और बहुत दिया और बहुत उम्दा दिया, 
पस तू ही और अधिक अता फरमा।” 


खाना खिलाने वालो के लिये दुआएँ 


।) खाना खिलाने वालों और खाने वालों के लिये यह दुआ 


3 33 = 7 2) ) १०८३६ . [7 TE ३२ 5 ५5६ le 


है 


273 


हरि हे 
- “ए अल्लाह! तू ने जो रोजी 
को दे, और फिर उन को माफ जनको दी है उस 
अं और / कर दे और उन पर 


हम न. 
2) यह दुआ करे - 


35८2८ 5 i CR i; 2 
अल्लाहुम्म अतअिम्‌ सन्‌ अत्‌- अ- भनी वसूकि मन्‌ सकामी 


खिला और जिसने मुझे पिलाया तू उसे पिला।" 


कोई वस्तु पहनने के समय की दुआ 
)) जब कोई चीज भी पहने तो यह दुआ पढ़े - 
5 5.० SCR Sse dln EN 
ALT FA 
अल्लाहुम्म. इन्नी अस्‌-अलु-क मिन्‌ खैरिही व खेरि मा 
हु-व लहू व-अऊज़ुबि- क मिन्‌ झरिही व+ शरि मा हु-व लह 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से उस की भलाई का 


और जिस उद्देश्य के लिये यह हे, उस की भलाई का प्रश्‍न करता 


हूँ, ओर उस की बुराई से जिस उद्देश्य के लिये यह है, पनाह 
मांगता हूँ।” 


274 





नया कपड़ा पहनने के समय ककी 


१) अगर नया कपडा पहने तो कपडे का नाम 


कमीज वगैरह ले कर यह दुआ मागे - ' गहे 
' FS द्र Ce क छह 
ar REL As Ns 


ITE 
A क्र (2७ Lo ww Ts &\, sss | 
=) Coe IF ला०+ 2 Le es i> !5 i द ७८ 
अल्लाहुम्म ल-कल्‌ हमदु, अन्‌-त कसौ- तन्ना 
अस्‌- अलु-क खै-रहूं वखै-र मा सुनि- अलहू, च- अऊजुबि-६ 
मिन्‌ शरिही व-र्शरि मा सुनि-अ लहू क्‌ 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तेरा (बहुत - बहुत) शुक्र है त 
ही मुझे यह - - - - पहनाया है। में तुझ ही से इस की भलाई ल 
और जिस मकसद के लिये बनाया गया है उस की भलाई का पन्न 
करता हूँ, और उस की बुराई से जिस मकसद के लिये बनाई ॒ 
है पनाह मागता हें।” 
2} या यह दुआ माँगे - 
SN RRC ERE 
अल्‌- हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी कसानी मा उवारी विही_औरती 
व- अ- क्त- जम्मलु बिही फी हयाती 
तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने मुझे क 
कपड़े पहनाए जिस से में अपनी शर्मगाह टाँकता हूँ और अपनी 
जिन्दगी में उन से जीनत (सुन्दरता) प्राप्त करता हूँ।” 


3) या यह दुआ मागे - 


ही. ायालमाल 275 


५ Br CRAB 
S505 Ta us} Co FE | 


- “शुक्र है अल्लाह पाक का 

_ __पहनाया और बिना मेरी कुच्वत और 
अता फरमाया | IF 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने यह, 


दुआ ऑग कर नया कपड़ा पहना, उस के अगले-पिछले सब 
गुनाह माफ कर दिसे जायेंगे! 


दूसरे श्रूस को नया कपड़ा 
पहने हुए देख कर दुआ करे 


।) अपने किसी मित्र और सबन्धो वगैरह को नया क 
पहने हुये देख कर यह दुआ दे - 


जिसने मुझे यह 
ताकत के यह मुझ को 


CORN TR 
तुबूली वयुखूलिफुल्लाहू 
“पहनो और फाडो, अल्लाह तुम्हें और दे” 
2) या यह दुआ पढ़े - 
Crk HERE A 
अबूलि वस्वूलिकू सुम्भ बूलि वखलिक्‌ सुम्म बलि वस्वलिकः 
"पहनो और फाडो, फिर और पहनो और फाड़ो फिर और 


276 





पहनों और फाड़ो।” 
कपड़े उतारने के समय की दुआ 


।) जब कपड़े उतारे तो “बिसूमिल्लाहि” कहे _ 


मेंआयाहेकि. "विसि, 

फायदा - हदीस शरीफ ह | 
जिन्नात (और जैतानों) की आँखों और इन्सान के दर्मिया = 
है (यानी जिन्नात नन्मे न देख सकेंगे) ( 


LR 4 


277 


eT 
इस्तिख््रारा को दुआए 


;) जब किसी अहम और गंभीर काम के करने का ररावा 
दो रकत तफल नमाज़ पढ़े और उस के बाद यह दुआ पठे 


FN cee Ll न 
sss 3 en Rec ५ gl 
FS {3520555 5 is SRR I k हि 
Ra a Ld RD ० ` a | is क - ह 
< = TJ > 


T Ekin 3% FE a 5५ कक 
FEY ७- SSE SSR 


| 3 म्प र TE ET 5 5 ६ कह 
र 2१2 ~ Te =} ५5१} 5५९} me 
४५ Sis ०-३ BES , ०४:25 008४ 3७ 
+ 3 ० FE TE NE Yh (र FE ऑ र + 3 हे ब, 3 
35x Gren SN ४..२०१ ५०८४०००३ ९४२ MS | 
Fd I त ह्म Fi CC Ee 
i= = = ys F Ags ७ iris Mr 


- ९० 9-५) 5५ 

अल्लाइुम्म इन्नी असू्‌- त्खवीरु-क बिखिलूमि- क, व- असू= 
तकदिर- क बिकुद्‌ू-रति-क, व- अस्‌- अलु- क मिन्‌ फजूलि- कल्‌ 
अजीमि, फइन्न- क तक्कूदिरु वला अकदिरु, च तञू- लमु वलो 
अअू- लमु, च- अन्‌-त्त अल्लामुल्‌ गुयुनि+ अल्लाहुम्म इन्‌ कुन्‌- त्त 
तञू-लमु अन्न हां- जल्‌ अम्‌-र स्वेरुन्‌ ली फी दीनी व-मआशी 
व- आकि - चति अमरी, औ आजिलि अमरी वआजिलिही फकदिर्‌हू 
ली व-यस्सिरहू ली सुम्म बारिक ली फीहि+बइन्‌ कून्‌-त ता- लमु 
अन्न हा- जुलू अम्‌-र शर्रुल्ली फी दीनी व-मआशी दआकफि- बाति 
अम्र, औ आजिलि अम्‌ती व आजिलिही, फस्रिफूह अन्नी वसरिफनी 





278 । 
ee 7. का-न सुस्मिते | 
अनूह, वकूदिर्‌ लिए यल खे-र हैशु कान ग बिहे 


हि 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं लेरे क के ज॒शेए च 
बेहतरी तलब करता हूँ, और तेरी कुदरत कर कुरूर + 
करता हूँ, और तेरे फजल और इनाम का तुअ से प्रश्‍न क 
इसलिये कि तू ती (हर काम की) क़ुदरत ररवता है ओर 
(किसी काम की भी) कुदरत कप रखता, और तू तो (सब ब 
जानता है और मैं (कुछ) नहीं जानता, और तू क्र पे 
(बातों) को भली- भति जानता है। ऐ अल्लाह! अगर चे a 
है कि यह काम मेरे हक में मेरे दीन के एतबार से, दकः 
एतबार से और अन्त को रतबार से, या मेरी दुनियावी जिन्दगी ६ 
एतबार से, और आखिरत की जिन्दगी के एतबार से, मेरे कप 
बेहतर है, तो तू उस को मेरे लिये मुकददर कर दे और सरत्न ih 
दे, फिर उस में मेरे लिये बर्कत 'भी दे दे। और तुझे मालूम है 
यह काम मेरे दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से और अ; 
के एतबार से, या मेरी वुनियावी जिन्दगी के एतबार. से; ऋ 
आखिरत की जिन्दगी के एतबार से, मेरे हक में बेहतर नहीं है ल 
इस काम को मुझ से दूर कर दे और मुझे इस काम से र 
दे और जहाँ भी (जिस काम में भी) मेरे लिये बेहतरी हो उस कों 
मुझे अता फरमा दे और फिर मुझे उस से राजी कर दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि दोनों जगह. 


“हा- जल अम्‌-र” के स्थान पर अपनी जरूरत का नाम ते : 
(जिस के लिये इस्तिखरा करता है) 


और बाज़ हदीस में दोनों जगह “अन्न हा- जल्‌ अम्‌-१" 
की जगह “इन्‌ का-न हाजल अमूरु” (यानी अगर यह काम] . 
आया है। अर्थ दोनों के एक ही हें! इसी प्रकार अन्त में "सुम्न ' 





279 


Tn 
SR बिही ” के स्थान पर 'व-रज़जिनी बिही” आया है, अर्थ 
एक ही हैं, जिस प्रकार चाहे पढ़ ले। इसी प्रकार दोनों 
बनीं “फीदीनी भ के बाद “ब- मआदी " भी आया है 
2) या “अन्न हा-जल्‌ अम्‌-र” के बाट यह अल्फाज 
FHS BT sg irs 
FEIEEB SSS 
"20089 :-%55४ ८2:72 
खै-रल्ली फी दीनी वस्दै-रलली फी मओ-शती वखे - रल्ली 


का-न गै-रू जालि-क खै-रल्ली फकदिर्‌ लि- यल्‌ खै-र हैसुमा 
दा-न व-रज्जिनी बि-क-दरि-क 


तर्जुमा - “अगर यह काम मेरे हक में मेरे दीन के एतबार 
से बेहतर हो और मेरी दुनियावी जिन्दगी के एतबार से बेहतर हो; 
और मेरे अन्जाम के एतबार से बेहतर हो तो तू उस को मेरे लिये 
मुकर कर दे ओर उस में बर्कत दे, और अगर इस के सिवा और 
कुछ मेरे लिये बेहतर हो तो मेरी बेहतरी जहाँ भी हो (और जिसे 
काम में हो) मुकदर फरमा दे ओर मुझे अपनी तजवीज {पसन्द] 
यर राजी फरमा दे।” 


3) या इसी के साथ आख़िर में “वला हौ-ल वला क्रु्च-त 
इल्ला बिल्लाहि” का इजाफा कर दे। 


Ee 


4) या “अस्‌-तकदिषु-क बिकुदू-रति-क” के बाद यह 
भीकहे - 


MS नमा 
ठ PRTG es A 
ब-अस्‌- अलु-र्क शिन्‌ ला ल हिब -के 
फुइन्नहमा बि-यदि-के ला यमूलिकुहुमा अ-हदुन्‌ सिवा कू ` 
_ “और मैं तुझ से तेरे फजल और रहभत का छ, 
करता हैं. इसलिये कि यह ee केवल तेरे हाथ में हैं, त्ते ति्‌ 
और कोई इन का मालिक नहीं हे। ” 


DS RES N54 


ह क | जी F 


CEE As 


फ- वफ्फिकनी लिल्‌- खैरि हैसु का-न 


"चुस इस की तौफीक दे दे और सरल कर दे, और इस के 
अलावा और कुछ मेरे लिये बेहतर हो तो तू खैर की जहाँ भी हो 
मुझे तौफीक देदे।” 


शादी के लिए इसतिसख्तारा कौ दुआ 


१) अगर किसी (बालिका या महिला) से विवाह करने-का 
इरादा हो तो (प्रथम तो) सदेझ या मँगनी का किसी से बयान न 
करे, फिर खूब अच्छी तरह वुजू कर के जितनी नफ्लें हो सके 
पढे, फिर खूब अल्लाह तआला की प्रशंसा और उस की बज़ुर्गी 
ओर बड़ाई को बयान करे और इसके बाद यह दुआ पढ़े - 


sd Fh Fs न ८, = 52 हर “फ्रिज पक ~ 5 ८ मुह आह सा आर EF र 
PY SS YS »०5१८)४०४६४८०६७४५ $॥ 


= hI 3" क्म ६... En 2५5 fos डर कं पर | 
5 GDB SS ESB NESE 


28) 


Terns न ns F3~ म्र 22 हू \s s + PR कर (२ 
PR Sb dE Bs Es 








Bz 5 
अल्लाइम्म इन्त क तकदिह चला अकदिरु, व तञू- लमु 
|अू-लमु व- अन्‌-त अल्लामुल्‌ गुयूडि, फइन्‌ रऐ-त अन्न 

वर्ती ` तिन्‌- युसम्मीहा बिइस्मिहा खैरल्ली फी दीनी वदुन्या-य 
फी ल एदी फ॒कदिर्हा ली वइन्‌ का-न गैठ्हा खैरम्मिन्हा पी 
नि _रती फकदिरहा ली ॒ 


- “ऐ अल्लाह! तू ही (हर चीज पर) क्कुदरते 
ने वाला है, और में तो (किसी चीज़ पर भी) कुदरत नही 
उता हूँ, और पू (सन कुछ) जानता है और में (कुछ) नहीं 
जानता, बेशक तू. ही गैब की बातों को खूब जानता है कि फलों 
लड़की या महिला और इस स्थान पर उस का नाम ले) में मेरे 
लिये मेरे दीन के एतबार से, दुनिया के एतनार से, और आखिरंत 
के एतबार से बेहतरी हो, तो उस को भेरे लिये मुकइर फरमा दे, 
और अगर उस के अलावा और कोई (लड़की या महिला) `सेरे 
हक में, मेरे दीन के, और आखिरत के रतबार से उस से बेहतर 
हो तो उस को मेरे लिये मुकद्दर फुरमा दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह से 
इस्तिखारा करना आदम की औलाद के लिये सौभाग्य की बात हैं 
और अल्लाह से इस्तिखारा न करना उस के दुर्भाग्य की बात हे। 


Leet 


निकाह का सुत्वा 


और अगर किसी का सुत्वा पढाये तो निम्न 


I) नीचे 
लिखा) ख़ुत््वा पढ़े - , 
3६ Sie ह PAC आन) ० ५° ४7४०0 ४२६ ७ दर So 
FIRST iid De 


> i जगन < की 4 
PEEATRESOT NDS Sse Wiis 


ESE GIAO ६६६ ५ 
८८३.:८४५ GEASS BIE 

| 535 isl) « £ i SU 54. 
CORNER SENSES Ss Cf 
&532-- Sys abd ५८ 


SOHN RETA 
CR ५४555 3 ILS DSS 
अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि नह्द- मदुह्ू व- नस्‌ - तनु 
व-नस्‌- तगफिरुहू व-नऊज़ुं बिल्लाडि मिन्‌ शुरूरि अनूफुसिना 
वमिन्‌ सव्यिआति अअमालिना मव्यहदिहिल्लाहु फला मुजिल्ल लह 
व- म्युजूलिलूह फला हादि-य लहू, च- अशू- हद्‌ अल्लाइला-ह 
इन्लल्लाहु बहू-दहू ला शरी-क लहू व-अश्‌-हदु अन्न 


283 
Sn 


~ल स पर अबृदुदू. व-रसूलुहू+ 


£ द्वा-अय्यु-हन्नासुत्तक्‌ रब्बक्‌मुल्लजी ख्र-ल-कक्‌म्‌ 

हति १ ज ले-क मिन्‌हा जो-जहा व-बस्स 

-लन्‌ कसी-रवब्वनिसा- अन्‌, वत्तकुज्ला- हल्सजी 

ग ˆ अलू-न निही चल्‌ _अरहा-म, इन्नल्ला- इ का-न अलैकुम्‌ 
+ 


दा अप्यु- हल्लजी-न आ-मनुत्तकूल्जा- ह हकक तुकातिही- 
बला तमूतुन्न इला व- अनूतुम्भुतलिमू - न+ 


या अय्यु - हल्लजी -न आ-भनुत्तकुल्ला-ह बकूलू कौ-लन 

>दन युसणिह लकम्‌ अञूगा-लकुम्‌ व-यगफिर्‌ लकुम्‌ 

_बच्छुम्‌ 'ब-मय्युतिजिल्ला- ह व-रसू - लहू फ-कद फा-ज 
पौ- जन्‌ अज़ीमा + 


तर्जुमा - “ सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिये हैं 
हम उसी की प्रशंसा करते हें और उसी से मदद मागते हें और 
उसी से माफी चाहते हैं। और अपने नफ्सों की शरास्तों से और 
अपने बुरे कमो से अल्लाह की पनाह मागते हें। जिस को अल्लाह 
द्ग हिदायत दी उस को कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिस 
को उसने गुमराह करार दे दिया उस को कोई हिदायत नहीं दे 
सकता। मैं गवाही वेता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत 
के लायक नही, वह अकेला है उस का कोई साझी नहीं। और में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम) उसके 
बन्दे और रसूल हैं। 


ऐ लोगो! तुम अपने रब (की अवज्ञा) से इरो जिसने तुम 
सब को एक ही जान से पैदा किया और उस का जोड़ा (यानी 


284 Es 
HN gp कम न दोजो कया ज दोनों (पि 
जस्ती से पेद किया, और उन (पति 
ए को र महिलायें (दुनिया में पैदा किये और) नी) 





_ 
से बहुत से से डरो जिस का फेज भोपे 
और उस अल्लाह के अज़ाब) वास्ता दे कर.” 


दसरे कॅग 
तल्फी) से बयो (और याद रखो!) बेशक अल्लाह तुम्हारे हेकृ 


निरीक्षक है। (पार 5 मी निसा, पहली आयत) ऊपर 


के अज़ब) से डरो 
ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह ( का जैसा 
से डरने का हर्क है और (याद रखो! ) तुम्हें मौत इस्लाम ही 
आये। (पार: 3, आले इम्रान, आयत १2 ) 


रे ईमान वालो! तुम अल्लाह से डरो ओर (जबान हे 
दुरुस्त बात ही कहा करो, त्तो अल्लाह तुम्हारे आमाल को ब 
दुरुस्त कर देगा, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। झे 
जिसने अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा की, बेशक उस | 

बढ़ी कामयाबी हासिल कर ली।” 
(पार: 22, सूरः अहजाब, आयत्त 70 7} 


2) चाहे तो “व-रसूलुषू” के बाद यह बढा ले - : 
SENG SOT SS CP ४६८० 
EIRENE 25: ह व 
i si |, ;. ४३2 LCS C2? ५2५०० ) _) 35 55 
WI 
अर्‌-स-लहु बिल्‌-हकिकि बशो-रन्व-नजी-रम बै-न 
य- दयिस्सा - अति, मय्युत्ति-जिल्ला-ह व-रसू- लहू फ - कद्‌ 


र-श-द, वमेंयआूसिहिमा फइन्नदू ला यजुर्रु इल्ला नफ 
-सहू वत्रा 
युजुरुल्ला- ह झै- अन्‌ है 


285 


re 
लु - "(अल्लाह ने) उस (रसूल) को हक (दीन) के 


हे, कयामत (आने) से पहले (मोमिनों को शुभ 
र्थ र के लिये और (इन्कार करने वालों को] el करने 
र त, जिस शख्स ने अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा की 
के हिदायत पा गया और जिसने उन की अवज्ञा की वह अपने 
ह को ही हानि पहुँचाएगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा।'” 


3) और यह दुआ भी माँगे - 
Li a Ess 
RII LIER SO LIYE 
ब नस्‌- अलुल्ला-ह अय्यज्‌-अ- लना मिम्मय्युतीउहू वयुतीउ 
_लह व- वत्तबिउ रिज़वा-नहू व-यज- तेनिबु स-ख- तह 
is नहनु बिही व- लहू + 
| - “और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें 
उन लोगों में से कर दे जो उस की और उसके रसूल की आजा 
करते हैं और उस की इच्छा की पैरवी करते हैं और उस कीं 
नाराजगी से बचते हैं, इसलिये कि हम तो केवल उसी पर ईमान 
लाये हैं और उसी की आज्ञा करते हैं।” 
दुल्हा और दुल्हन के लिए दुआ 
!) जिस शख्स की शादी हुयी हो उस को यह दुआ दे 
SEs Bes ४ & 35९ 
बा-र-कल्लाहू ल-क चबा-र-कल्लाहु अलै-क 
व-ज-म-अ बे-नकुमा फी स्वैरिने ” 





286 


RS TA 
«अल्लाह शुभ करे और तुम पर बर्कते नाजिर 
फरमाए और भलाई के साथ तुम्हें रहना-सहना नसीब करे।» 
॒ 
2} या केवत इतना ह न 
AE st SENS 
फबा-र” कस्लाई अ-लै-क 
, तुम पर बर्कतें नाजिल फरमाए ” 


अपनी बेटी की शादी करने के बाद 
बेटी-दामाव के लिये दुआ 


।) अगर अपनी बेटी की ज्ञादी करे तो बिदाई के समय 
बेटी को अपने निकट बुलाए, एक प्याला पानी मॅगाए और उस पर 


दम कर के यह दुआ दे : 

FEET SIREN 

अल्लहुम्म इन्नी उअशिहा बि- क वजुर्रिय्य- तहा मि- नइशञेत 
निर्रजीम 

“ऐ अल्लाह! बेशक में तेरी पनाह में देता हूँ इस (लड़की) 
को और इंस की औलाद को, मर्दूद शैतान से।” 

और लड़की को सामने खडा कर के पानी के छीटे सीना 
और सर पर मारे और उस की पीठ पर। इसी प्रकार दामाद को 
बुलाए और यही दुआ दम करे और इसी प्रकार उस के सर - सीना 
और पीठ पर हींटे दे, और इस के बाद बिदा करे। 
नोट- दामाद के लिये "उओजुह” और “जुरिय्य- तहू ” कहे! 


287 


A 


ती करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की 
बेटी हजरत फ़्ात्तिमा जहरा 
(रजि०) की रुखसती का बयान 


# जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत 
(जि० का निकाह हजरत फातिमा से कर दिया तो आप उन 
र वशशीफ ले गये और हजरत फातिमा से कहा- थोड़ा सा 
के नाओ। चुनान्चे वह एक लकड़ी के प्याले में पानी ले कर 
र हुयीं। आपने पानी का प्याला उन से ले लिया और एक 
पामी मुँह में ले कर प्याले में डाल दिया और फरमाया - आगे 

। बह सामने आ कर खड़ी हो गयीं तो आप ने उन के सीने 


आं 
जत सर पर वह पानी छिड़का और फुरमाया- 


अल्लाहुर्भ इन्नी उऔजहा नि-क वजुरिंग्य - लहा 
भि- और इसके बाद फरमाया - भेरी ओर पीठ 
करे। चुनान्ये वह पीठ कर के खड़ी हो गयीं तो आप सल्लल्लाहु 
मेहि ब सल्लम ने बाकी पानी भी यही वुआ पढ़ कर पीठ पर 
छिड़क दिया। | 

इसके बाद आप ने (हजरत अली रज़िए की तरफ भुंह कर 
के) फरमाया - पानी लाओ! हजरत अली रजिए कहते हैं कि में 
समझ गया जो आप चाहते हैं। चुनान्चे मैं ने भो प्याला पानी का 
भर कर पेश कर दिया! आप ने फरमाया - आगे आओ! में आगे 
आ गया। आपने बही कलिमे पढ़ कर और प्याले में कुल्लो कर 
के मेरे सर और सीना पर पानी के छींटे दिसे फिर फरमाया - 
पीठ फेरो। मैं पीठ फेर कर खड़ा हो गया । आप ने फिर वही 


288 
जामे कुल्ती करके मेरे मेड मेरे मोडे के 
पद्‌ क्रं और प्याला नी हि 
का हे, इसके बाद फरगया अब अपनी के 
पास जाओ। 
सुहाग रात (पहली रात) की दुआ 
) जब कोई अख्स पहली मर्तबा अपनी पत्नी क्ष 
जाये हु गुलाम खरीदे (या नोकर रखे) तो उस की शन के 
बास पकर कर यह दुआ पढे - 
Bsa SOE MET 4 
Sy 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क मिन्‌ ख्नैरिहा 
भा-ज-बल्‌- तहा अलेहि व- अऊज़ुबि-क मिन्‌ शरिहा दृ be, 
ज~बल्‌-तह्म अलेहि | 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुझ से उस की सै 
बर्कत का और उत्त की पेदाइशी आदत की रवैर - बर्कत a और 
पर तू ने उस्त को पैदा किया हे तलबगार हूँ और उस की इछ 
को पदा किया है, पनाह माँगता हूँ।” क्‍ 


* 


289 


था नी सवारी की द्आ 


|) जब कोई नयी सवारी खरीदे तो उस की पेशानी पर, 
उ हो तो उस की कोहान पर हाथ रख कर यही दुआ 





पे र EEE 3 i (५ नी जाम 8 SES F किम ~ त TRE 
5 de र " Da ICR (3) 2.६0 a | | 


AGG; 5 FS OP] 
अन्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क मिन्‌ खैरिहा वखैरि आं 
_तुहा अलेहि व- अऊजुबि-क मिन्‌ शरिहा व- शरम 
न तहा अलैहि 
में 
_ भ्ठ अल्लाह ! मैं तुझ से इस की और इस की 
की खैर- बर्कत का प्रश्‍न करता हूँ, और उस के और उस 
का की बुयई से तेरी पनाह लेता हूँ।” 


नये गुलाम (या नौकर) की दुआ: 
।) जब कोई गुलाम खरीदे (या नौकर रखे ) तो यह दुआ 


SEPP ALS N35 C4 
अल्लाहुम्म बारिक ली फीहि वज्‌- अलहु तवी-लल्‌ उम्‌रि 
कसीर- रिज॒कि 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इस में मेरे लिये बर्कत अता 
फरमा और इसकी आयु लंबी कर दे और रोजी बढ़ा दे।” 





290 की II 


प्लोग के समय की दुआ 
भोग इरादा 
।) जब संभोग हिलाल स कसि भ 
ESSN 90, 2, 


जन्तरिब- नशशैता- न वजन्निचिङ 
बिसुमिल्लाहि अल्लाठ “नक्शा 


_न मा र-जक- तना 
«अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह | त्तू 


(दोनों) को अतान से बचा और जो औलाद त॒ हमको दे उस को 
भी शैतान से बचाइयो। 


इन्जाल (0७०१०१०) के समय की दुआ 
।) जब इन्जाल (यानी वीर्य के निकलने) का समय हो नो 


यह दआ पढ़े - 


FUSS 0८-5४ ६ ६४; 
अल्लाहुम्म ला तज्‌- अल्‌ लिश्शैतानि फीमा र-जक्‌- तनी 
नसी - बन्‌ 
।. संभोग और वीर्य के गिरते समय इन दुआओं को पढ़ने का उद्देश्य यह 
हैं कि इन जेसी स्वालिस फितरी और जिन्सी इच्छा को पूरी करते समय 
अगर इन्सान अल्लाह को याउ रखें तो यही ईबादल बन जाती हैं। अनले 
पृष्ठ पर 


29 
mn ns 
~ अ ! जो औलाद तू मुने अता 
ब शैतान ण कोई हिस्सा (यानी अमल-दख्ल और ha 
र F 
Kd जद है 


»और यह कि संभोग और इन्जाल का उदेश्य केवल स्वाद लेना नहीं 
होना चाहिये, बल्कि इस का उद्देश्य नेक औलार को पेदा करना है। इसी 
उद्देश के लिये इस स्वालिस हेवानी (पाव) काम को अल्लाह लआला 
ने जाइज़ और हलाल करार दिया है। (इदरीस) 


का 292 TT 


दच्चा पैदा होने के बाद उस के लिए 
दुआ और अजान च जकीका का 
| बयान आदि 


।} जब बच्चा पैदा हो जाये, या किसी और का बच्चा सो 


पैदा होने के बाद ही उस के कान के 
जाई राजीव गोद में लेकर खजूर वगैरह कोई भो मीठी २ 
अपने मुँह में चबा कर या घुला कर उगली से उस के मुह में |; 
से लगा दे (कि वह चाट ले) इस के बाद उस के + 
खैर-बर्कत की दुआ करे और (सोच-विचार और परामर्श | 
बाद ) सात्वें दिन बच्चा का (अच्छा सा नाम) रख दे, और Kl. 
बाल उत्तार कर अकीका करे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नची करीम 
सरून्‍लाहु अलैहि व सल्लम ने बच्चा के कान में अजान कलमे 
गहनीक (मीठी चीज़ चटाने और) सात्वें दिन नाम रखने, बोल 
उत्तरचाने और अकीका करने का निर्देश दिया है। 


बच्चे के लिये तावीज 


)) बच्चे (को बुरी नजर से और हर बला, दुःख और बीमारी 
से सुरक्षित रखने) के लिये यह तावीज लिख कर गले में डाल 


५ जाओ 


बाय गा जान Pd + जम न 
उ re म (i: - 7 ed |x| र [oa नी, जाओ 
८०८5 9-5 «5 gle है 7 2-« 4०0। २००४५ 5 +६। 


ल | 


a: ` ट नई 
= पर है 


293 


rr 
५ टेक लि मिन्‌ झरि कुल्लि शैतानिन 


क्र दमिन्‌ शर्रि कूललि अनिन्‌ लाम्मतिन 


- “ में अल्लाह तआला के मुकम्मल कलिमे की 
तर्जुगी हुँ हर शैतान ओर दुःख देने वाली बला की बुराई 
र ट लगने वाली नज़र की बुराई से।” 
h और 

बच्चे को सब से पहले क्या 


सिस्वलाए ? 


]) जब बच्चा बोलना शुरु कर दे तो उस को सब से पहले 
_तौहीद “लाइला-ह इल्लल्लाइु” सिखाए। 


2) इस के बाद यछ आयत याद कराए - 
PRGA AENE ४२०) SH as 
५४८5६ ८-5 Os Bo ८८5५ 
बर्कलिल्‌ हम्दु लिल्लाहिल्लजी लम्‌ यसखिजू व-ल- दच्च 
_लम्‌ यकुल्लहू शरीकुन्‌ फिल्‌ मुल॒कि व-लम्‌ यकूल्लेहूः 
बतिव्युम्मि- नज्जुल्लि च- कब्बिर्‌हु तक्‌बीरा 
तर्जुमा - “और कह दो! सब तारीफ अल्लाह के लिये है, 
जित ने न (किसी को अपना) बेटा बनाया, न ही (दोनों जहान 
की) बादशाहत में कोई उस का शरीक है, और न ही वह 
कमज़ोर है कि उस का कोई सहायक हो, और उस की खूब - रखूब 
बढ़ाई बयान किया करो।” 


फायदा -हदीस शरीफ में आया हे कि अब्दुल्‌ मुत्तलिब के 
(यानी आप के) गोत्र का कोई बच्चा भी बोलना आरंभ करता सो 


294 


उडू के आपत याद कराते। ७ 


आप उसे को 


सुलाने और विवाह कर देने 
की आयु सीमा और हिदायत 
में से नमाज 

दात साल की उद्र में बच्चा पदचाए 
ET पढने) पर सजा दे, और नो साल की उम्र मे डू 
का बिस्तर अलग कर दे, और ए साल की उद्र में उसकी शू 
कर दें। र 

फायदा - हदीस शरीफ में बे अं रसूल सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्लम ने हर मुसलमान को बच्चों के चारे में ऊपर की 
हिदायत दी हे और निर्देश दिया हे। 


जवान हो जाने ओर विवाह 
कर देने के बाद 


।) जब ओलाद नमाज-रोज़ा की पाबन्द, जवान और अपने 
घर-बार की हो जाये तो उस को सामने बिठा कर कहे - 


sin aS 
ला ज-अ-ल-कल्लाहू अ-लब्य फिल्‌-न- चन्‌ 


“अल्लाह मुन्ने (दुनिया और आखिरत में) मेरे लिये आजुमाइज 
न बनाए।” 


~. जाने वाले (मुसाफ़िर)और विदा 
करने वाले (मुकीम)के लिये दुआएँ 


जब्र कोई सफर पर जा रहा हो तो रुख्सत करने वाला 


।) न मुसाफा करे और यह दुआ दे - 


ES ००००-०५ es asl Ea / 
आसूतौदिजुल्ला- ह दी-न-क व-अमा-न-त-क व- 
दर्वती - मे अ-मलि-क 
| -“ में अल्लाह के हवाले करता हूँ तुम्हारे दीन 
(और दियानत) को और तुम्हारे अमल के खातिमा 
हो (सफर) के अन्जाम को (वही सब की हिफाजत करने 
शाला है) 
अन्त में “अस्सलामु अलै-क” कहे (और विदा कर दे) 
अगर चन्द आदमी हों तो “अस्सलामु अलेकुम्‌” कहे। 
2) विदा होने वाला मुसाफिर यह दुआ पढ़े - 
BSED SEES oN Nt 
अस्‌तोदिअु- कल्ला- हर्लजी ला तखीबु वदाइअुहू (या) ला 
तजीअु वदाइञ़॒हू 
तर्जुमा -“ में भी तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ जिस 
ताले की हुयी अमानतें नामुराद नहीं होतीं (या) बर्बाद नहीं 
| h 


3) अगर कोई तुम से कहे कि में यात्रा पर जा रहा हैँ. 


296 कक्ल 
५ तो रे के कहो 
नतीहतें दीजिये उत्तर हो ._ 
मुझे नसीहतें फरमा POTN 
8 = HAMS ५६६ 5०८ 
अले-र्क बि- तक - वल्लाहि वत्तकबीरि जला कूल्सि 
तर्जुमा -“ तुम अल्लाह से डरने को अपने फि 
कर लो (यानी हर समय अल्लाह से डरते रहना, कको ष 
होना) और हर ऊँचाई पर चढ़ते समय “अस्लाहु झड 
पाबन्दी से कहना। 
4) और जब वह चला जाये तो उस के लिये यह दुआ के 
SABES 2 
अल्लाईम्मअत वि लहुल्‌ बोअदा वा हव्विन अलैहिस्स 


र्‌ 
“ऐ अल्लाह! (अम्न और सलामती के साथ) उस की न 


पुरी करा दे और यात्रा को उस के लिये सरल बना दे।” 

5) या यह दुआ दे - 

जव्व-द- कल्लाहुत्तकवा व- ग- फ्र जमू-ब-क व- यस्स-र 
ल- कल्‌ स्वै-र हेसु मा कून्‌-त 


तर्जुमा - “अल्लाह पाक तक्वा (और प्रहेजगारी) को तेरे 
सफर का सफर स्वर्च बनाए, तेरे गुनाह माफ कर दे और जहाँ भी 
लू रहे खैर -बर्कत तेरे लिये आसान कर दे।” 

5) या यह दुआ दे 


a आम LA hl र ड ला Fn नि हि 
RE CIEE |e 3१ KT हा ५६४ s R है.) Sirsa - \ ल 6 


| 





297 
[लल्ला जा-द- 


फे च्‌- ग- प्फ 
_ _ १ जेमू-ब-क 
ब ह ल-कल्‌ खे-र हेसुमा त- वज्जह्‌ -त 


- “अल्लाह तआला परहेजगार 
द और तेरे ल बरव्शदे और जहाँ 
के सगे लोग! 
काफिरों से जंग करने के लिये 
लश्कर या फौजी कुमक भेजने के 
समय के आदाब और दुआएँ 


|) जब किसी (सरदार) को किसी लकर या फौज 
कर्क कंग अमीर (कमान्डर) बनाये (या मौजूदा हुकूमत ने बनाया 
न) तो (अव्वल) उस को खुद अल्लाह तआला से डरते रहने की 
और (फिर) अपने मातहत मुसलमान (सिपाहियों) के साथ भर्लाई 
(और नेक बर्तताव के साथ) से पेश आने की चसिय्यत करे, फिर 
कहै रे री i ज |. (श्र े 
9०४५-५० ५ Circ Hegel 


को तेरे लिए जोरदार 
भो तू जाये खैर-खूबी 


= 
i २।-० १ ENS EN ठ हनन 
SEs ४5६ 
उगजू बिसमिल्लाहि फो सबोलिल्लाहि, कातिलू मन्‌ क- फ -र 
बिल्लाहि, उगजू चला तगुल्लू बला ततगुद्रु वला नम्सिलू वला 
तकतुलू वलीदा+ 


तर्जुमा -“ अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की राह में 
जंग करो, जो भी अल्लाह (के माबूद होने) का इन्कार करे उस 
से जिहाद करो, और (माले गनीमत में) ख्यानत मत करो. 


298 कामा 


किसी के नाक - कान 
(किसी से) दा बच्चे को कस्म मल , 
 जशिफ में आया है कि नबी करी 
असेहि व सल्लम जब किसी सहाबी को किसी =+ लश्कर 
फौजी दसते का अमीर (कमान्डर) बना कर भेजते तो 
एकार बसिव्यत और दुआ फरमाते और यही हिदायत दिया छर 
थे। 


कारो 
करो। 


2) या यह कहें - | 4 | T 
657४४: done hed Bor 
PE ५८८ = Fi हा Es AEE No; SILI 

Re \ CRED EVs 


इन्‌ - तलिकू बिसूमिल्लाहि चबिल्लाहि व- अला मिल्लति 
रसूलिल्लाहि वला तकूतुलू शै- खन्‌ फानि- यन्‌ वला तिफ - जन्‌ 
चला सगी-रन्‌ वला इम्रा- तन्‌ वला तगुल्लू वजुम्मू गनाइ- भकुम्‌ 
व- असूलिहू व- अहतिनू: इन्नल्ला- है युहिब्बुल्‌ मुहसिनी - न 


तर्जुमा - “ जाओ अल्लाह का नाम लेकर, और अल्लाह 
की मदद के साथ, और अल्लाह के रसूल के दीन पर (कायम 
रहो) किसी बूढ़े, नाकारा सूसट आदमी को कत्ल न करो, और 
दूध पीता बच्चा, कम आयु लड़के और महिला को भी कत्ल न 
करो। मासे गनीमत (यानी लूट के माल में) ख्यानत न करो 
(बल्कि) लूट का तमाम माल एक स्थान पर जमा कर दो (और 
तक्सीम के बाद अपना- अपना हिस्सा लो) अपने परस्पर मासलात 
दुरुस्त रखो और (एक-दूसरे के साथ) अच्छा बर्ताव करो। बेशक 
अल्लाह तआला अच्छा बर्ताव करने वालों को दोस्त रखता है।” 


299 


2 - दीस शरीफ में आया हे कि जब नबी करीम 


ता अलैहि व सल्लम किसी को लश्कर का कमान्डर बनाते 
और फौज 





को रवाना करते तो यही वसिय्यत करते और दुआएं 


ड्रवे। 
5} रवाना होते समय जब (भेजने के लिए कुछ दूर) उन 
क साथ जाये तो यह दुआ दे - 
Bo * 40 ५-2. CED 
इन्‌- तलिकू अला इसूमिल्लाहि, अल्लाहुम्म अञिन्हुम्‌ 


तर्जुमा - “जाओ अल्लाह के नाम पर (काफिरो से जंग 
करों) ऐे अल्लाह तू इन की सहायता फरमभा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम मुजाहिदों के लश्कर को रवाना करते 
तो कुछ दूर उन के साथ जाते और ऊपर की दआएँ देते। 


अमीरे लश्कर (कमान्डर) 
या यात्री के लिए दुआएँ 


4} लश्कर का कमान्डर या कोई भो यात्रो सफर पर रवानों 
होते समय कहे - 
? iL 5१} FF 5 0:८5, ~ sre 
AD! 5 0३० ०५५ 33० pall 
अल्लाहुम्म बिका असूलु वबि-क॑ अहूलु वबि-क असीरु 


“ऐ अल्लाह! में तेरी ही सहायता से आक्रमण करूँगा, तेरी 
ही सहायता से तदबीर करूँगा और तेरी ही सहायता से सफर 


Ro TT TT 


502 मौके पर दुश्मन वगैरह से 
| he न खौफ हो लो सूरः “लिईलाफि” दे 
नुक्सान ne nde e आई | 
i 220५ ह 2 30 022:02% 22, Cy 
करैशिन्‌ ईलाफिहिम्‌ रिह- ल ~ तश्शिताइ 


लिईलाफि ऐड 
ब्वैतिल्लजी अत्‌- अ- महम्‌ ४, 
फल यअबदू रब ही“ जल - लू- ४ डम्‌ मिन्‌ जूस 


आ-म-नहुम्मिन्‌ खैफिन्‌ 
तर्जुमा i क्रैश को मानूस रखने के लिये, जाडे 


गमी के सर्फरों से उन को मानूस रखने के लिये । पस चाहिये ् 
वह इस घर {काबा) के रब की इबादत करें जिस ने उन 
भूस्व (प्यास) में खाने (पीने) को दिया, और डर - खौफ में झन 
और अमान बख्शा। ' 

फायदा - हजरत अबुल्‌ हसन कजवीनी फरमाते है नस 
सूरः लिईलाफि क्रैश हर नुठ्सान (और तकलीफ) से बचाने चाली 
है। यह आजमाया हुआ अमल है] 


मुसाफिर के लिए सफर में जाने और 
वापस आने के समय पढ़ने की दुआए 


!} मुसाफिर जब सफर के लिये सवारी की रकाब पर पाउँ 
रखे, या सवार होने लगे तो कहे - “बिसूमिल्लाहि” और जेब उस 
की पीठ पर बैठ जाये या सवार हो जाये तो कहे - “अल्‌- इम्‌द 
लिल्लाडि” और फिर यह दुआ पढ़े - 


30] 
3... 


~ 0 ६६] i Tite = EX ८८६ । (०८-०५ ,5. , 
gD ५) RRL RO 
सुब हाप नल्लजी सख्ख-र लना - जा वमा कुन्ना लह 
न वइन्ता इला र्विना लमुन्‌- कलिबू - न है 
हि - “पाक है वह जात जिस ने इस (सवारी ) को 


में कर दिया, हम तो इस को काबू में नहीं ला सकते 


हर हम तो अपने रब के पास ही लौट कर: जाएंगे।” 
थे, 





तीन मर्तबा “अल्‌- हमदु लिल्लाहि” तीन मर्तबा “अल्लाह 
बह” और एक मर्तबा “लाइला-ह इल्लल्लाहु” पढ़े। 
रॉ ५) और यह इस्तिगफार पढ़े - 


स्यु 
FE | ब्र "र खम र र 


GHEY BOA ८६ 8 ७५७८, 
-न-क इन्नी जु-लमृतु नफसी फगूफिर्‌ ली इन्नहू 
“पाक है लू, बेशक में ने अपने ऊपर (बहुत) 


अत्याचार किया है (कि तेरी नार्फमानी कर रहा हूँ) पस तू मुझे 
इत्वा टे, बेशक तेरे सिवा और कोई गुनाह नहीं बख्श सकता)” 


4) या जब इतमिनान से सवारी पर बैठ जाये तो तीन 
गर्तबा “अल्लाहु अक्‌- बर” कहे और यह आयत पढ़े - 
४७:०४ Sh ` ८} ड 55 isi ४ | i es A र gd ह 
SENDS NSCS GAC oh 
सुबूहा - नल्लजो सरूख-र लना हाजा चमा कुन्ना लहू 
मुकरिनी-न वइन्ना इला रब्बिना लमुन्‌- कलिबू- न 


तर्जुमा - “पाक है वह अल्लाह जिस ने इस (सवारी) को 
हमारे काबू में कर टिया (वर्ना) हम इसको अपने काबू में नहीं 


302 है 


en 
ला सकते थे, और बेशक हम (मरने के बाद) अपने [प 


के पास अवश्य लौट कर जायेंगे। ” b 
5) और इस के बाद यह दुआ मांगे - 
CRANES ABDI ABA GEE: द्र 


Fd A wai oe हूँ. wl (5 ~ “7 हि (; 
TILA FN (NA A ह =. 
2 oie अं 
OSG SGI: ८ 
FAS त IGA 
Sse YG OER 


अल्लाहुम्म इन्ना नस्‌- अलु-क फी स-फूरिना हाजल 
वत्तकबा वमि-नलू अ-मलि भा तर्जा+अल्लाह्टुम्म डव्विन अलेन 
स-फ-रना हाजा, वत्तवि अन्ना बोअ्‌- वहू, अल्लाहुम्म अन्‌- 
फिस्स- फूरि वल्‌ -खली-फतु फिल्‌ अहलि+ अल्लाहुम्म इन्नी 
अऊजुबि- क मिवाअसाइस्स- फ्रि व- कञा- बतिल्‌ मन्‌- जरि वसूल 
मुन्‌-क-लबि फिल्‌ मालि वल्‌-अहलि वल्‌- व- लदि 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तुझ से इस सफर में नेकी और 
प्रहेजगारी की और जो अमल तुझे पसन्द हो उस की प्रार्थना करते 
हैं। ऐ अल्लाह! तु हमारा यह सफर (इम पर सरल कर दे और 
इसकी दूरी को समेट दे) ऐ अल्लाह! तू ही याञा में (हमाश! 
साथी और घर-बार में (हमारा) नाइब हे (तू हमारी और हमारे 
घर-बार की सुरक्षा फरमा) ऐ अल्लाह! में तुझ से सफर की 
सस्त्तियों से और (सफर में किसी) तकलीफ देने वाली घटना से 
और बीवी-बच्चों और धन-माल में तकलीफ के साथ वापसी से 
पनाह मागता हूँ।” 


आ चर 
65 


6) और जब यात्रा से वापस हो तब भी दुआ मागे और इन 


i के के 


जमात का इजाफा करे - ~ 


एब्बिना हामिदू-न "सिन लाइबू-न आबिदू-न 


आ 


की हम व सना बयान करते हैं।” _ रत करते हैं, अपने रब 


फायदा. - हदीस शरीफ में आया है कि 
Fe सफर में जाने और 
आने के वक्‍त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम काः 
वही तरीका था जो ऊपर बयान हुआ। 


7) इसी प्रकार जब सवार हो तो 
आकाश की तरफ) उठाये और कहे - 0४६ आ 


® Ea ss ८०८०४: ६॥ 
RIT FF 
| i Fri: si i 42 > 2, PR . ः 
9५४३ ५-०५ ८25 ०१७) ३३० EEN 
अल्लाहुम्म अन्‌-तस्साहिबु फिस्सफरि वलखली- फतुफिल्‌ 
अहूलि + अल्लाहुम्म अस्‌-हबना बिनुस्‌हि-क वकलिबंना 
बिजिम्मतिन्‌+ अनल्लाहुम्म अजवि-ल-नल्‌ अर्‌-ज व- हच्विन्‌ 


अतै-नस्स- फ -र+अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि- क मिव्वअसाइस्स = 
फ्रि व- कआ- बातिल्‌ मुन्‌- क~ लबि | 


- “अल्लाह! लू ही सफर में (हमारा) रफीक (साथी) 
है और तू ही घर-बार में (हमारा) जानशीन (और रखवाला) है। 
ऐ अल्लाह! तू अपनी भलाई को (इस सफर में) हमारे साथ रख 
और अपनी सुरक्षा में हमें दापस ला। ऐ अल्लाह! लू जगीन (के 
यस्ते) को हमारे लिये समेट दे और सफर को हम पर सरल कर 


re 304 २ मर सपे 
है। ऐ अल्लाह ! मैं सफर _सख्तियों से और तकलीफ 
(नाकाम) वापसी से पनात प भ्‌ | 

_ हदीस शरीफ में आया है कि हर र | 
Fp प्रकार हर सवारी में) एक शैतान उपा , 
हे. इसलिए जब तुम उस पर सवार हो तो जिस ताह अ षे 
तुम्हें आदेश दिया है अल्लाह का नात लो, फिर उस हे हे 
(यानी इच्छानुसार सादाः हो और सफर करो) इसलिये कि काम स 
ही (इन सवारियों पर सुण को) सवार करता है। 


सफर के दौरान पढ्ने की दुआएं 
१) सफर के दौरान नीचे की दुआओं को पढ़ते रहो. 
ENN SS BSS ६५ 
JESSEN GBS SS 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजूबि - क मिव्व असाइस्स _ फ़ 
ब- कआ -बतिल्‌ मुन्‌-क-लबि वलूहौरि बू- दल्‌ कौरि ददः 
विल मजलूमि वसूइल्‌ मन्‌- जरि फिल्‌ अइलि वल्‌ मालि ! 
तर्जुमा -ऐ अल्लाह! मैं पनाह मॉगता हूँ सफर कक 
सख्ती से और (सफर से) वापसी (में नाकामी) की तकलीफ ज्ञे 
और तरक्की के बाद नीचा होने से और मजलूम की (बद्‌ ] दा 
से और (वापसी पर) बाल-बच्चों में किसी तकलीफ की बाद 
से |? 


2) और यह दुआ मागे - 
Ds! 5 न w हक 3! > ५ b pe Fe 8-८ हज नी की 
जी hs Gino a LR !>७- a ५): 5.4. [ 


sven 305 


SPSS 520 2.20 ८ a | ली 
oe लेप 
DNDN, yr रक- 
८ i DAs, | a प 
i tr 3 
अल्लाहुम्म बला- = बल्लिगु खे hn ड 
नन्‌ Fi -कल्‌ t -मग प 
क वरिजूवा 6 न्यान यदि-क रैरु इनन्‌ र त 0... 
कदीर+अल्लाहुहुम्म अन्‌- तस्साहिबु [दू ' अला कुल्लि --_ 
है ने->फतु फिल- अहलि+ अल्लाहुम्म हव्विन्‌ अले स्स-फूरि वल्‌ A 
ल-नल्‌ अर्‌-ज, MI 
अऊज्‌ 


जल 


जिन्‌ 





अल्लाहुम्म इन्नी आ 
र = क, ह ९ बि ` कत 7) 
मिव्वअसाइस्स फ्रि ब-क आबतिल्‌ जनका = लबि + (५0 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! (में तुझ से) ऐसी न 


ह) जो स्वैर व खूनी को पहुँचा दे (यानी उस का अन्त +. i 
और तेरी (स्वास) मर्फिरत और रजा (चाहता ड्‌ तेरे हो हाथ के 
(हर प्रकार की) खैर और बर्कत है, बेशक le जे] 
कुदरत रखने वाला हे। ऐ अल्लाह! तू हो (हमार) सफर बे > 
ऊ और तूही घर- बार में (हमारा ) कायम - क श उ 
गाई) हे। ऐ अल्लाह! तू (इस) सफर को सरल बना दे खे 
ज़मीन (की दूरी) को हमारे लिये समेट दे। ऐ अल्लाह नः ने 
से पनाह मागता हूँ सफर की सख्ती से और (सफर से । । में ; 
कष्ट से।” 






Fs 


3) या यह दुआ मागे - 
दे म 'डि आ FET 3 A = 5502 हनन हि हि हब को अरे 
adh ICPSR 
५.» 0 ४ हद 5६93. बल (( “+; 
“५०५०») ss A} 


अल्लाहुम्म अन्‌ - तस्साहिबु फिस्स-फ्रि वल्‌ खली- फतु फिल्‌ 


Te _ -स-फरिना बद्धो | 

अहात, अल्लहुम्म 3 wd शे बलु 

असित । त ही सफर 
तर्जुमा _ «ऐ_ अल्लाह तू ह का साथी है 


बाल- बच्यों में (हमारा) कायम मुकाम है। ऐ अल्लाह! पह 
लफर में हमारा साथी बन जा और हमारे बाल-बच्चों # हे 
कायम मुकाम (और हिफाजत करने बाला) बन जा।” 
` जब किसी ऊँचाई (पहाडी वगेरह) पर ब 

Fs अक्‌-बर ” कहे और उस से उतरे तो “सुबूहा- चेडे जे 
कहे | गर्ला 

2. और जब किसी वादी (खुले मैदान) में पहुँचे 
“लाइला-ह इल्लल्लाहु और “अल्लाहु अक्‌-बरु” कहे। 

3. और अगर सवारी के जानवर को ठोकर लगे तो 
“ब्रिसूमिल्लाहि” कहना चाहिये। तुरन्त 

फायदा - यहे चारों हिदायतें अल्लाह के रसूल 
अलैहि व सल्लम से अहादीस में नकल हैं। स्जिल्लाह 


समुद्री यात्रा की दुआए 


।} समुद्री यात्रा में डूबने से सुरिक्षत रहने का केवल 
साधन यह है कि सवार होते समय नीचे की आयतों को पढ़ का 


३] Nr कही आओ tT 2559 (3 लिख ८, ® क «| 

हे astra ७८ ७), 2499 Pr (॥) 
है डा स 
Ly ASO (236 eR ट 


* औे or < Tu बज थे जता 
(7-०५ ८६ 22४४: 2,039 asl 


न HEE) कप के F = कुऋा के हैं 
मर ० 5 slg A 


307 


TSS 
ब उताहा इनन रब्बी लगफूरईहीमुन्‌+ 


_ दहल्ला- ह हक्क कदरिही वल्‌ - अरज जमी- अन्‌ 
री pi यो- मल्‌ किया-मति वस्समावालु मतूविय्यातुम्‌ बि- य 
gf सुबह -नहू व- तआला अम्मा युश्रिक्‌ - न 

तिर 


“अल्लाह के नाम से ही इस का लंगर उठाना 
तरुन नाम से) इस का लंगर डालना है+ओर १४ 
[और श और मुश्टिकों ने) अल्लाह की कब्र करने का जैसा हक 
ए कढ नहीं की, हालाँकि कयामत के दिन सारी जमीन उस 
था ुटठी (में) होगी और (तमाम ) आसमान उस के दाएँ हाथ में 
की हे होंगे। (वास्तव में) अल्लाह, पाक और बुलन्द - बाला है 


अश्टिकों के शिर्क से | n 
उन माँगुने 
द्र में जरूरत के समय सहायता माँगने 
के लिए दुआ ओर आज॒माया हुआ अमल 

।) अगर सफर में सवारी का जानवर छूट कर भाग जाये 
हो बुलन्द आवाज़ से करे - , 

ds fos cee 

अऔनू या झिबादल्लाहि रहि - मकुमुल्लाहु _ 

“मदद करो ऐ अल्लाह के चन्दो, और अल्लाह तुम पर 
रहमत फ्रमाये। ” 


2) अगर किसी मददगार को बुलाना हो तो बुलन्द आवाज 
से कहे- 


308 । 





OO — 


pe AE STE ae 50,777 २3 


ज 


28 
या अिबादल्साहि अओनूनी, या जिबादल्लाहि र 
झिबादल्लाहि अऔनूनी हु 
फायदा - संपादक रह0 फरमाते हैं कि बे 
हुआ अमल है। आजमा 


3} जब किसी ऊँचे स्थान पर पहेँचे तो यह कहे . 


I 


अल्लाहुम्म ल-कश्श-रफ़ु अला कुल्लि श-रफिन द्‌ 
कल्‌ हमद अला कुल्ले हालिन्‌ 


“ऐ अल्लाह तेरे ही लिए शर्फ और बैतरी है हर बुलन्द 
बुलन्द चीज) पर और तेरे ही लिये तारीफ हे हर हाल मे(* 


)-और जब उस नगर को देखे जिस में दाखिल छेन 
चाहता हे तो उस को देखते ही कहे - 


sp ४०5 SSE oN gl 
5 NS DCR उ] Fs हि ट} 3 Le | 0५ el | हर 5 | 





2s se 2 sss a 

अल्लाहुम्म रब्बस्समावातिस्सबूसि वमा अज-लल्‌-न व- 
अरजी - नस्सबूजि वमा अक्ू-लल्‌-न, च-रब्बश्शयातीनि वमः 
अज्‌-लल्‌- न. व-रन्बररयाहि वमा जरै- न, फड्न्ना नस्‌- अलु-क 
स्वै-र हाजिहिल - कर-य- लि वखै-र अहूलिहा, व-नऊज़ुबि-के 
मिनू शर्रहा व-शर्रि अहलिहा व~ शरि मा फीहा 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! सातों आकाश के और उन मी 


309 

~ स्व जिस पर यह शक 
; रब जिस पर यह साया किये हुये है, ओर सातों जमीनों 
a उप हैं, ; 
न तमाम कर क पर्दरदिगार, जिस को यह उठाये हुये हैं, 
वुमाम शैतान कक उन तमाम मख्लूक के रब जिन को 
न गुमराह किया व है, और तमाम हवाओं के और उन चीजों के 
जन को हवा ने बिरवेर Ee रखा हे, पस हम तुझ ही से इस 
हि की और इस बस्ती वालों की रैर - बर्कत की दुआ मागते 
र तुन से ही इस ज के ओर जो कुछ भी इस बस्ती में 

१ उस की बुराई से पनाह माँगते हैं।" 


फायदा - एक रिवायत में इस दुआ के साथ नीचे के 
कलिमे का भी इजाफा है - 
६४८०५--5७४--०८२४४:८४८::५:5 ४६ ५ 
अस्‌- अलु- क स्वै-रहा वखै-र मा फीहा व- अऊजुबि- क 
निन शरिहा व-शर्रि भा फीहा 


“मैं तुझ से इस बस्ती की, और जो इस में है उस को 


लैर-बर्कत का प्रश्‍न करता हूँ ओर बस्ती के, और जो इस्‌ में 
हे, उस की बुराई से पनाह मॉगता हूँ।” 


5) ओर जब उस बस्ती में दास्विल होने लगे तो तीन 'र्तबा 
मह कहे - 


NOOSE 
अल्लाहुम्म बारिक लना फीहा 


"ऐ अल्लाह! तू हमें इस बस्ती में स्वैर-बर्कत अता फरमा ' 
ओर फिर यह दुआ माँगे - 


3]0 

MP Fd ors 
4४८ ~ जी आती ऑल (ils yl Ea rs Eee. 
CSA 9 gs ५०:५०) * 






अल्लाहुम्मर जुकना जनाहा व- हन्बिमूना अ 
व-- हब्निब्‌ सालिही अहलिहा इलेना हे 

«ए अल्लाह! तू हम को इस बस्ती के फल (लाभ! 
फरमा और इस बस्ती वालों को हमारी मुहब्बत दे, और इसके श 
लोगों की मुहब्बत हम को नसीब फरमा। ' ; 


&) और जब किसी ठहरने के स्थान पर ठहर नो क्र 


यु, 


पढ़े - ड !, 
ह FEE 22५५७: ४३ 2 


अऊज़ु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन्‌ शरि मा ख- ज 

“मैं अल्लाह तआला के मुकम्मल कलिमात की पनाइ त 
हूँ हर उस चीज़ की बुराई से जो उस ने पैदा की” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि किसी स्थान 
ठहरते समय ऊपर की दुआ को पढ़ लेगा तो उस स्थावं से कब 
करने तक उस को वहाँ कोई चीज़ नुक्सान न पहुँचा सकेंगे 


7) और अगर सफर के दौरान किसी स्थान पर शाम ज्ञे 
जाए और रात आ जाए (और रात को वहाँ ठहरना पड़े) तो (उप्त . 
जमीन से) कहे - 


3 नगडा \“- ह . 3 wi ही कमी जय ह के > i 
SS TAIT I >> Iasi 235 ट) i 
55 2 की डा. नम हज टी Ll न ? अमन । ~ 
CY ISLET MLR 55 ETOW RNAS 


म र ही ps Ra ~. न 4 हर 
Ie ५-2५ ७5 ५ ७००५ २८५२० 25 Fi 





»॥ 
To 
7 प रुकी ब-रमुकिललह अऊलु बिल्लाहि मिन्‌ शहिकि 
मा ख-ल-क फीकि व-शरिं मा यदिब्बु अलैकि 
47 जुबिल्लाहि भिन्‌ अ- सविन्‌ ब-अद्‌- व-द, वनि -नल्‌ हवयति 
हा हनी रबि वमिन्‌ शरि साकिनिल्‌ ब- जदि वमिन्‌ वालिदिन्‌ 
बा बला 
तर्जुमा -“ ऐ जमीन! मेरा भी रब अल्लाह है और तेरा भो 
अल्लाह है। में उसी (अल्लाह) की पनाह पकड़ता हुँ तेरी 
ई से और जो कूछ तेरे अन्दर पैदा किया हे उस की बुराई से. 
जो जानवर तेरे ऊपर चलते हैं उन की बुराई से। और मैं 
"नाह लेता हूँ. अल्लाह के (जंगल के) शेर से और काले नाग से 
और हर साप-बिच्छू से और नगर में रहने वालों की बुराइयों से 
और हर बाप ओर बेटे की बुराई से।” 


8) और पिछले पहर के समय तीन मर्तबा बुलन्द आवाज 
से कहे ८ 
Ge B54 57556 2:30 ८४ 
समि- अ सामिउन्‌ बि- हमूदिल्लाहि व नेआूमतिही वहसनि 


बलाइही अलेना, रब्बना साहिबूना व- अफूजिल्‌ अलैना आइ- जन्‌ 
बिल्लाहि मि- नन्नारि 


तर्जुमा - “सुन लिया हर सुनने वाले ने (यानी सब गवाह 
हैं) अल्लाह की हम्द व सना को और उस के फुज़्ल व इनाम को 
और हम पर उस के एहसान की खूबी को। ऐ पर्वरदिगार! तू 
(पूरे सफर में) हमारा साथी रह और हम पर फज्ल और इनाम 
फ्रमा, दोज़रख की आग से अल्लाह की पनाह सेते हुये (यह कह 


32 
रह हूँ) ~ 
9) और (जब तक सफर में रहे, समय -. समय 
पच सूरें करे ग] फ 
पाँच सूरतें पढ़ लिया कर। 


- काफिब्न 2. सूरः नसर उ. सूरः 
. सूरः का सू | इस्ञ्नास 
फ्‌-लक 5. सूरः नास। हर सूरत क्‌ बिसूमिल्ला भूर 


निरहीम” से आरभ करे और उसी पर समाप्त को 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (हजरत जुबैर दिन ति 
रजि से) फरमाया- ऐ जुबैर! क्या तुम पसन्द करते हो कि: र 
सफर में जाओ तो अपने साथियों से सूरत ओर हालत में ननो 
और सफर खर्च में बढ़ कर रहो? जुबैर कहते हैं - मेने कहा | ञी 
हाँ। ऐ अल्लाह के रसूल संन्लन्लाहु अलैहि व सल्लम! मे ङ्ग 
बाप आप पर कुर्बान। आपने फरमाया तुम याह पाँच सूरने ५ 
लिया करो और हर सूरत को बिसूमिल्लाहिरँमा निर्रहीम झे शुर 
किया करो और इसी पर खत्म करो। 


हजरत जुबेर रजि0 कहते हैं - मैं काफी मालदार औं 
धनवान था, मगर सफर में जाता तो सब से अधिक बुरे हाल मे 
और सफर सवर्च में सब से कमजोर हो जाता था (यानी सफर झे 
अनुरूप नहीं होता था) जब से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्लम ने यह सूरतें (पढ़ने के लिये) बतलायीं और मेंने उन 
को पढ़ना शृरू किया तो में पूरे सफर में वापसी तक अपने साथियो 
में सब से अधिक अच्छे हाल में और सफर खर्चे में क॒ुशादा रहने 
लगा। 


0) सफर में एकेले में अल्लाह की तरफ ध्यान रहे और 


33 PP मद मदद मिकलिशिीकि लि 
हि अता के जिकर में लगा रहे, और बुरे 
दो पास न आने दे। 
छाती 


कायदा 7 हदीम शरीफ में आया है कि जो भी मुसाफिर 

णार में तन्हाई के समय अल्लाह का ध्यान और उस की 
अपने लगा रहे लो अल्लाह नआला एक फरिश्ता उस के साथ 
याद i डे और जो लोग गाने- बजाने और वाहियात कामों में 
थे रहते के अल्लाह नआाला 


हैँ । 


उन के पीछे एक शैतान लगा देते 


34 


—् Me, 
हज्ज के सफर की दुआएँ 
नोट - किताब के संपादक रह0 ने यहाँ केवल 
जिक्र सरन करे ड 
आओं और जिक़रों को बयान किया है। हज्ज करने का Re ड 
3 और हज्ज की किताब से मालूम कीजिये। रोका 
।) अगर हज्ज का सफर हो तो बेदा हल, किसी भो ल 
बाँधने के स्थान) पर सवारी ठहरे (और पहुँचे) तो यह कहे 


‘(EQ y 


/ 
/ 


| wis ' Fi | h Ss—o- | ८/ Fa | 
7९६ AUTEN ESOT ५0) Oo) त 
कक खा कली र] ~ 


अल्‌ - हमूदु लिल्लाहि +सुब्‌- हा- नल्लाहि + अल्लाह्‌ अक नः 
“सब तारीफ अल्लाह के लिये हें, अल्लाह पाक है, ह 


सब से बड़ा है।” i 
तलूबिया का बयान न 
[7] 


2) और जब एहराम बाँधे तो इस प्रकार तलबिया कहैं-- 
CIR 


CE \9 5६% ०5५७३ yc) एड) ४] हे 5२] | ४८ 27 {. 












i CU <) ‘९; | ११ | 36 कः] 

लब्बे- क, अल्लाहुम्म लब्बे- क, लब्बे- क ला शरी-क ल-क 

लब्बै-क, इन्नल्‌ हम्‌-द वन्नेअम-त ल-क वल्‌ मुल्‌-क ला 
शरी-क ल-क 


तर्जुमा - “हाजिर हूँ में, ऐ अल्लाह हाजिर हूँ में, में 
हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम 





I इ (ब एह एहसान] कंत +  उ्कननर 
हे, तेरा कोई शरीक नहीं हे।” 
3) कभी इस तरह कहे - 


IE SIR PE ht 
CepbAS IR Ds 3s... 5 
BR ४००१-४१ 5-58 UE] 
डे Uni! £ मत] ल = 53 म्य 
लब्बै-क, लब्बे-क वसअदै-क वल्‌ खैर बि-यदि- के 
लब्बै- के वर्रगबाउ इलै-क वल्‌- अ-मलु, लब्बै-क हट 
तर्जुमा - हे “हाजिर हूँ में हाजिर हूँ, और तेरी 
के लिये तय्यार हूँ. और र हर भलाई और खुबी तेरे ही हाथ र | 
में हाजिर हूँ. और तेरी ही तरफ (मेरा) ध्यान है और (मेरा) आर 
भी (तेरे लिये ही है) में हाजिर हूँ।” 
4) कभी इस प्रकार भी कहें - 













®\°९ ब सकी “a . — ) 

2) Gl a उए। ७} 

क i दि ६ 

लब्बै-क इला-हल्‌ हक्क लब्बै-क Na 
£ में हाजिर कक च म fe | ऊ 
“में हाजिर हूँ ऐ सच्चे माबूद, में हाजिर हँ।” (०) 
का पळा 


तलूबिया के बाद की दुआ | 
।) जब तलूबिया पढ़ चुके तो यह दुआ मागे - 
Mies ssi sli Bis gl 


fd 


अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क गुफूरा-न-क वरिज्वा- न- 
क, अल्लाहुम्म अअूतिकूनी मि-नन्नारि 


3l6 


_ ह्म | वात से वन पझ्न करता हूँ 
तर्जुमा ऐ अल्लाह ता 
मग्फिरत का और तेती रिजा का, ऐ अल्लाह! तू मुझ जहन्नन है 


आग से स्वतन्त्र कर दे।” 
तवाफ करने के समय की दुआएँ 


अस्वद) पर पहुँचे “अल्लाहु अकबर कहे 

नोट - बेतुल्लाह का वह कोना जहाँ हजरे अस्वर लगा हैं ञ्चे 
सुकन कहते हैं। (इदरीस) 

2) दोनों रुकनों (रकन हजरे अस्वद और रुकने यमानी इ 
दर्मियान यह आयत पढे- 

Eases ANGE, 

रब्बना आतिना फिहुन्या ह-स-न-तव्व फिल्‌ आसि. से 
ह-स-न-तच्वाकिना अजा- बन्नारि 

तर्जुमा - “ए हमारे रब! तू हमें दुनिया में भी भलाई दे. ओर 
आखिरत में भी भलाई दे, और हमें जहन्नुम की आग से बचा लले!” 

3) यही आयत रुक्न हउ्रे- अस्वद और हतीम के दर्मियान 
में और पूरे तवाफ के दर्मियान पढ़ता रहे। और यही आयत रुकन 
हजरे अस्वद और मुकामे इब्राहीम के दर्मियान पढ़े। 

नोट - काबा शरीफ का वह हिस्सा जिस पर छत नहीं है, यह 
हिस्सा बैतुल्लाह के उत्तर तरफ हे, केवल चारदीवारी चनी हुई है। और 
वह स्थान जिस पर खड़े हो कर हज़रत इब्राहीम अले ने काबा शरीफ 
का निर्माण किया था "मुकामे इब्राहीम” कहलाता हे। यह एक बड़ा 
पत्थर है जो काबा के सामने पूरच की तरफ रखा हुआ है। 


(जेः 


Ld 


आक 377 
तवाफ के बाद की दुआ 
) और तवाफ में या रुक्न र 
इब्राहीम के दर्मियान यह दुआ मागे ° अस्वद) और 


य] oP Hise) Ss 773 


अल्लहुम्म कन्निअनी बिमा र- जक्‌- तनी 
वस्वलुफ अला कूल्लि गाइ-बतिन्‌ ली बिखैरिन 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जो तूने मुझे रोजी उद्दा 
तू मुझे सब्र दे और उस में मेरे लिये बर्कत के के और जो मेरी ? 
आँखों से ओझल हैं (यानी बाल - बच्चे ) उन पर त्‌ हक बे र 
साथ मेरी सुरक्षा करने वाला बन जा (और मेरे पीछे उन की न्त 


5252 ३. हर 
वबारिक ली फीहि | 





कर ) 
2) और यह पढ़े - 


~) 

2085 sO 202 २82 ०) 

“ai FES io ने 

लाइला-ह इन्लल्लाहु वह-दहु ला शरी-क लहू, लल 
मुलकु व-लहुल्‌ हम्‌दु, वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर+ : 


तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लावक, 
नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, उसी का सब मुल्क 
हे और उसी की सब तारीफ हे और वही हर चीज पर क़दरत 
रखने वाला हे।” 


तवाफ से फारिग होने के बाद 
* जब तवाफ से फारिग हो जाये तो मुकामे इब्राहीम के 


378 
—— 


पास आ कर यह आयत पढ़े - eo , 


()-४ PE, >-9729 ५5-2० दा a a WET 

बत्तस्िजू मिम्मकामि इब्राही- म मु-सल्ला 
“और मुकामे इब्राहीम को नमाज का स्थान बना जो | 
नामज पदो) 

* और मकामे डुब्राहीम को अपने और बैतुल्लाह के 
कर के (यानी इस प्रकार कि दोनों सामने हों) दो रकत 
पढ़े और पहली रवअत में (सूरः फातिहा के बाद) सूरः 
पढ़े और दूसरी रकत में सूर: इख्लास पढ़े (यह नमाज़ तवाप- 


फारिग होने के बाद पढ़े) फिर रुक्न (यानी हजरे अस्वद ) की ज 


वापस आए और उसे चूमे। 
स॒औी बै-नस्सफा वल्‌ मर-व (सफा 
और मर्वा के दर्मियान दौड़ने ) का बयान 


ऋ फिर (मस्जिदे हराम के ) दर्वाजे (बाबुस्सफा | मे न 
पहाडी की तरफ रवाना हो। जब उस के निकट पहुँचे तोत्यह 
आयत्त पढ़े - 


PAPAS R TINA] 
!} इम्नस्सफा वल्‌ मर-च-त मिन्‌ शआइरिल्लाहि 
“बेशक सफा और मर्वा, अल्लाह के पाक स्थानें में से 
हे | FF 


2) ओर इस के बाद कहे - 


ion ai 


DAE, 
_दउ बिमा ब-द- a 
अब- द3 ६“ अल्लाह अज्ज ब जल्ज 
तर्जुमा ~“ में उसी से (यानी सफा 


से) आरंभ करता हूँ 


ॐ यह कह कर सफा (पहाडी) पर चढ़े, यहाँ तक कि 
तुनाह नजर आ जाये और किब्ला की तरफ मुँह करके तीन 
रता कै 7 
IRD 
3) लाइला-ह ३ल्जत्साहू वल्लाहु अक्‌ - बरु 


“अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं. है और अल्लाह ही सब 
से बड़ा है।” 
4] और यह पढ़े - 
EE se) ~ # MITC EEC El 
el) 45 र i) तक NT cr AIR 
SYS Bis so 
RN CRE IS TR STAE IPT 
लाइला-ह इल्जन्लाहु, वह-दहू ला झरी-क लहू, लहुल्‌ 
मुलूकु व-लहुल्‌ हम्‌दु युहयी व पुमीतु, वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ 
कदीर+ लाइला-ह इल्लल्लाहु षह्‌-दहू अन्‌ू-ज-ज वञू-दहू 
व-न-स-र अब्‌-दहू व-ह- ज- मल्‌ अहजा-ब वेह- दहू 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक 


नहीं है, चह अकेला हे, उस का कोई साजञ्नी नहीं तै, उसी का 
तमाम्‌ मुल्क है और उसी की सब तारीफ है, वही जिलाता है ऑर 


320 


वही हर वस्तु पर कुदरत होल रे चला गा वाला हैं। के 
pe कार" माबृद नहीं, वर्ह अकेला आर तन्‍्हा है , उस 
अपने वादे (मक्का की विजय) को पूरा कर दिया और . 
बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाई अलैहि व सल्लम ) की सहायता को 
और अकेले ही काफिरों के लइ्करों को पराजित किय[।» 


# इसके बाद जो दिल चाहे दुआ माँगता रहे। 


फिर उन्ही (ऊपर की दुआओं) की तीन मर्तबा पढ़ कर 
(सफा से) मर्वा की तरफ उतरे। जब (उत्तराई समाप्त हो क्र! 
वादी में सीधा खड़ा हो जाये तो वादी के अन्दर दौड़े, यहाँ तक 
कि (जब मर्चा की तरफ) ऊपर चढ़ने लगे तो (दौड़ना छोड़ दे] 
आहिस्ता चले, यहाँ तक कि मर्वा पर्वत के ऊपर पहुँच जाये तो 
मर्वा पर भी वही अमल करे जो सफा पर किया था फिर जब सफा 
पर चढ़े तो तीन मर्तबा “अल्लाहु अकू- बरु” कहे और यह दुआ 
पढे - 
si LAS Ei 5253S 
लाइला-ह इल्लल्लाह वह-दहू ला शरी-क लहू 'लहुल्‌ 
मुल्क व-लइुल्‌ हमद चह -व अला कूल्लि शैइन्‌ क॑दीर + 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूट नहों, वह अकेला 


है, उस का कोई शरीक नही, उसी का तमाम मुल्क है, उसी की 
सब तारीफ हे, और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।' 


ज इसी प्रकार सात मर्तबा सफा और मर्वी पर चढे ओर 
उतरे और वादी के दर्मियान दौड़ लगाये, “नक्बीर और तहलील 
कड़े। चुनान्चे कूल 2 मर्तबा " अल्लाह अक - बरु ` और सारत 
मर्तबा “लाइला- ह इल्लल्लाहु बहू - दहू- - - - - - अन्त तक पढ़ें 


एप 2) 
र nn 
6) और सफा पर यह भी दुआ पड़े - 
SSN AN SE she ४०6 ६4४ 
iA Nascar 


अल्लाहुम्म इन्न~ क कल-त - उद्ऊनी अस्‌ - तजिब लकम्‌ 
वदून्न- के ला तुखूलिफुल्‌ मीडा-द+वइन्नी अस्‌-अलु-क कसा 
हदै क तनी लिलूइसूलामि अल्ला तनूजि- अह्‌ मिन्नी इत्ता तत 
वफ्फानी व- अना भुसूलिमुन | 

सर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक तू ने फरमाया है - मुज्ञ से 
दुआ माँगो में तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और बेशक तू वादे के 
खिलाफ नहीं करता। और में तुभ्न से सवाल करता हूँ कि जैसे तू 
ने मुझे इस्लाम (और ईमान की दोलत) से माला माल किया है, 
इसी तरह मुझे उस से वन्चित भी न कर, यहाँ तक कि तू मुझे 
इस्लाम पर ही उठा ले।* 


7) और सफा मर्व के दर्मियान यह दुआ भी मागे - 
AMEN Egy ig 


रब्बिग फिर्‌ वर्‌-हम्‌ इन्न-क अन्‌-तल्‌ अ-अज़्जुल 
अक- रमु 


“ऐ मेरे मौला! लू मुझे बस्वक्ष दे और रहम फरमा, बेशक तू 
ही सब पर गालिय और सब से अधिक करम कला है।” 
फायदा - यह तमाम बुआएं और ज़िक्र और तर्तन इसी 


322 क्‍ 
त करीम सल्लल्लाह )३ 
सललम से साबित हैं।. जह, 
अ-रफात की तरफ रवानगी के सभ 


।) जब अ-रफात के मैदान की तरफ रवाना हो 
में बराबर) तलूबिया और तक्बीर कहता रहे। 

2) अ-रफात के दिन बेहतरीन दुआ यह है _ 

TPES NSA ESSN 

लाइला-ह इल्लल्लाहु, वहू-दहू ला शपै-क लहू, ह्‌ 
मुलकू ब-लहुल्‌ हभदु, वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कदीर्‌+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं हैक 
अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं है, उसी का तमाम मुल्क है 
और उसो की सब खरीफ है, और पह हर चीज पर कुदरत रसको). 
बाला है।” [ 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- अरफः के दिन की बेहतरीन). 
दुआ, मैं ने और मुझ से पहले रसूलों ने जो (अल्लाह की हम्द व 
सना में) बेहतरीन कहे हैं, वह यही (ऊपर के) कलमे हैं। 


एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया - मैं ने और मुझ से पहले के रसूलों मे जो 
अरफः (के दिन) सब से अधिक दुआ की हे वह यही 
कलमए- तौहीद है, और यही (ऊपर की) दुआ है। 


3) ऊपर की तौहीद के कलमों के बाद यह दुआ पढ़े ८ 








3४3 
 _ 


US >5 55.53 (RS a 
HAIDER PI 3905 ५४ Big 
SNF DSO RSS 55) 5 3६४ 





re i 3 Ble esl CES EF 

४ ५५! SN ५०)-४ SHIR #:u 3 
अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ फीकलूबी नू-रन्‌ वफी समूओ नू-रन्‌ 
सरी नु-रन्‌+अल्लाहुम्मश रह ली सद्री व॒ यृस्सिर्‌ ली 
अमरी व- अऊजुबि- क "मिन्‌ वसाविस्सदारि वशतातिस्‌ अमूरि 
दवाफितं - नतिल्‌ कब्‌रि+ अल्लाहम्म इन्नी अऊजुबि- क मिन्‌ शारि 
ना यलिजु फिल्लैलि वशरि मा यलिजु फिन्नहारि व- शरि मा तहुन्बु 

बिहिरियाहू + 

तर्जुमा - “ए अल्लाह! तू मेरे दिल में नूर पैदा कर दे. 
मेरे कानों में भी नूर भर, आँखों में भी नूर, (पैदा कर दे) ऐ 
अल्लाह! तू मेरा सीना खोल दे और मेरी (दुनिया और आखिरत 
का) हर काम मेरे लिये आसान कर दे। में लुझ से पनाह मागता 
हुँ (जिन्दगी में) दिल के चस्वसों से, और काम की खराबी और 
कठिनाई से, और (मरने के बाद) कब्र के फितने से। ऐ अल्लाह. 
में तेरी पनाह लेता हैँ हर उस चीज़ की बुराई से जो रात में 
दाखिल हो (पेश आये) और हर उस चीज़ की बुराई. से जो दिल 


में दाखिल हो (पेश आये) और हर उस चीज़ की बुराई से जो 
हवाएँ अपने साथ लाती हें। 


अ-रफात के मैदान में 


।) (नौ तारीख को) जब अ-रफात के मेदान में जा कर 
ठहरे तो (अधिक से अधिक) तलबिया पढ़े- 


324 
_ हदीस शरीफ में आया हे हि) है कि 
ba अक्कदा ) हे। अरफा 
2) अरफात में तलूबिया पढने के बाद कहे _ 
इन्न- मल्‌ स्वैर खैरुल आसिव - रति 
स्वैर - खुबी है। ” 


अरफात में कयाम .(पड़ाव) 


।) जब (ज़हर के समय -ही ज़ुहर के साथ मिला कर ) 
की नमाज पढ चुके तो अरफात्त में ही ठहर जाये और हाथ 
कर यह कलमात कहे - 

SDSS dae G2 st 

Rr NTO TSC WCET ४९ 

BEI ss 

अल्लाहू अक - बरु, वलिल्लाहिल्‌ हम्दू, अल्लाह अक्‌ “डेः 
चलिल्लाहिल्‌ हम्‌दू, अत्लाहू अक्‌- बरु चलिल्लाहिल्‌ हमूदु, उत्ता 
इला-ह इल्लल्लाह वह्‌-दहू ला शरी-क लहू, लहुल्‌ मुलक 
ब- लहुल्‌ हम्‌द्‌ +अल्लाहुम्म इहूदिनी बिलहुदा व- नक्किनी बित्तकव 
वगूफिर्‌ ली फिल्‌ आखि-रति वलूऊला+ . | 

तर्जुमा - “अल्लाह सब से बड़ा हे, और अल्लाह ही की. 
सब तारीफ है। और सब से बड़ा हे और अल्लाह ही के लिये सग 
तारीफ है। अल्लाह सब से बड़ा हे और अल्लाह ही की सब तारीफ 


अ 
जेठा 





उड्न 325 
rrr 
के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह 


है। असली पिरक नहीं है, उसी का तमाम मुल्क है SE क सब 
करी हरे । ऐ अल्लाह पू हिदायत से मुझे हिदायत उेदे और 


जार से मुझे पाक-साफ कर दे और दुनिया-आखिरत में 

2) इस के बाद हाथ नीचे कर ले और उतनी देर तक 

(हे जितनी देर में इन्सान सूर: फातिमह पढ़ता है। फिर दोबारा 
र उठा कर उसी तरह अमल करे जैसे पहले किया था। 


मश- अरे' हराम (मुजुदलफा) में पडाव 


५) जन अरफात से (सूरज डूबते सभय) वापस लौटे और 
मुज़दलफा में पहुँचे (और मग्रिब-इशा की नमाज़ एक साथ पदे 
और आराम कर चुके) तो (सुबह सादिक निकलने के बाद ) 
किब्ला की तरफ मुँह कर के खड़ा हो और दुआ, लकीर, 
तहलील, तौहीद में लगा रहे (यानी जो दुआएँ अरफात के मैदान 
में पढ़ी थीं वही यहाँ भी पढ़ता रहे) यहाँ तक कि दिन की रोशनी 
अच्छी तरह फेल जाये (तो मिना भें वापस आये) 


2) मुजदलफा में कयाम के समय भी बराबर तलबिया 
पढ़ता रहे यहाँ तक कि जम्रए- अक॒बा पर ककरियाँ मारे (पहले 
दिन यानी 70 तरीख जिस को नहर का दिन कहते हैं ओर केवल 
इसी दिन जमुरए अक्बा पर कंकरियाँ मारी जाती हैं) 
।-मश-अुरे हराम या मुज़दलफा, उस स्थान का नाम है जहाँ हाजी नौ 
तरीस्व को मग्रिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते और सुबह होने 
पैक आराम करते हैं। 


326 
भी 


रमी जिमार (टीलों पर कंकरियां 
मारने) के समय 


।) ओर जब मिना में नह (कुरबानी) के अगले दिन 
तारीख को) जमुरों (यानी टीलों) पर ककरियों मारने का he 
करे तो जब मिना के सब से निकट चाले टीला पर आये तो ४ 
` ककरियाँ मारे और हर ककरी मारने के बाद या साथ ही « अ 
अकबर” कहे। 

2) फिर थोड़ा आगे बढ़े और बराबर जमीन में आ कर हे, 
तक किब्ले की तरफ मुँह कर के खड़ा हो और हाथ उठा क्क 
दुआ करता रहे। 

3) फिर बीच के जमूरे पर इसी प्रकार (सात ककत 
अल्लाह अकबर कह कर मारे, फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ कर 
किन्ला की तरफ स्वड़ा हो और देर तक हाथ उठा -कर दु 
माँगता रहे)। 

4} फिर जमूरए अकबा पर वादी के अन्दर से ही इसी तरह 
(सात ककरियाँ मारे और अल्लाहु अकबर कहे) मगर जमर). 
अकबा के पास न ठहरे। 

5) जमरए अकबा पर कंकरियाँ मारने के लिए वादी के 
अन्दर दाखिल हो (और वहाँ से कंकरियाँ मारे) और जमए 
अकबा के पास ककरियाँ मारने के बाद न ठहरे। 


6 ) रमी (यानी कंकरियां मारने) के बाद (बिना रुके इये 
यह दुआ माँगे- 


जनक बा 
कर जा (*( हे ro RR 
is BR i 
अल्लाहुम्मज्‌- अलूहू हज्जन्‌ मद्रु - रन्‌ व-जम्‌- बन्‌ 
मगर्फू 

“ऐ अल्लाह! तू इस हज्ज को हज्जे अरर 
वारक - साफ और मकबूल हज्ज) बना दे और हर गुनाह को 
हुआ बना | छे | Fr | 

7) तमाम जमरों यानी टीलों के पास (जम्रए अकबा को. 


छोड़ कर) ठहर कर दुआ माँगे, भगर कोई खास दुआ न भोगे, 
बल्कि जो दिल में आये उसे माँगे। 


[यानी 
बरव्श 


मिना में क़्रबानी करने के समय 


)) और जब (मिना में) क़्रबानी करे तो 

बिसूमिल्लाहि अल्लाह अक्‌- बर 

कहे, फिर जानवर के कल्ले पर पाँव रख कर छुरी फेरे 
2) और यह नियत करे 


म 


4:25 कक Noi SS, ~? , » ड्‌ se न 
ASA 325 (23-55 ६ 40 
अल्साहुम्म त-कब्बलू मिन्‍नी वमिन्‌ उम्मति मु- हम्मदिन्‌ 
सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम 


"ऐ अल्लाह! तू मेरी तरफ से और मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलेहि द सल्लभ की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा।” 


3) और यह दुआ पढ़े और फिर जब्ह करे - 


328 






4:25 श श्र $ Ge a ०“ J ke ' ८६ Ci र 2 
3500 SELEY ABE BBs cs 
(2 ६: i ॥,..2५252 sii an sel शर 
SOIREE Sa ol CS EEO 
इन्नी वज्जहूतु वज्‌हि-य लिल्लजी फ-त- 
वल्‌- अर्‌-ज अला मिल्लति इब्राही- भ हनीफंव, वमा अना न 
मुशरिकीन्‌+ इन्न सलाती वनुसुकी ब-मह्या-य व-म- भा 
लिल्लाहि रब्बिल आ-लमीन्‌+ लाशरी- क लहू वबिजालि-क 
व- अना अव्वलुल्‌ मुसलिमीन+अल्लाहुम्म मिन्‌-क व-ल-्क 
बिसूमिल्लाहि वल्साहु अक्‌ बर 
- “बेशक मैंने अपना मुँह उस अल्लाह की तरक 
कर दिया जिसने आसमानों और ज॒मीनों को पैदा किया है इद्राहीम 
के दीन पर सब से मुँह मोड़ कर (कायम हूँ) ओर में मुश्रिकों में 


से इर्गिज नहीं हूँ+ बेशक मेरी तो नमाज़ भी, कुर्बानी भी, और]. 
जीना भी, मरना भी सारे संसार के रब के लिये हे+ (में गवाही 


देता हूँ उस का कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया 
हे, और में तो (सर ता पैर) आज्ञाकारों में से हूँ+ ऐ अल्लाह! 
यह कुर्बानी तेरी ही तरफ से हे और तेरे ही लिये है। अल्लाह के 
नाम पर (ज़िब्ह करता हूँ) और अल्लाह ही सब से बझ हैं।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाई 
अलेहि व सल्लम ने हजरत फात्तिमा रजिए से फरमाया - उठी, 
अपनी कुर्बानी के पास जाओ और उस को जिन्ह होता देखो। 
इसलिये कि उस के स्यून का पहला कृतरा गिरते ही जितने गुना 
तुम ने किये होंगे. सब बख्श दिये जायेंगे! और आयत” "३ 


cee PN 
Dee 

व-नुसुकी व-मह्या-य व-ममाती लिल्लाहि रब्बिल्‌ 
लगीन+ ला शरी-क लहू वबिजालि-क उमिरतु व- अना 
मुसूलिमी-न पढ़ो।” इस पर इमरान बिन हसेन रजिए 
ब्व्य के रावी हैं ने कहा - ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व॑ सल्लम! क्या यह सवाब आप के और आप के घर 
बालों के लिये मख्सूस है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल सल्लम नेः 
दरमाया- नहीं, बल्कि आम मुसलमानों के लिये भी यही सवाब. हे | 
4) और अगर ऊंटनी हो तो (जमीन पर लिटाने के ए 

पाँव बाँध कर) खड़ा करे, फिर कहे - 


ज की i 
C 562 | (2३ हर | | 2 


अल्लाहु अक्‌-बरु अल्लाहु अक्‌-बरु अल्लाह अक्‌- / कं [० 
अल्लाहुम्म मिनू-क व-ल-क 
फिर “बिसूमिल्लाहि अल्लाहु अक्‌-बरु” कह कर नह करे: 








(यानी नेजा या भाला से लम्बाई में गला काटे) ho 
No 

अकीका का जानवर जिब्ह ८; 
करने के समय > सन 





।) अगर अकीका का जानवर हो तो कुर्बानी के 
जानवर की तरह अमल करे केवल “बिसूमिल्लाहि अकी - 
क-त फुलानिन्‌- और, फलाँ के स्थान पर बच्चे या बच्ची का 
नाम ले। 


* 


काबा शरीफ में 


मक्का में आ कर जियारत का तवाफू 
और) न अन्दर हो तो उस के हर कोना भें « फुके 
अकबर” कहे और दुआएँ मागे। जब बाहर निकल आये तो i, 
के सामने खड़े होकर दो रकअत नमाज पढ़े। 


सत्लल्लाू अलैहि व सल्लम (अन्तिम हज्ज के मौका पर) कक 
के अन्दर दाखिल हुये। उसामा बिन जैद, उस्भान बिन त 
(काबा के दर्षाजे की चाबी के मालिक) और बिलाल रज़िए ह 
आप के साथ थे। काबा का दरवाजा बन्द कर दिया और काफी 
समय तक अन्दर रहे (हदीस के रावी इब्ने उमर रजि0 कहते हैं 
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर तशरीफ लाये लो ड्ग 
ने बिलाल से पूछा - नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम जे 
अन्दर कया किया था? बिलाल ने कहा - एक (यानी अगते | 
सुतून को अपने दायें तरफ और दो को अपने बाएँ तरफ और पौन 
(यानी पिछले) सुतूनों को अपने पीछे कर के नमाज़ पढ़ी थीं। 
काबा उस जमाना में छः सुतूनों पर बना हुआ था। 


एक दूसरी हदीस में हजरत उसामा रज़ि0 से रिवायत हैं कि 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम बेतुल्लाड़ के अन्दर 
दाखिल हुये तो बिलाल को आदेश दिया और उन्होंने दर्वाजा बन्द 
कर दिया। बैतुल्लाइ के उस जमाना में छ: सुतून थे। फिर आप 
आगे बढ़े यहाँ तक कि जब इन दो सुतूनों के दर्मियान पहुँचे जो 
काबः (बन्द) दर्वाजे के करीब हें, तो आप बैठ गये और अल्लाह 
की हम्द व सना की, दुआ माँगी और माफी मागी, फिर खड़े हुए 


दल उह मे दाखिल कोने के से 


33] 
PP मलिक न 
द कि उत स्थान पर पहुँचे जो काबा के पिछले हिस्से के 
न हे तो अपना चेहरा और गाल उस पर रखा और अल्लाह 
द हस्द- सना की दुआ मागी और माफी माँगी, फिर काबा दे 
_हर कोना में गये और उस की तरफ मुहे करके तकदीर | 
"लील, ततस्बीह और हम्द-सना की और दुआ माँगी और माफी 
की फिर बाहर निकल आये और कावा के वर्वाजे के सामने 
बड़े हो कर दो रकअत नमाज पढी, फिर वापस तश्रीफ ले आये। 


जमूज॒म्‌ का पानी पीने का समय 


॥) और जब (तवाफ की दो रक्‍्अतों से फारिग हो कर 
जमज़म कुँ पर आये और) जमूज़ुम्‌ का पानी पिये तो काबा की 
तरफ मुँह कर के और “बरिसूमिल्लाह” पढ़ कर तीन साँस में ख़ूब 
पेट भर कर पिये, और जब पी चुके तो “अल्‌-हमूदु लिल्लाहिः” 
कहे । 


फायदा - नबो करीम सल्लल्लाहु असैहि च सल्लम (ने 
फरमाया - बेशक हम मुसलमानों और मुनाफिकों के दर्मियान 
निशानी (और फर्क) ही यह है कि मुनाफिक जमजम का पोनी 
पेट भर कर नहीं पीता (और हम खूब पेट भर कर पीते हैं) 


दूसरी हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया - जमजम्‌ का पानी जिस उद्देश्य से पिया 
जाये उसी मकसद के लिये (लाभदायक) होता है। अगर तुम उस 
को (दूःस्व- बीमारी से) शिफा के लिये पियोगे तो अल्लाह तआला 


नोट - बाज हदीसों से साबित है कि आप ने काबा के अन्दर 
दो रक्त नमाज पढ़ी है और यही. राजेह है। संपादक रह0 ने हर दो 
ददीसें इसी लिए नकल की हैं - (इदरीस) 


33४८ 


5 अपनी प्यास बुझे | प 
देदेंगे, और अगर तुम अपनी प्यास बुझाने दू 
up तुम्हारी प्यास बुझा देंगे। लिते 


2) हजरत इब्ने अब्बास रजि0 जब जुमृजम का पाञ 
तो कहते - | 
ARE REE RF DLR ETN 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु- क अिल्‌-मन्‌ नाफि- र 
वरिज- कन्‌ वासि- अन्‌ वशिफा- अम मिन्‌ कूल्लि दाइन ˆ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह । मैं लुझ से लाभ पहुँचाने ड 
इलम, कुशादा रोजी और हर बीमारी से शिफा का सवाल क्त 
हूँ।” 

+ किताब के संपादक मुहम्मद बिन मुहम्मद जजुरी रह 
फरमाते हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहए जमूजम्‌ करँ-के 
पास आये और पीने को माँगा और हाथ में प्याला लेकर किब्ला 
की तरफ मुँह किया और कहा - 


“ऐ अल्लाह! बेशक इब्ने अबुल मवाल ने हम से-हर्दोंस 
बयान किया मुहम्मद बिन मन्किदिर से, उन्होंने रिवायत किया 
जाबिर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने फ्रमाया- 
जम्‌जम्‌ का पानी जिस मकसद के लिये पिया जाये उसी के लिये 
(लाभदायक) होता है। और में यह पानी कयामत के दिन की 
प्यास बुझाने के लिए पीता हूँ । इसके बाद उन्होंने जम्‌जम्‌ का 
पानी पी लिया।” 


(संपादक रहए फरमाते हैं) में कहता हूँ कि (इस हदीस 
की) यह सनद सहीह है, क्योंकि हदीस के हाफिज अब्दुल्लाह 


मर्वर्लि बुखारी 
= से हदीस रिवायत हे की है, इसलिए अल्लाह के फज्ल से यह 
हदीस बिल्कुल सही है। 


Kk 


नोट - संपादक रहा) का इस हदीस के नकल करने और हदीस 
साबित करने का मकसद यह है कि हर शख्स को इसी नियत से और 
यही कह कर जुमूज़म्‌ का पानी पीना चाहिये जो इमाम अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ने फरमाया था। 


334 


ग फ 
जिहाद के सफर ओर दुश्मन से 


।) अगर (काफिरों से) जिहाद करने के लिए सफर 
या दुश्मन से मुठभेड़ हो जाये तो यह दुआ पढ़े - 


yt Oh है । १ rN Sudo: (£ 2 f 


अल्लाहुम्म अन्‌-त अजुदी व~ नसीरी बि- क अहूलु वबि- इ 
उसूलु वॉबि- क उकातिलु 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू ही मेरा बाजू है और (तू ही | 
मेरा सहायक है, मैं तेरी ही सहायता से (जंग की) तदबीर काता 
हूँ और तेरी ही सहायता से आक्रमण करता हूँ और तेशी हो 
सहायता से लड़ता हेँ।” 


2) या यह दुआ पढ़े - 
3) ड 55 - २ ८/८ ] कद SEEN 
3207) EPPS Ol ASE 


रब्बि बि-क उकातिलु वबि-क उसाबिलु, वला हो-ल वला 
कुव्व-त इल्ला बि- क 


तर्जुमा - “ए मेरे मौला! तेरी ही मदद से मैं जंग करता 


हूँ और तेरी ही सहायता से हम्ला करता हूँ और कोई ताकत - कुष्वत 
नहीं भगर तेरी मदद के बगैर।” | 


3) या यह दुआ पड़े - 


335 


OSS Brel ssa igi 
अल्लाइुम्म अन्‌-त अजुदी, व-अन्‌-त नासिरी, वबि-क 


- ऐ अल्लाह! तू ही मेरा (हाथ और) बाजू है 
और तू. ही मेरा मददगार है, और तेरे ही भरोसे पर में जंग करता हू. 


जंग के महाज का खुत्वा और दुआ 


ॐ जब मुजाहिद, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं 
तो इमाम (कमान्डर) सूरज ढलने का इन्तिजार करे, यहाँ तक कि 
जब जवाल हो जाये तो खड़े हो कर यह ख़ुत्बा दे - 

St Sess ig 

Ft Tote 80:05: 26: ८५% 

या अय्यु-हन्नासु ला त-त-मन्नौ लिका-अल्‌ अदुृच्चि 
ब-सलुल्ला-हल्‌ आफि-य-त, फइज़ा लकीतुमूहुम्‌ फसूबिरु 
वञ्‌-लमू अन्नल्‌-जन्न-त तह-त्त जिलालिस्सुयूफि । 

तर्जुमा - “ए मुजाहिदो! दुश्मनो से मुकाबला की इच्छा न॑ 
करो (बल्कि) अल्लाह से खैर- आफियत माँगो, फिर जब उने से 
मुकाबला हो ही जाये तो कदम जमाए रखो और विश्वास रस्वो 
कि जन्नत तल्वारों की छाँव के नीचे है।” 

) इस के बाद यह दुआ मागे - 

ASSESS Gi 

अल्लाहुम्म मुनूजि- लल किताबि व मुज्रियस्सहाबि बहाजिमल्‌ 


336 


VY 
ति 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! (आसमान से) किताब 
उतारने वाले, बादलों को चलाने वाले और (शेतानी) स | 
पराजित कर देने वाले इन (दुश्मनों) को पराजित कर दे और ग 
(के मुकाबला ) प्र हमारी सहायता कर। हु श 


० ) या यह दुआ माँगे Ea 


“कह Th FR 


diag PA Agi - 

अल्लाहुम्म मुनुजि-लल्‌ किताबि, सरी- अल्‌ 
अहूजिमिल्‌ अहजा-ब, अल्लाहुम्म अद्दजिमहुम्‌ व~ ज॒लूजिलहुम्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! किताब (कुरआन) को उतारे 
वाले, बहुत जल्द हिसाब कर देने वाले, इन (दुश्मनों की) फौज 


को शिकस्त देदे। ऐ अल्लाह! तू इन को पसपा कर दे और इन 
में हलचल डाल दे।” | 


दुश्मनों के नगर पर उत्तरते समय 


है जब (मुसलमानों की सेना) दुश्मन के नगर (या आबादी) 
के निकट पहुँचे तो (कमान्डर) यह कहे - 
MIRE EN] 
अल्लाहू अक्‌ - बरु खरि - बत्‌ - - - - 
“अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह करे तबाह हो जाये- -!' 


यहाँ डाट लगे हुये स्थान पर उस नगर का नाम ले जिस में 
दास्विल होना चाहता है। इसके बाद तीन मर्सबा यह पढ़े - 





१37 
RT Re र Fd EA 
~ FOS" ] को हर 64 र = Ly “7... .. हू 
NT Memes OE 
इन्मा इजा न-ज बिसा- हति कौमिन्‌ फ-सा- अ 
सबाहुल मुन्‌ जरी-न [ 


“बेशक हम जब किसी (दुश्मन) कौम के मैदान (इलाका 
# उतरें तो डराए हुये लोगों की सुबह (अल्लाह करे) बुरी हो। 


किसी कौम से डर-स्त्रौफ्‌ के समय : 


।) अगर दुश्मन मुसलमानों को चेर लें तो यह दुआ पढ़े: 
ies ons ices gif 
अल्लाहुम्मस्‌ तुर्‌ औरा-तना वआमिन्‌ रोआतिना 


तर्जुमा - “एऐ अल्लाह! तू हमारी कमजोरियों को छ्पाले 
और हमारे डर और दहशत को अम्न- अमान देदे।" 


दुश्मन की फोजो के पसपा हो कर 
चले जाने के समय की दुआ 


) जब (अल्लाह तआला की सहायता ओर सहयोग से] 
दुश्मनों की सेना पस्पा हो जाये तो इमाम (कमान्डर) अपनी फोजों 
की सफे बाँध कर अपने पीछे खड़ा करे, फिर अल्लाह का शुक्र 
अदा करे और दुआ पढ़े - 

LR ATR SCONCE 


338 


Sr काकर ड ४2८ 
£2 or BUYS ५.2 ८2 न 


355 IN = 3 ४३ 
3५ gies ल्‍059.22355::-:८5<20४ ८ नि 
FEY SMS 7 8] उर्‌, 


६ 3 82 SIRE १] ६, है 
पा CMON seh i ६ 


७405४ GIST ANCE, 


COA Eile i, 05 
CNT OHNE VOD SOE 
35202 A, 
Cel Nits 
अल्लाहुम्म ल-कल्‌ हनूदु कुत्छुएू, ला काबि-ज r 
ब~-सत्त, चला बासि-त लिमा कु-बजू-त्त, वला हादि-य लि मन 
अज्‌-लल्‌-त, बला मुजिल्ल लि- मन्‌ हदै- त वेला मोझलि- 
लिमा म-मञ्‌-त, वला मानि-अ लिमा अअते- त, चला मु-स्फ- ३ 
लिमा बा-अत्त, वला मुबाझि-द लिमा कर्रब्‌-त्त + अल्लाहूसम 
उबूसूत अलैना मिनू ब-रकाति-क व-रह्‌-मति-क व- फजूले ङ्ग 
वरिजकि- क, अल्लाइुम्मा इन्नी अस्‌-अलु- कन्नअ-मन्‌ 
मुकी-मल्लजी ला बहूलु बला यजूलु+अल्लाहुम्म इन्नी 
अस्‌-अलु- कल्‌ अम्‌-न यौ-मल्‌ खोफि+अल्लाहुम्म ३.इजुम्‌ 
बि-क मिन्‌ शरि मा अञूते- तना वमिन्‌ शरि मा म-नमअ्‌-नना+ 
अल्लाहुम्म इन्बि इले-नल्‌ ईमा-न व- ज॒य्पिन्‌हु फी कुलूबिना 
प- करिह इले-नल्‌ कुफू-र वल फुसू-क वल्‌ जिं्-।-न, 






अ री जन मुः काग 
-क व-यसुदू-न अन्‌ सबीलि-क ब _.. 
क व-अजा-ब- क, इला- इञ चेज्‌ - अल्‌ अलैहिम्‌ 


रि त हक्कि- आमी-न 
- “ऐ अल्लाह! तमाम तारीफ तेरे ही लिये 3 
को तू. कुशादगी अता फ्रमाए उस पर कोई तन्मी 
जि और जिस पर लू तन्गी करने 


नहीँ, तन्‍गी फरमाये उस को 
हक ही गे कोई कुझादा 
बाला नहीं, और जिसे तू गुमराह घोषित कर दे उसे कोई 


देने वाला नहीं, और जिसे तू हिदायत उसे 

क करने वाला नहीं, ओर जो चीज़ तू रोक दे (न, मे 
T देने वाला नहीं, और जो नी न दे) 
उक्त की कोई न्‍ तू दे उसे कोई नष्ट करने 

नहीं, और जो तू निकट कर दे उसे कोई दूर करने वाला 
नहीं। ऐं अल्लाह ! तू हमारे ऊपर अपनी बर्कतें, अपनी रहमत. 
अपना फजल और इनाम, ओर अपनी कुशादा रोजी दे दे। ऐ 
अल्लाहि ! में तुझ से वह हमेशा की नेमत मागता हैं जो न कभी 
इदले और उनको जवाल हो। ऐ अल्लाह! में तुझ से रौफ और 
इर के दिन अमन चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! तू ने जो हमें दिया उस 
की भी बुराई से, और जो नहीं दिया उस की भी बुराई से नेसे 
पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! तू ईमान को हमारा महबूव बना दे 
और हमारे दिलों में उस को डाल दे, और क॒फ़ को, बदकारी को, 
नार्फमानी को मक्रूह बना दे और हमारे दिलों को उससे फेर दे) 
और हमें हिदायत पाए हये लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह ! 
तू हमें इस्लाम पर उठा और (अपने) नेक बन्दों में शामिल कर 
ते। न हम (अपने बुरे कर्मों के नाते) जलील हों और न हम 
फितनों में गिरफ्तार हों। ऐ अल्लाह! तू उन काफिरों को हलाक 


340 


| क 
अ हें और तेरी क इ प 
कर दे जो तेरे रसूलों को झूठलाते हैं और तेरी राह से 
को) रोकते हैं, और तू उन पर अपनी नाराजगी ओर श्छ 
नाजिल फरमा। ऐ सच्चे माबूद! तू तोबा कबूल फूरमा।» ९ 
नव मुस्लिमों के लिए दुआ 

।) और जो गैर मुस्लिम (इस जिहाद के सफर में) रस 

कबूल कर लें उन को यह दुआ सिखलाए = 
is dss gi. 

अल्लाहुम्मगू फिर्‌ ली वर्‌- हमूनी वहदिनी करजुकूनी 

“ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फू 
मुझे रोजी दे और मुझे हिदायत दे।” 

जिहाद के सफर से वापसी पर 


!) जिहाद के सफर से जब वापस हो तो जिस बुलन्द स्भान 
पर पहुँचे तो तीन मर्तबा “अल्लाहू अकबर” (नारए तक्बीर)-कह; 
और इस के बाद यह दुआ पढ़े - 


न ह हम $) a बन 3: Et TS FS < a} Y 
Ns BENS ES So YL 
(८४. 55 का हैं. i FY 

न ही i 


MD PEON EE ट =o (2 to Ed 
SE Es TEES Oe LOLS Si) ye 


~क FR ओऔँ 
hry ४० 
ी 


ह HTT 
Sse G30 2४४ ८५८ 


कि ० ऋकरा्करतफक 34] 
_ ताइबू-न आबिदू-न अधिकृत कि 
अर्द न, स-द-कल्लाहु वा दहू वअ-न-स लि-रब्बिना 
अं ज-मल्‌ अहजा-ब वह्‌-दहू+ 
तर्जुमा - अल्लाह के अलावा कोई इबादत के 
ज है, उसी की (तमाम) मुल्क है और उसी के लिये हर प्रकार 
की तारीफ है और वही हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है। (हमः 
जहाद के) सफर से वापस आने वाले हैं, (अपनी कोताहियों से ०) 
करने वाले हैं, (अपने रब की) इबादत करने वाले हैं; 7 


स-र अबू दह्‌ 





(उसको) सज्दा कंरने वाले हें, (उसी की राह में) सफर करने वाजे. 
हैं. अपने पर्वैरदिगार की हम्द-सना करने वाले हैं। अल्लाह न” । 
अपना वादा सच्चा कर दिया और अपने बन्दे की सहायता फरमायी ' 
. और अकेले ही (दुश्मनों की) सेना को पराजित कर दिया।' 


जब अपने नगर के निकट पहुँचे 


~) 
।) जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो नगर में दाखिल: 

होने तक इन कलिमात को बराबर पढ़ता रहे - ) 
] 

PE, ee ना जी Es ~+ he - 33 उ. 
D2 DS GX Sy ] तन 


आइबू-न, ताइबू-न, आबिदूना, रि-रब्बिना हामिदू-न_ _ ` 


तर्जुमा - “हम (जिहाद के सफर से) लौटने वाले हैं, 
(अपनी कोताहियों से) तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, 
ओर अपने रब की प्रशंसा करने वाले हैं।” 


घर में दाखिल होने के समय 
।) जब घर में दाखिल हो तो कहे - 


{ 











342 
औ-बन्‌, औ-बन. लि- रब्बिना तो-बल, ला ुगाहि, 





हौ- बन्‌ भै 
तर्जुमा - “(हम अपने मीला: के सामने) तोना 
तोबा. अपने रब के लिये ही (हम लौट कर) आये है। ङ ४ 


किसी गुनाह को भी बाकी न छोड़े (और सब को माफ झू रे 
न) 
किसी भी गम, घबराहट ओर 
आ जाने के समय की दुआ 


।) जो किसी भी रन्ज, गम, घबराहट और परेशानी मे फश 
जाये, या किसी कठिनाई मैं गिरफ्तार हो जाये, उस को यह द्‌ 
चाहिये - उ | 

GNSS ANH 
FASE Oe ANT 

लाइला- ह इल्लल्लाहुल्‌ अजीमृल्‌ हलीमु, लाइला - ह 
रब्बुल्‌ अरशिल्‌ अजीमि, लाइला-ह इल्लल्लाहु रब्बुस्समावाति 
वल्‌- अरूजि व-रब्बुल्‌ अर्‌शिल्‌ करीमि+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बहुत है 
बड़ाई वाला और बड़ा ही बुर्दबार है, अल्लाह के सिवा कोई माबूर 
नहीं जो बड़े अर्भ का रब है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नं 
जो आसमानों और जमीन का परर्वदिगार है. और करीम अ का 

मालिक हे।" 


343 
rn 
हप - ) या यह पढ़े - 


2 
i ५८ ले N22 ir $ 
LPP ESN 2 Re 
“ore 3-9) 
लाइला-5 इल्लत्लाहुल्‌ हलीमुल्‌ करीमु, लाइला- ह इस्लल्लाह 
आजि व~रब्बुल्‌ अरशिल्‌ करीमु+ 


- “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बड़ा 
तीम, बहुत करम करने वाला हे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं, जो बड़े अर्श का रब है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
जो आसमानों का रब हे, जमीन का पर्वरदिगार हे, बसी कुपा करने 
दाला अर्श का मालिक है।” 


3) या यह पढ़े - 
BREAN RES 


लाइला- ह इल्लल्लाहुल्‌ हतीमुलू अजीमु, लाइला-ह इल्लल्साहे 
रब्बुल्‌ अर्‌शिल्‌ अजीमि+ 


तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बड़ा ही 
हलीम, बहुत ही बजुर्ग हे, अल्लाह के अलावा कोई भाबूद, नहीं, 
जो बड़े अश का मालिक है।” 


| इस के बाद जो रन्ज-गम परेशानी- कठिनाई हो उस 
के दूर होने के लिये दुआ मांगे। 


4) या यह दुआ पढ़े- 


उर्यवै 
PROT ना Ek टाट 


a5 त्क 

HIBS ४७ ४०-०३. ६ 

लाइला-ह इल्लल्लाहुल हलीभुल्‌ करीमु, सुबहा.. ना 
ड तबा -र- कल्लाहु रब्बुल्‌ अरशिल अजीमि, वल्‌ -हभूद नि 
रम्बिल्‌ आ-लमी-न भोहि 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कीई 'माबूद नहीं जो 
बुर्दबार और बहुत करम करने वाला है। पाक है अल्लाह ` 
बहुत बर्कत वाला अल्लाह जो बड़े अर्श का रब है। और- 
तारीफ अल्लाह के लिये है जो समस्त संसार का रब हे।» 


5) या यह दुआ पढ़े - 
CR 3 नि कर t= oe - 4355 र a ~, भर छ| 
Se hag 
IIE BA FS es (4 
OME 5 ७, ६४४ 60६ ६४ 
लाइला-ह इल्लल्लाहुल्‌ हलीमुल्‌ करीमु, सुबूहा- नल्लाहि 
रब्बिस्समावातिस्सबूि य-रन्बिल्‌ अरशिल्‌ अजीमि, अल्‌-हम्‌द 
लिल्लाडि रब्बिल्‌ आ-लमी-न+अल्लाइम्म इन्नी 'अऊजुबि- क मिन्‌ 
शरि अिबादि- क 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो बड़ . 
ही हलीम ओर बहुत करम करने वाला है। पाक हे अल्लाह जो 
सात आसमानों का रब है और बड़े अर्श का मालिक हे। सब 
तारीफ अल्लाह के लिये (मख्सूस) है जो तमाम जहानों का ख 
है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ तेरे बन्दों की बुराई से।” 


345 
an Sn 
7 कायदा - संपादक रह फ्रमाते है- “इस 
" दुआ की सनद 
की इस्ते अबू अलिम ने अपनी “कैलाबुहआ” में बयान 


७) और यह दुआ भी (ज़्यादा से ज़्यादा) पढ़ा करे - 
Oi - 
हसबु- नल्‍्लाहु व नेअ-मल्‌ वकीलु (या) 
PE oR 
हसूबि-यल्लाहु व नेञ्‌-मल्‌ वकीलु 


“हमें अल्लाह काफी हे और वह बेइतरीन बिगड़ी बनाने 
वाला है” या 


मुझे अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन बिगड़ी बनाने 
वाला है” 


7) यह दुआ भी कम से कम तीन मर्तबा पढ़ा करे ~ 
CEs 
७:४५ ७4८ का 
अल्लाह अल्लाह रच्ची ला उश्रिकु बिही शे-अन्‌ (या) 
अल्लाहू रब्बी ला उश्रिक्‌ बिही शे- अन्‌ 


तर्जुमा - “अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, में उस. के साथ 
किसी को भी शरीक नहीं करता।” 


(या) अल्लाह मेरा रब है, मैं उस के साथ किसी को भी 
शरीक नहीं करता।” 


346 
or] TA 
8 ) या देस प्रकार पढ़े [ 


भ है ही TN ५. 5, न्ट FT 
न a8 i 5 RANT TP «| )) ? ‘Ed मन 
CEE} iogl) ४०७६५ 


आ 


अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उश्रिक्तु बिही शै- अन्‌ 


9 ) या यह दुआ पढ़े 
GASES 2. 
53 SENG id ४२ , ५ इ.5६ 
Ea STN | 
त-वक्कल्तु अ-लल्‌ हव्बिल्लजी ला समूतु, वल्‌- हभूद 
लिल्लाहिल्लजी लम्‌ यत्तत्तिज्‌ व~ ल-दब्व- लम्‌ यकुल्लहू शरीकून्‌ 
फिल मुलूकि व-लम्‌ यकुल्लदू वलिय्युम्मि-नज़्जुल्लि व~ कनि 
हु तकूबीरा+ 
तर्जुमा - “मैंने उस (हमेशा) जीवित रहने वाले (अल्लाह 
पर भरोसा किया हे जिस के लिये मौत नहीं है। और सब तारीफ 
उस अल्लाह के लिये है जिस ने न किसी को बेटा बनाया ओर न्न 
कोई उस के मुल्क (खुदाई) में उस का सामी है और न कह 
कुछ कमजोर ही है कि उस का कोई सहायक हो। और (ऐ 
मुखातब) तू उस की बड़ाई को खूब- खूब बयान कर।” 


॥0) या यह दुआ पढ़े - क्‍ 
SPT ENE काज्टडय्ढ्। 
RIDA] ot 


Herre 347 

क~त अनिन्‌ व-असलिह फला तकिलूमी इला नफसी 
ह शानी कुल्सहू, लाइला-ह 
ल्ला अनप 


तर्जुमा - “इलाही! में तेरे रहमत ही की 
आशा 
इसलिये चै मुझे पलक अपकने तक के लिये भी मेरे अप ks 


न क्र और मेरे कार्य दरुस्त कर दे 
ब योग्य नहीं! तेरे सिदा कोई पूजे 


__ ______ 


) और यह दुआ (गिइगिडा कर) मांगे 
FH BS 

या इय्यू या कय्यूमु बि-रह्‌-मति-क अस्‌ - तगीसु 

“ऐ (हमेशा- हमेशा) जिन्टा रहने वाले, ऐ (समस्त संसार 
को) कायम रखने (और संभालने) वाले! तेरी ही रहमत की 
दुहाई है। ” 

१2} सज्वा में पड़ कर “या हय्यु या कय्यूमु” बार-बार कहे! 

१3) या यह दुआ पढ़े - 


BIAS GE SIN 


लाइला-ह इल्ला अन्‌-त सुबूहा-न-क इन्नी कुन्तु 
मि-नज्जालिमी-न 


तर्जुमा - “तेरे अलावा और कोई इबादत के लाइक नहीं 
तू पाक जात हे, बेशक मैं ही (अपने ऊपर) अत्याचार करने 
वालों में से हूँ।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - जो भो 


पढ़े कर 
किसी भी मकसद 00 
मँगेगा अल्लाह तआला उस की दुआ को जरूर कबूल मार्ग 


समय की दुआ 
।) किसी भी रन्ज- गम और मुसीबत के समय यह पढ़े और 


दुआ माँगे - 
BFL FSB GSB BIS है| 
NSIS BESS 
ECON NYCI 
CXC AOR iD ROCCE 
MSGS P53 BANGLE 
sass ds 
: अल्लाहुम्म इन्नी अब्‌दु-क वबूनु अबूदि-क बबन 
अ-मत्ति-क, नासि-यत्ती बि-यदि- क, माजिन्‌ फिय्य हुकूमु-क, 
अद्लुन्‌ फिय्य कजाउ- क, अस्‌-अलुं- क बिकुल्लि इसूमिन्‌ इु-व 
ल-क, सम्मै-ल बिही नफ्‌-सं-क औ अन्‌-जल्‌-तहू फी 
किताबि-क, ओ ३ॐल्लम्‌-तहू अ-ह-दन्‌ मिन्‌ खलूकि- क 
अविस्‌-सा-सर्‌-त बिही फी िलमिल गैबि अिन्‌-द-क, अन्‌ 
तज्‌- अ- लल्‌ क्ुरआ-नल्‌ अजी-म रबी-अ कलूबी वनू-र 
ब~-स-री चजिला-अ हजनी व- जहा-ब हम्मी+ 


तर्जुमा - “इलाही! में तेरा ही बन्दा हूँ और तेरे ही बन्दे 


जरर; 349 

तेरी ही बन्दी का बेटा हूँ (यानी मेरे मॉ बाप ही तेरे बन्दे हे 
ने वेशानी (जात ] तेरे हाथ में है , तेरा हर हक्म मेरे हक द 

है, तेरा हर फेसला मेरे बारे में मुकम्मल न्याय है, में तेरे हर 

नाम (के वीसले से) जो तेरा (मशहूर) है, तू ने स्वय उस 
को (अपना) नाम रखा, या उस को अपनी पुस्तक (क्कुरआन) में 
नालिल फॉरमाया, या अपनी मख्लूक में से किसी को बतलाया, या 
तू ने उस को इल्मे गेब (के खजाना) में अपने पास ही सुरक्षित 
रखा, में तुझ से प्रश्‍न करता हूँ कि तू कुरआन अजीम को मेरे । 
दिल की बहार, निगाह का नूर और मेरे गृम को दूर करने और 
अशि परेशानी समाप्त करने का ज॒रीया बना दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जो भी अल्लाह 
का बन्दा किसी मुसीबत या रन्ज और गम में गिरफ्तार हो और 
चह ऊपर की दुआ को पढ़ा करे तो अल्लाह त्तआला अवश्य उस 
से मुसीबत, परेशानी और रन्ज-ग॒म को दूर फरमा देंगे 'और उस 
के रन्ज व मुसीबत को खुशी से बदल देंमे। 


2} किसी भी रम्ज-गम या दुःख बीमारी में गिरफ्तार होने 
के समय ज़्यादा से ज़्यादा यह पदा करे ME 


A EB OS 


लाहो-ल वला क्रुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 


“कोई भी ताकत और क्रुव्यत अल्लाह (की मदद) के 
बिना (हासिल) नहीं। ” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि “ज़ाहौ-ल वला 
क्रव्द-त इल्ला बिल्लाह” जो शख्स पढ़ा करे उस के लिये यह 
99 दुःस्व और दर्द की दवा, हे, जिस में सब से हल्की बीमारी 





350 ना 
ra शक लि परेशानी है। (सुब्‌हानल्लाह ' कितना सरल नुस्खा है. 

फिक्र और 
) हर रन्ज, व गम्‌, मुसीबत परेशानी और दु: - भ 


के समय ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग्रफार न क 
६ ४) 


२] “क (9 OAD 3 Lh | 
तगफिरु-क मिन्‌ कूल्लि 
जमू न्‌ 


चाहता हैँ और तौबा करता हूँ। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि-जो शख्स झू 
से ज्यादा और पाबन्दी के साथ इस्तिगफार करता रहेगा अल्लाह 
उस को हर तंगी (मुसीबत) से छुटकारा और हर गृम- परेशानी 
छुटकारा देंगे, और जहाँ से उस को गुमान भी न होगा बहाँ डे . 
उस को रोज़ी अत्ता फरमायेंगे। 

4) मुसीबत और परेशानी में घिरे हुये परेशान छाल शख्स के 
लिये अजान के समय पढ़ने की दुआ इस से पहले बयान हो चुकी 
हे, उसे पढ़ा करे 

5) जब भी किसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार होया 
खतरनाक बीमारी हो या खतरनाक मामला पेश आने की शका हो, 
या किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफत्तार हो जाये तो ज्यादा से 
ज्यादा इस दरूद को पढ़ा कर - 

CSS SE 0 (४८ ७३7०७) ५०८: 
हसबु- नल्लाहु व नेअ- मल्‌ वकीलु अ- लल्लाहि त-वक्कल्ना 


"काफी है हमारे लिये अल्लाह! वह बहुत ही अच्छा कारसाज 


nnn 
a हंसने लगेला किया है।'" 


[ - हदीस शरीफ में आया है कि अगर किरी बला 
तीर मामला (मुसीबत) पेश आने का भय हो तो ऊपर की 


७) अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाये तो यह दुआ 


i ८ 5 ICES CTC TSN 
sles, SSP 

इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलेहि राजिऊ-न+ अन्लाहुम्मं 

झिन्‌-द-क अह- तसिनु मुसी-बती फ - अजिरनी फीहा 

अबूदिलूनी मिनूहा स्वै-रन्‌ 

“बेशक हस तो अल्लाह ही के बन्दे हैं। ऐ अल्लाह! में तेरे 

ही दरबार में अपनी यह मुसीबत पेश करता हूँ, पस तु मुझे इस 

मुसीबत में सवाब अता फरमा और बदले भें इस से बेहतर (नेमत्र) 
अत्ता फर्मा । ” (23 (93०) ;7(5-४/४० (2 (3 2० ta if 
OF ~ 

अल्लाहुम्म अजिरनी फी मृसीबती व- असखूलिफली ख्ै- 

रम्मिन्‌हा 


“ऐ अल्लाह! तू मुझे इस मेरी मुसीबत भें अज दे और 
बेहतर इस का बदला दे।” (सहीह मुस्लिम) 


* 


352 


किसी स्वास शख्स या गरोह से भृते 
के समय की दुआ 


।) अगर किसी शख्स से (किसी प्रकार का 
यह दुआ पढ़े ; सो ह 


RE >> (५४ | 9) | es i 
अल्लाहुम्मक्‌ फिनाहु बिमा शे-त 





“ऐ अल्लाह! तू हमें उस शख्स से बचा जिस प्रकार + 


चाहे। ” 

फायदा ~ सपादक रह0 फ्रमाते हैं - यह हदीस सही ३ | 
अबू नईम ने इस को अपनी पुस्तक "अल्‌ मुस्‌- तस- रज अल 
सही मुस्लिम” में बयान किया हैं। 


2) अगर किसी ख़ास गरोह से खोफ हो तो यह पढ़े, : 
FNS se sts gf 


अल्लाहुम्म इन्ना नऊजुबि-क मिन्‌ शुरुरिहिम्‌ ब~ नद - तत 
बि-क फी नुहूरिहिम्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम उनकी शरारतों से तेरी पनाह 
लेते हैं ओर तुझ से ही हम उन के मुकाबले में अपना बचाव 
करते हैं।” 

3) या यह दुआ पढ़े - 

AA 5:89 «72 Ble Bs 


ट 


= |. a 
mee ना. 
2 _-- 


353 
““ ल्ाहुम्म इन्नी अ अल्लाहुम्म इन्नी अज्‌-अलु-क 
-क भिन्‌ शुरूरिहिम्‌ शी नुहूरिहिन ब- 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुझे उन के भुकादले में 
लिये ) डाल बनाता हूँ और र्न की बुराइयों से तेती ay 
हूँ । 

किसी बादशाह, शासक, या किसी और 
हर-दहञ्त के समय की दुआ ४७७ जे 


]) अगर किसी बादशाह, शासक या किसी जालिम जल्स -कोंम 
से डर हो तो तीन मर्तचा यह दुआ पढ़े : ला! 
STE ast 
In a 50५ 42425 ४। 
PHSB 2 HIE 
3 ys ४४] Eas uh FES 3 Le ड w र 
SEEDY Grasset 
“BREADS BEES 57555: ays 
अल्लाहु अक्‌-बरु, अल्ताहु अ- अज्जु मिन्‌ स्वः किही 
जमी- अन्‌, अल्लाहु अ- अञ्जु मिम्मा अस्वाफू व- अहू- जरु; 
अऊजुबिल्लाहिल्लजी लाइला-ह इल्ला हु- वल्‌ मुम्सिकुस्समा- अ 
अन्‌ ल-क-ॐ आ-लल्‌ अरऱूजि इल्ला बिइजनिही, मिन्‌ शरि 
अबूदि-क फलानिन्‌ वजुनूदिही व- अत्तबाझिही व-अशयाजिही 
मि~नल्‌ जिन्नि वल्‌ इनूसि अल्लाहुम्ग कुन्‌ ली जा-रन्‌ मिन्‌ शरि 
हिम्‌ जल्ल सनाउ-क व- अज्ज जारु-क वलाइला-ह गैरु-क 


तर्जुमा - “अल्लाह सब से बझ है. अल्लाह अपनी तमाम 


354 
से अधिक शक्तिशाली हे , अल्लाह उस से छे पर उस से भी के 
शक्ति कप शाली है जिस से मैं डरता हूँ और डर रहा हँ। = ^ 


की पनाह लेता हूँ. जिस के सिवा कोई माबूद नहीं हे र 


ने अपने हुक्म के बगैर आकाश को Ro पर रोका क 
और ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह लेता दे तेरे A फ॒लाँ बन्दे के, +, 
की फौज और लश्कर के और उस के | और सेवा कों ह हज 
जिन्न हों या इन्सान इन सब की बुराई से। ऐ अल्लाह! पल ॥ 
सब की बुराई से मुझे पनाह देने वाला बन जा। तेरी हम्द 
बहुत बड़ी है और तुझ से पनाह लेने वाला (हमेशा) गालिब शोक 
है और तेरे सिवा कोई भी इबादत के .लायक नहीं।” -.| 

2) या यह दुआ पढ़े : र 


ol 


FETE A ELIE ® | 


(६ td NERC Fed FP ( 
BIN gS BSS E535 UL sal 


अल्लाहुम्म इन्ना नऊजुबि-क अय्यफरु-त 


अ-हदुम्मिन्‌ हुम्‌ औ अय्यत्‌गा ग्ल 
s 

तर्जुमा - “एऐ अल्लाह! हम लुझ से पनाह माँगते हैँ झ | 

बात से कि उन में से कोई भी हम पर ज़्यादती करे या अत्योचा!' | 
करे! ” ३ 


7 


3) या यह दुआ पढ़े - > 5 
FE ~ al a sl ~ 3 is a इक Le 
Sor कर्ण AS, ड 3 5 न 3 हक OEE + | | 


का जम कक 


fs र el EE र NAG ~ ४८८ ®, 


[5 hl ५ es आ 

CTO ESA 
{5b vfs 

Os (५५ by sus, 


अल्लाहुम्म इला-ह जिब्री-ल वमीकाई -ल वइस्राफी" 
वइला-ह इब्राही-म वइसूमा ओ-ल वइसूहा- क आफिनी ५५ 





355 
eT, roo RR 
वल्लि-तन्‌-7न अ-ह-दम्मिन्‌ खल्‌ कि-क अलव्य बिशेइल 

ता-कै-तें ली बिही 


तर्जुमा - “ए अल्लाह! ऐ जिब्रील, गीकाईल और इस्राफील 

माबूद! और इब्राहीम, इसमाईल और इसहाक के माबूद! तू 

अमन- शान्ति दे और मेरे ऊपर अपनी मख़्लूक में से किसी 

को भी किसी ऐसी चीज़ के साथ मुसल्लत न कर जिस (के सहन 
करने या बचाव करने) की मुन्न में क्षमता न हो! 


4) और यह पढ़े - 
CUS AEs) Est Yc Si 


रजीतु बिल्लाहि रब्बन्‌ वनिल्‌ इसूलामि दी- नन्‌ वबिमृ - हम्मदिन्‌ 
नबी- यन्‌ बबिल्‌ कुरआनि ह-क-मन्‌ वइमा- भन्‌ 

तर्जुमा - “में (राजी-खुशी से) अल्लाह को (अपना) 
रब, इस्लाम को (अपना) दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व्‌ 
सल्लम को (अपना) नबी और कुरआन को फैसला करने वाला 
और (अपना) अगुवा मानता हूँ। 


शेतानों आदि से खोफ के समय की दुआ 


।) अगर किसी शैतान (जिन्म, भूत-प्रेत) वगैरह से हरे तो 
यह दुआ पटे - 
CD Gas SUS gE a NEFF] 
/ 


ज म | Fe ही 


22 9333 SL SB GALS 
5 ESCs F055 cect 


तु 
र्ला 


356 


neces RN 

HES Ces EAP 2S NN ii 

SEND TE 

अऊजु बि- वज्‌ हिल्लाहिल्‌ करीमिन्नाफि अ वाद 
कलिमातिल्लाहित्ताम्मा तिल्लती ला युजाविजु हुन्न र्न 
फाजिरून, मिन्‌ शरि मा ख-ल-क व-ज-र-अ व-ब॒.; ~ 
वमिन्‌ शरि मा यन्‌जिलु मि- नस्समाइ वमिन्‌ शरि मा द 
फीहा, वमिन शरि मा ज-र-अ फिल्‌ अर्‌जि, वमिन्‌ शरि ज्र 
यखूरुजु मिन्‌हा, वमिन्‌ शरै फि तनिल्लेलि वन्नहारि वमिन्‌ ऊह 
कल्लि तारिकिन्‌ इल्ला तरि-कन्‌ यत्रुकु बिखैरिन्‌- 


तर्जुमा - “में पनाह लेता हूँ अल्लाह की जो बड़ ही कर ॒ 
करने और लाभ पहुँचाने वाला है, और अल्लाह के तमाम कलमाः 
की जिन से कोई अच्छा-बुरा बाहर नहीं है, हर उस चीज 
बुराई से जो उस ने पैदा की, फेलाई और बेमिसाल बनाई। आर म 
उस चीज़ (मख्लूक) की बुराई से जो आकाश से उतरती हे. औ 
हर उस चीज़ की बुराई से जो आकाश में चढती (जाती) है। औः 
हर उस चीज़ (मख्लूक) की बुराई से जो अल्लाह ने जमीन मे. 
फेलाई हे, और हर उस चीज़ की बुराई से जो जमीन से निकलती 
है। और रात-दिन की बलाओं की बुराई से, और रात को (पेश। 
आने वाली (घटना) की बुराई से, सिवाए उस (पिश) आने वाती 
(घटना) के जो खैर-बर्कत लाती है। ऐ बहुत रहम करने वागे 
(मुझ पर रहम फरमा) 









x 








ल्ञा 
जंगलो, मैदानों या वीरान स्थानों मे 
भूत-प्रेत के घेर लेने के समय का अभल 
।) जब किसी शू को जंगल-वीराने में वहाँ के रहने 
बाले भूत-प्रेत घेर लें तो ऊंची आवाज़ से अजान दे 
2) आयतुल्‌ कुरी (बुलन्द आवाज से पढ़े) (सब भाग 
जायेंगे और कुछ हानि न पहुँचेगा। 
दहशत और घबराहट के समय की दुआ 


|) जो शख्स दहशत और घबतइट महसुस करे, उसे यह 
दुआ पढ़नी चाहिये - 


Ure SESSA SEs sks 
35-4 > (3५: गो ola 
अऊजु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन ग- जबिही व- शरि 
सिवादिही चमिन्‌ हं - मजातिइशञयाती-नि व- अय्यहजुरूनि 


“में अल्लाह के नाम (हमागीर) कलिमात की पनाह लेता 
हूँ अल्लाह के गजब (और गुस्सा) से और उस के बन्दों की बुराई 
से और झेतान के कचोको (वस्वसों) से, और इस बात से कि बह 
सैतान मेरे पास आयें।” 


किसी वस्तु से बेबस होजाने की दुआ 


।) किसी शख्स या चीज़ (काम) से बेबस हो जाये, तो यह 
पढ़ना चाहिये - 


के हुआ मे ७ भ 
sess srs 
हसूबि- यल्लाहु व नॐ- मल्‌ वकीलु 
तर्जुमा - “काफी हे मेरे लिये अल्लाह और बह झा ह 
अच्छी बिगड़ी बनाने वाला है।” 
इच्छा के विपरीत किसी वस्तु के 
सामने आजाने के समय की दुआ 


।) जब किसी व्यक्ति की पसन्द और इच्छा के खिल्लाप 
कोई चीज पेश आ जाये तो उस को यूँ कहना चाहिये कि “ अगर 
में ऐसा करता तो ऐसा न होता” बल्कि यूँ कहना चाहिये दि 
“अल्लाह की तकदीर से हुआ, अल्लाह ने जो चाहा किया” (डने 


इर्त्तियार है जो चाहे करे) 
कोई कार्य कठिन और मुश्किल हो 
जाने के समय की दुआ 


]) कोई कार्य कठिन हो जाये (या मुश्किल आ पड़े) तो 
यह दुआ पढ़े - 

DLS ENC LRPORTR TE] 

अल्लाहुम्न ला सह्‌-ल इल्ला मा ज- अलू- तहू सह- लग, 
च-अन्‌-त तज्‌-अलुल इज़-न सहू-लम्‌ इज़ा शि-त 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह कोई कार्य भी सहन नहीं सिवाए 
उस के जिस को तू सरल कर दे, और तू तो जब चाहे पथरी 
(जमीनों) को भी नर्म और बराबर कर दे।” 


ना नमाज 
हाजत की 7 का तरीका और 
दुआए- हाजत का बयान 


।) जिस शख्स को अल्लाह पाक से कोई विशेष हाजत. या 
उस के किसी बन्दे से कोई खास कार्य पेश आ जाये, तो उस को 
चाहिये किं कुरू करे अच्छी तरह, फिर दो रकअत (अपनी हाजत 
की नियत से) नमाजे हाजत पढ़े। इस के बाद अल्लाह तआला 
की हम्द व सना बयान करे और नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम पर दरूद-सलाग भेजे (यानी दरूद शरीफ पढ़े)इसके बाद 
यह दुआ करे- 

AMEE SEL Biss 
Se Se SCs i i 
ASSES poe 
ANE ENA 
लाइलाह इल्लल्लाइल्‌ हलीमुल करीमु, सुभ्हा- नल्लाहि रन्बिल्‌ 
भूरशिल्‌ अजीमि, अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ-लमी-म; 
अस्‌-अलु-क मूजिबाति रहू-मति-क, व- अजाइम मगफि- 
रति-क, वल्‌ - सस्‌ - म- त मिन्‌ कूल्लि जम्‌बिन्‌, बल्‌ ग॒नी-म-त 
मिन्‌ कुल्लि बिरनि, बस्सला- भ--त मिन्‌ कुल्लि इसूमि- न्‌, ला- त- दञ्‌ 
ली जम्‌- बन्‌ इल्ला ग-फर्‌-तहू, वला हम्मन्‌ इल्ला फर्रज्‌- तहू, 
बला. हा-ज-तन्‌ हि-य-ल-क रि-जन्‌ इल्ला कजै- तहा 
ग~ अर्‌~ ह - मर्राहिमी - न 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो बड़ा 


360 
आ यम 2 पाक हैं अल्लाह 
ही बुर्दबार और कर्म करने वाला है, पाक है अल्लाह जो बे * 
का रब (मालिक) है, सब तारीफ सारे जहान के रब के 
मख्सूस हैं, (ऐ अल्लाह ) मैं तुझ से प्रश्‍न करता हूँ तेरी रहमत ३ 
(वाजिब कर देनेवाले) असबाब का, और रहमत को पक्का कर के 
वाली आदतों का, और हर गुनाह से सुरक्षा का, और हर नेकोकाः 
की नेमतं का, और हर नार्फमानी से सलामती का। ऐ अल्लाह ३ 
मेरे किसी गुनाह को बिना बख्शे मत छोड़, और मेरे किसी ज 
(और परेशानी को) बिना दूर किये मत छोड़, और मेरी किसी कः 
आवश्यकता को जो तेरी मजी के अनुकूल हो बिना पूरा किये ऊ 







छोड-ऐ सब से बड़े रहम करने वाले। ” 


2) या ऊपर बताए तरीके के मुताबिक वुजू कर के नमा 
मागे | 
पढ़ के यह दुआ मागे : NS 
Rp 7 Te ~ ~ A, « Sh १३% 5 2s 3022. 3 $ “कह आइ ) 
FE AVENE ROBIE »।$ 30; a T 
~ sf ~ 2 ~ | 
OOS GBI ASB SY 


oe 3 soy sc 


_ 3,५०-०5० 26043 (०) 

अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-क व- अ- त- वज्जहु इले-क, 

बि- नबिय्यि- क मु- हम्मदिन्‌ नबिय्यिरह - मति, या मु- हम्मदु इन्नी, 

अ-त-वज्जहु बि-क इला रब्बी फी हा- जती हाजिही लि- तुका 

ली, अल्लाहुम्म फशीफ्फिअहु फिय्य आ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से ही प्रश्‍न करता हूँ. ऑर 

तेरी ही तरफ मुतवज्जह हूँ तेरे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 

व सल्लम) आप के वसीले से अपने रब की तरफ अपनी- इस 

जरूरत के बारे में मुतवज्जह होता हूँ (और दुआ करता हूँ) तार्कि 

वह पूरी हो जाये। ऐ अल्लाह! तू मेरे बारे में आप सल्लत्ण 
अलेहि व सल्लम की सिफारिश कुबूल कर ले।” 


KK हु 


न्च | बह 
——— 





#. री 


कुरआन गजीद हिफ्ज करने 
के लिए अमल ओर दुआ 


१) जो शख्स कुरआन पाक को हिफ्ज (जबानी याद) करने 
का इरादा करे तो उसे चाहिये कि (जुमेरात के दिन) जुमा की 
तत में अगर हो सके तो अन्तिम तिहाई रात में उठे कि इस घड़ी 
में (रहमत के) फरिशते मौजूद होते है, और दुआ (अल्लाह के 
हाँ) कबूल होती है। अगर अन्तिम तिहाई रात को उठ सके तो 
आधी रात को उठे। अगर यह भी न हो सके तो शुरू रात में ही 
चार रकेत नमाज पढ़े इस प्रकार कि पहली रकअत में सूर: 
फातिहा और सूर: यासीन पढ़े, दूसरी रकत में सूर: फातिहा और 
सूरः हामीम दुख़ान, और तीसरी रक्झत में सूरः फातिहा और 
अलिफ लाम्मीम तनूजील, और चौथी रकअत में सूर: फातिहा और 
सूरः मुल्क पढ़े। त्तअहहुद (यानी अत्तहिय्यात) से फारिग होने 
(और सलाम फेरने) के बाद अल्लाह तआला की अच्छी तरह 
इम्द च सना बयान करे। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्संम 
पर अच्छी तरह दरूद भेजे और तमाम सन्देष्टाओं पर भी दरूद 
भेजे और (अपने लिये और) समस्त मोमिन मर्दों और औरतों और 
अपने उन भाइयों के लिये इस्तिगफार (यागी माफी) चाहे, जो 
पहले ईमान जा चुके हैं। और इस के बाद आख़िर में यह दुआ 
करे। लीन जुमे या पाँच या सात जुमे इस पर अमल करे। अल्लाह 
के हुक्म से यह दुआ जरूर कबूल होगी : 


ssi 
AED BE SoM SR अप 
5 ON WS \ 2 र \s WS IRA | म 


AS SPRNOUIE SNS 2२ +£ - 
gr Su: NTO » ५००४५ Ve, 5; < : ssi 
Sf 25.7 3? Poel = >= i 
3८ 5७१९) (५3.29 Do LS basi ८ न 


95 PME ANGE Boe 
८ । 
Gb ०५5 52) ORAS ५८ 9० के ॥ 85-53 » 5 ५5॥५ « 


S55 GED gE BA, | 


ANB REGIA S BBG 
SIN SBA EPS OHS BY 


अल्लहुम्मर्‌- हमूनी बि-तर्किल्‌ म-आसी अ-ब- द्म्मा म 
अबूकै - तनी, वर्‌-हम्‌नी अन्‌ अ-त-कल्ल- फ माला यअनीनी, 
वरूजुकनी हुस्‌-नन्नजूरि फीमा युर्‌जी-क अन्नी+अल्लाहुम्म 
बदी- अस्समा वाति वल्‌-अर्‌जि, जल्‌ जलालि वल्‌ 
वलूिज्जतिल्लती ला तुरामु, अस्‌- अलु- क या अल्लाहु या रहमानुं 
बि- जलालि- क वनूरि वजूहि- क अन्‌ तलूजि-म कलूबी हिफ्‌-ज 
किताबि-क कमा अल्लम्‌-तनी वर्जुकनी अन्‌ अत्लु-वहू 
अ- लन्नहू- विल्लजी युरजी- क अन्नी+अल्लाहुम्म बदी - अस्समावाति 
वल्‌ अर्‌ूजि जलूजलालि वल्‌ इक्रामि वल्‌ ञिज्जतिल्लती ला तुरम्‌, 
अस्‌- अलु-क या अल्लाहु या रहूमानु बि-जलालि व नूरी वजहि- के 
अन्‌ तु-नब्वि-र बिकिताबि-क ब-सरी व- अन्‌ तुत्‌लि- क॑ बिही 









_पपप+य- 3०3 
se, 
व~ अन्‌ तु- फरि- ज बिष्ति अन्‌ कलूबी व- अन्‌ तश्‌-र-ह 
बिही सदरी ब~ अन्‌ तगसि-ल बिही ब- उनी, फइन्नहू ला युऔनुनी 
अ~ लल्‌- हकिकि गैरु-क वला यूतिही इल्ला अन्‌-त बला ब्रौ-ल 
वला कुव्व- ते इल्ला बिल्लाहिल्‌ अलिय्यिल्‌ अजीमि + 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! जब तक मुझे जीवित रखे हमेशा 

मुसीबतों | के छोड़ने की तौफीक देकर मुअ पर रहम फरमा और 
बेकार बातों में पड़ने से बचने की भी तौफीक दे ओर रहम फरमा: 
और जो काम तुम को मुम से राज़ी करें उन में अच्छी बसीस्ल 
नसीब फरमा। ऐ अल्लाह! आसमानों और जभीनों के ईजाद करी 
वाले, बड़ाई और जलाल ओर ऐसी इज्जत के मालिक, जिस के 
बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, में तुझ से प्रशन करता ह| ऐ 
अल्लाह! ऐ रहमान! तेरी बड़ाई और बजुर्गी और तेरी जात के नूर 
का वास्ता दे कर कि जिस प्रकार तू ने मुञ्जे अपनी किताब का 
जान दिया है, इसी प्रकार मेरे दिल को अपनी पुस्तक के जबानी 
याद कर लेने का पाबन्द भी बना दे, और मुन्ने इस किनाब को 
उस तरह तिलाचत्त करने की तौफीक अता कर दे जो तुझे मुझ से 
राजी कर दे। 


ऐ अल्लाह! आसमान और जमीन के ईजाद करने वाले. 
बड़ाई ओर जलाल और उस इज्जत के मालिक जिस के बारे में 
सोचा भी नहीं जा सकता, में तुझ से प्रशन करता हूँ। ऐ अल्लाह! 
ऐ रहमान! तेरी बड़ाई और तेरी जात के नूर का वास्ता दे कर कि 
तू अपनी किताब के नूर से मेरी आँखों को रोशन कर दे, और 
उस को मेरी जबान पर जारी कर दे, और मेरे टिल की घुटन को 
उस से दूर कर दे, और मेरे सीने को उस से खोल दे, और मेरे 
बदन को उस (के नूर) से धो डाल (यानी पाक कर दे) इसलिये 








_________ 364 
कि तेरे सिवा और कोई हक (तक पहुंचने) पर मह गे प 


कर सकता, और तू ही मुझे हक अता फ सकता ३ 
समस्त ताकत व कुव्वत अल्लाह बजुर्ग और बाला ही की ( और 
से है।” सहायता) 
फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि नबी 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया “कसम है उस न 
जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा है कि (ऊपर ह 
तरीके के अनुसार माँगी गयी) दुआ कभी किसी मोमिन ha 
खाली नहीं जाती। 






शत | 
f 


KN 


OS 365 


तौबा का तरीका और दुआ 


]}) जब कोई गलती हो जाये, या गुनाह कर बेठे और 
अल्लाह तआला से तोबा करना चाहे तो अल्लाह पाक की तरफ 
मुतवज्जह हो और दोनों हाथ उस की ओर उठा कर कहे - 

82083) &2४ Vaiss 


अल्लाहुम्म इन्नी अलूबू इले- क मिनहा ला अरृजिअु इलै- हा 
अ-ब- दन 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में तेरे सामने इस (गलती या 
गुनाह) से तोबा करता हूँ और (इकरार करता हँ कि) फिर कभी 
यह (गुनाह) नहीं करूँगा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जो शरब्स इस 


प्रकार तोबा करेगा उस का गुनाह बर दिया जायेगा, मगर शर्त 
यह है कि दोबारा घही गुनाह न करे। 


तोबा की नमाज 


)) जो शख्स कोई गुनाह कर बैठे नो तुरन्त खड़ा हो और 
(गुनाह से पाक होने की नियत से) अच्छी तरह स्नान या वुजू 
करे, फिर दो रकअत नमाजे तोबा पटे, इसके बाद अल्लाह तआला 
से उस गुनाह की माफी तलब करे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शरब्स इस 
प्रकार (तोबा के लिये स्नान करे और तोबा की नमाज पटने के 
चाद) अल्लाह पाक से माफी मॉगेगा उस का गुनाह माफ कर 








अधिक आजा हे। 
| ८/) 
फायदा - हदीस ज्ञरीफ में आया है कि एक ज्ञसूञ्ज ह 


करीम सललल्साद अलेडहि व सन्तम की सेवा में (तेता- पीटन | 
“ह़ाये मेरे पाप” “हाये मेरे पाप” कहता हुआ उपिस्थित र”) 


आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उस को यही ऊपर की इज 

बताई, तो उसने उसी प्रकार दआ की। आप ने फरमाया: "देकर 
कहो”, उसने पुन: वही कलमें कहे। आप ने फरमाया - नर्र | त) 
मतेबा कहो, उसने तीसरी मर्तबा वही दुआ की, इसके बाद 
फरमाया - उठो और जाओ, अल्लाह पाक ने (तुम्हारे 

बस्व्ञ टिये। हि 
3} कम से कम एक मर्तबा दिन में और एक नबा रन 
मे नौबा - अवज्य कर लिया करो। 


फायदा - हदीस जरीफ में आया है कि अल्लाह तआठ 
रात में अपना (रहमत का) हाथ बढ़ाते हैं ताकि दिन रे 
गुनाहगार (दिन के गुनाहों से) तोबा कर ले, और दिन में र 
का हाथ बढ़ाते हैं ताकि रात का गुनाहगार (रात के गुनाहों व॑ 


BF 





कर ले (यह सिलूसिया बराबर द्रारी रडेग) वर्श नक कि 
छः he कु $ | * “पड } 5 | 
तूरज मम्त्ब से निकले (ओर कयानत आदे! 


इसी प्रकार एक और हसीन ३ आया हे 5 
वन्तत्ताह अलैडि ने ८ कि एक शसू न 
न्लल्लाहु अलीह व सत्लन की स्विटमत में आया 3 


पेड सदन झर कडने 
लगा : ए कर सल्लत्त्ाड अलेडि व सत्तम ! इन में 
दे कोई गुनाह कर बेठना हे ने क्या होना हे?) क 


फ्रमाया - (उसके कर्पर में) जिन्व दिया जाता हे। उसने कब ६2) 
फिर वह उस गुनाह से लोखा कर लेता हे तो? आप ने फर 
उसकी तोबा कबूल कर सी जानी हे उहैर वह बसश टिया उ जन्त 
है। उस जझ्स्स ने कडा - कह पुनः वदी पाप कर लेन डे नो: 
आप ने फरमाया - पुन: उसी के कर्म पत्र नें निल्व दिया ज न 
है। उस ने कहा - अगर वह फिर लोब कर लेता है तो? ॐ 
ने फरमाया - उस की नोरा कबूल कर जो जानो हे और म्फ” 
कर दिया जाता है। और (यार रख्वो! | अत्तार पाक (माफ कत्ल] 5 
से) नहीं यक्ता नुम ही (माफी माँगने दे) थक ज नो थकः) 
जाआ। ” (०) 


री 
सूखा काल पड़ने के समय की दुआ `: 
और पानी माँगने की नमाज का बयान `. 


ध ।)जब वर्षा न हो और सूस्वा काल पड़ जाये तो लोगों को 
दोनों घुटनों के बल बैठ कर कहना चाहिये - 





प्न 


i 


0] 


< ait ड” > iz} ated “7६ कु ks $< 3 $ =~” 
५ Ui! pols SDE 
ANCE N CL «३१८६ re 
४६: ८ Biri  #०< ¢: i 

-५5७। ४6४ ८८ sels 


या रब्बि, या रब्बि, अल्लाहुम्म असकिना, अल्लाहम्म असकिना, 


368 
छ र अल्लाओड 
अल्लाहुम्म असूकिना, अल्लाहुम्म अगसिना, अल्लाहुम्भ 
अल्लाहुम्म अगिसूना भगिहन 

तर्जुमा - “ऐ पर्यरदिगार! (रहम कर) ऐ अल्लाह! 
सैराब कर दे, ऐ अल्लाह! तू हमें सैराब कर दे, ऐ अल्लाह 
कर दे, ऐ अल्लाह! वर्षां कर दे।” 


तू हे 
` वर्ष 


2) अगर इमाम हो तो (सुबह -सवेरे लोगों को साथ ले क 
बस्ती) से बाहर निकले, और जब सूरज का किनारा जाहिर हो 
जाये सो मिर पर बेठे और तक्बीर कहे और अल्लाह की हम्द द 
सना कहे, इस के बाद यह पढ़े - 

FNM 
NDC yO SSRI 
SNA 0४: Gi 
Pe FEI NAIA 
अल्‌-हमूदु लिल्लाहि रन्बिल्‌ आ- लमीन्‌ + अरहमानिरहीमःः 
मालिकियौमिदीन्‌ +लाइला-ह इल्लल्लाहु, यफअलु मा युरीदु* 
अल्लाहुम्भ अन्‌-तल्लाहु ला इला-ह इल्ला अन्‌-तल्‌ ग्रनिषु 
च-नह्नुल्‌ फु- कराउ, अनूजिल अले- नल्‌ गै-स वज-अव्‌ * 
अन्‌- जल्‌-त अलेना क़ुब्ब-तव्व- बला- गन्‌ इला हीन्‌+ 


तर्जुमा - सब तारीफ अल्लाह के लिये है जो तमाम सशि 
का पालनहार है, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वात ह 
बदले के दिन का मालिक हे, और उसके अलावा कोई ky 
नहीं, वह जो चाहता हे करता हे। मेरे मोला! तू ही अल्ला' ' 
तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू बे पर्वाह है और हम मुर्त 


रै 


BNR अकर-आक 5 369 
Pr पा जक " nn 
हम पर वर्षा कर दे, ओर जो वर्षा हम पर 


कर उस को हमारे 
लिये एक समय तक के लिये रोज़ी और जीवन का साधन बना 
दे। 





* इसके बाद (आकाश की ओर ) दोनों हाथ (इतना 
ऊपर) उठाए कि बगल की सफेदी (यानी बगल का अन्दरुनी 
भाग) नजर आने लगे। फिर लोगों की तरफ अपनी पीठ (ओर! - 
किब्ले की तरफ मुँह) करे ओर अपनी चादर को पलट दे (यानी 
नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का नीचे और दायें तरफ का बाएं. - 
तरफ और बाँये तरफ का दायें तरफ कर ले) इस बीच में हाथ 
(इसी तरह आसमान की तरफ) ऊंचा किये रहे, इस के बाद 


लोगों की तरफ मुँह करे और मिंबर से नीचे उतरे और दो रक्अत 
इस्तिस्का की नमाज पढे। 


| | 
2) यह भी दुआ करे - हा 


न 
| 
ड) ADS LSE ACE Gs ६, sell (८) 


अल्लाहुम्म असूकिना गे-सम्मुगी-सन्‌ मरी-य्यम्मुरीआ 
नाफि- अन्‌ गे-र जारिन्‌, आजि-लन्‌ गै-र आजिलिन्‌ राइसिन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हम पर ऐसी वर्षा कर जो 
मॉगने वाली हो, खुशगवार हो, सस्ताई (पेदा करने) वाली हों, 
लाभ देने वाली हो, नकि हानि पहुँचाने वाली हो, ओर जल्दी 
बरसने वाली हो नकि देर में।” 
3) और यह भी दुआ करे - ३5 
95 HSB BIS Ber 
ses 








ड्म जर 7 ६:५३ औ- के 
कि. जा ५ न च्द्े be न 
र्ड- बी ० छ — = च्य द ध्त्ल्ण्व्म्न ज 
= a जज क ज्ञता क .... fe जयवता 
स्सा उहा आ ii, wr 
्प = ~ 
बे दु > Drm > * 
जजन ड़ RR ' = कः जज च्ुणई च्क्न्दा जज Ee 
ST te ` ` UR २३5 
= ~ 
= र. आ जे रहरत ङ| को (हर कल्क : 
जेकब कर दे, जका अ प hie Darin TT की 5% २ 
_ >> TT “TE डरा - आजू) चर 
और मठी ' सखे, क्ट कय A [8९ `) स्न २ ट] 
~= eR = क = 
bs हक चादर २ A जान Es है, 
र i he 3 = मा पर ्य _ 
रम्हते जन्छेन पर उठ बहार उछ _ल नशञ्स ज 3 


~ 339 ~ PA) = ee RE, Ps Bs ~,o < 

RE THESE SC, Cras ~" 

“ट “~ = ~ eS > ha 
र 

बना ५ Ey 

SANS oF * ल 
pe - h न = 3 ~ > ~ ~ बन 
TD 0 40 rs “es * — Re खा eH 9 १ = xl 5) 
ग्‌ = ज =_> 
कर :  । अं ~ 9.25. dr 


की 
io 3 ~ I s >~, ~ 333 3 


Es Dd Fy 
ने bas = A = 8 ~) = के 3, 
2 SSIS 
3 


हल्ला ० 
~ नी De = ७ न [® 
STS = id बा 3 ~ ~ so” | 
> हि. PO Fr कट >) Cy \ , fy <0) 
Eb SYS FA » 


Na oe CASTER > 
> “६३6 ° 4-५४.०९ ~€ ९०: <, "डे 
TSS asic 
अन्त्यदुम्न ज्य-डत्‌ जिबालुना वग - बरत्‌ अर्जुना दरा -र्ूः 
दकाब्चुन्द, =्ेॐति- यत्‌ स्कैराति मिन्‌ अन्शकिनिहा वमुन्‌जि- सरह्‌- रु 
निन्‌ मञ्घटिनिहा चमुज्रि- यल्‌ ब-र- काति अला अहलिहा २२ 
गेचिल्‌ मुगीचि, अन्‌-तल्‌ मुस्‌-त्तगपारुल गफ्पान 
फ-नस्‌-तगफिरु- क निल्‌ हाम्माति मिन्‌ जुनूबिना व-न्लूबू इले-5 
मिन अ- वाम्मि स्कतायान््_र+ अल्लाहुम्म फ- अर्‌सितिस्समा- अ 3२ 


मिद्रा-रन्‌ वओविल्‌ बिल्‌ गैसि वकफि मिन्‌ तहति अरृजि-क हे 


te 


तर्जुमा - ऐ ऊेल्ल्घड' हम्हरे पहाड़ (स्वक्क ञकेर) कराने 
ठ गये, हमारी जम्ने करान हो गयीं अहेर धूल उने लगीं, हमारे 
नदर प्याते मरने लगे। ऐ भल्मई को उस के स्थान से आसा 
झइल्ते ऋते! ऐ रहमत (वर्षा) को उसके कानों (रत्र) ले 
जित फरमाने वाले, वर्षा के जरोए नुस्तटिक जगे पर बर्तते 
के (दरिया) बहाने वाने! तू हो हे जिस से कफो स्हेंमी जाये. बरा 
नफ करने वाला हे इसलिए हम तुझ से आपने बड़े-बड़े गुने) 
म. सि सको के को जके मे बोकर ही के. 
अल्लाह! इसलिए तू हम पर सूस धर वर्षा कर देने काले ब्शउः 
भेज दे और वर्षा को जल्द पह़चादे, ओर स्वास कर अपने अज्ञ कहे) 
जचेदे से वर्षा कर दे कि हमें नफा पहुँचाये और हमारे लिये / 
जाभदायक हो, आम और अधिकांश तमाम जमीन पर खा जाने 
चारी और फैल जाने वाली, और जल - थल वर्षा हो। सस्ताई लाने! 
कसी, स्वुझहाली, हरियाली, स्वूब घास उगाने वाली, चारा देने 
ह्ो। " 





उ} 
फायदा - हदीस ज्ञरीफ में आया हे कि एक मर्तबा हजरत ` 
उमर फारूक रजिए ने (सूर्या काल के मोका पर) वर्षा की दुआ 
की ओर इस्तिगफार पर ही बस किया 


न्रेट - इस का अर्थ यह हे कि बिना नमाज के भे वर्षा के 
लिये दुआ की जा सकती हे, और इस्तिगफ्ार को वर्षो की दुआ में बझ 
बल हे, बल्कि इसी पर मदार हे (हदीस) 










372 


वर्षा के नुक्सान से बचने की | 


) जब आसमान पर बादल आते हुये देखें तो यह ड 
पढ़ें - | 
GSLs Se BLS) 
अल्लाहुम्म इन्ना नऊजुबि- क मिन्‌ शरि मा उर्‌सि- न [ङः 
अल्लाहुम्म से - बन्नाफि - अन्‌ ge 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तुझ से पनाह माँगते हे। $ 
चीज़ की बुराई से जो यह बादल लाया हो। ऐ अल्लाह! इस ब. 
को खैर -ब्रर्कत और लाभदायक बना दे। हल 
2) अगर वर्षा न हो और बादल खुल जाये तो इस कर 


“अल्‌- हम्‌दुलिल्लाहि” कहे और अल्लाह का शुक्र अदा न 
(कि वर्षा न होने ही में भलाई थी)  ' ' '  ॥पएऐ7 


3) और जब वर्षा हो रही हो तो तीन मर्तबा यह दड्ज ! 

पढ़े - है , 
(८५४४ ८5 5 

अल्लाहुम्म सय्यि - बन्नाफि - अन्‌ — 

“ऐ अल्लाह! खूब बरसने और लाभ देने वाली वर्षा कर! 











या यह दुआ पढ़े - 
sk Efe 3 » 2 Be 
अल्लाहुम्म से - बन्नाफि - अन्‌ 
ऐ अल्लाह! खेर - बर्कल और लाभ देने वाली वर्षा क! 


oo 373 
जब वर्षा से नुक्सान पहुँच रहा हो या 
नुक्सान का डर हो, उस समय की दुआ 


]) जब वर्षा बहुत हो जाये ओर उस से हानि का डर हो 
तो वाह यह दुआ पढ़े 





Bsr (Ee ise EVs; iiss ड | 
ठ PONRTf USS 

अल्लाहुम्म हवालेना वला अलेना+ अनल्लाहुम्म अ-लल्‌ 
आकामि वल्‌ आजामि वज्जिराचि वन्‌ औदि- यत्ति व- मनाबितिश्ञश 
- जरि 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हमारे (यानी बस्तियों के) चारों 
तरफ वर्षा कर, हम पर न कर। ऐ अल्लाह! पहाड़ियों पर, 
जंगलों पर, नरी -नातों, और वादियों पर ओर पेड़- पोधों के स्थानो 
पर (वर्षा कर) 


बादलों की गरज और बिजली की 
कड़क के समय 


!) जब बादलों के गरजने और बिजली कड़कने की 
(खौफनाक) आवाजें सुने लो यह दुआ पढ़े- 

BSS ESAs 

अल्लाहुभ्म ला तकूतुलूना बि- ग- जबि- क वला तुहुलिर्काना 
बि- अज़ाचि - क दआफिना कब्‌-ल जालि-क 


३74 
ऐ अल्लाह! तुम { हमें अपने गद्ये) \ अपने गजब जे 


तर्जुमा - : 
मारना और अपने अजाब से हलाक i करना और इस से र 
ही हमें अम्न और शान्ति बख्श देना। 


) और यह आयत पढ़े 
A Css £2 ५०३ ८ 
सुबूहा-नल्लजी यु-सब्बिहुर॑अदु बि- हमूदिही वल्‌- मलाई 
मिन्‌ खी- फतिही 
तर्जुमा - “पाक हे वह जात जिस की तस्बीह और हन्द 
सना करता हे रअद (फरिश्ता नामक) और तमाम फरिश्ते भी ज 
के डर से (हम्द व सना ओर तस्बीह करते हैं) 


आँधी - तूफान के समय की दुआ 
) जब आँधी आये तो उस की तरफ़ मुँह कर के टोने 
घुटनों के बल बेठ जाये और घुटनों पर हाथ रखकर' यह दु 
पढ़े - त] 
Sas Sb gs WSEAS CASES 
42००-२०! bys 3 bss br AAs - 


अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-क खे-रहा वरवै-र मा फीत 
वरै-र मा उर्‌सि- लत्‌ बिही, व- अऊजुबि- क मिन्‌ शरिहा व्शा 
मा फीहा व-शरिं मा उर्‌सि-लत्‌ बिही+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इस आँधी की ख़ेर-बर्वत 
का, और जो कुछ उस में है उस की खैर - बर्कत का प्रश्‍न कर 
हूँ। और इस आँधी की बुराई से, और जो इस आधी में है उस वी 


375 
राशी मम 
से, और जो अपने साथ लायी हे उस की बुराई से, तेरी 


पनाह लेता ह्‌। 
2) और यह दुआ पढ़े - 


PEP ७, SE RAE 
| ५०५४ ५४४४ > 2 ० \VIl 


अल्लाहुम्मज्‌ - अल्‌हा रिया-हन्‌ वला तज- अलहा 
री-हन्‌+जल्लाहुन्मज्‌ अलहा रहू-म-तन्‌ वला तज्‌- अलः 
अजा- बन्‌ न 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इन को खैर -बर्कत लाने वाली 
बना दे और (तबाह-बर्बाद करने वाली) हवा का तूफान न. 
बनाइयो। ऐ अल्लाह! तू इस हवा को रहमत बना दे और अजाबर 
और अपना गजब न बनाइयो। =] 


3) अगर औआँधो के साथ अँधियारी हो तो सूरः फ-लर्क 
और सूर: नास भी पढ़े। 


4) और यह दुआ भी माँगे - 

रोड Css ०८:५६ ६ gif छः 

G5 Egg Ea Sa ८ | 
- ADA Ca 

अल्लाहुम्म इन्ना नस्‌ - अलु- क मिन्‌ खेरि हाजिहिरीहि वस्वैरि 


माफीहा व रवैरि मा उमि-रत बिही, व-नऊजुबि-क मिन्‌ शरि 
हाजिहिरीहि व- शरि मा फीहा वर्शरि मा उमि-रत बिही+ 


तर्जुमा - “हम तुझ से इस हवा (आँधी) की सैर - बर्कत 


376 
का. और जो इस हंवा में है उस की खैर-बर्कत का, और 
उसे हुक्म दिया गया हे, उस की खैर - बर्कत का सवाल के है 
और उस हवा की बुराई से और जो उस हवा में है उस की का 
से, और उस की बुराई से जो उसे हुक्म दिया गया है पनाह मागर 
हैं। ” 

5) या यह दुआ करे - 


AT ३ Rb re 3, >>] ० ड ~ PN 
igor Bf 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क मिन्‌ खेरि भा उमि-ह्न 
बिही, व- अऊजुबि- क मिन्‌ शरि मा उमि-रत्‌ बिही 

तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! में तुझ से इस आधी को जो हुक्म 
दिया गया हे उस की भलाई का सवाल करता हुँ और जो इ 
आँधी को हुक्म दिया गया है उस की बुराई से पनाह मांगता 


हूँ" 
&) और यह दुआ करे - 
Cagis gli 
अत्लाहुम्म लक-हन्‌ ला अकी- मन्‌ 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह! (तू इस को) वर्षा लाने वाली बना, 
बाँझ (यानी बे फायदा) न बना।” 


377 


~ अभ्र TT 
मुर्ग ? गधे ओर कृत्ते की 
आवाजों के समय की दुआ 


।) जब मुर्ग की बॉग (आवाज़) सुने तो यह कहे - 
30 ० >> ब हुदा 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क मिन्‌ फजूलि-क 
“ऐ अल्लाह! मैं तुझ से तेरे फज्ल और इनाम का सवाल 
करता हू ' 
2} और जब गधे के बोलने या कुत्तों के भोकने की 
आवाज सुने तो यह कहे - 
APH Gas 
अऊज़ु बिल्लाहि मि-नश्चैतानिर्रजीमि 
“में अल्लाह की पनाह लेता हूँ मईद झेतान से।” 


सूर्य या चन्द्र ग्रहण के समय का अमल 


।) जब सुरज ग्रहन या चाँद ग्रहन हो तो अल्लाह से दुआ 
करे, तकबीर कहे और नमाज (सलाते कसूफ) पढ़े और 
सेदका - रवैरात करे । 

नोट - हदीस शरीफ में आया है कि मुर्ग फारिश्ते को देख कर 
अजान देता है और गधा, शैतान को देख कर रेंकता है। (इदरीस) 

नोट - दो रकअत नमाज़ पढ़े, मगर दोनों रकअतों में फातिह 
के बाद सूर: ज़्यादा से ज़्यादा लंबी पढ़े- {इदरीस) 





378 ~ 
पहली का चाँद देखने के 
समय को दुआाए 

१) जब पहली तिथि का चाँद देखे तो अल्लाहु अक्‌- २६ 
कहे और यह दुआ पढ़े 
EDITS SRT 
NBS 255 oi २३१३ __ 
अल्लाहुम्म अहिल्लहू अलेना बिल्‌ युमूनि बल्‌ ईमा 


चस्सला-मति वल्‌ इसूलामि वत्तीफीकि लि-म तुहिब्बु व- सरजा 
रब्बी व-रब्बु- कल्लाहू 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इस चाँद को बर्कत- ईमान. 
सलामत्ती और इस्लाम के साथ, और हर उस अमल की त्तौफीक 


के साथ निकाल जो तुझे पसन्द हो, और जिस से तू राजी हो। है 
चाँद! मेरा और तेरा दोनों का पर्वरदिगार अल्लाह है।” 


2) और तीन मर्तबा यह कहे - 

PHOT GH FES 
FEB SSNS ५३७॥ ६ ६; 

हिलालु खैरिन्‌ व- रुशदिन्‌+अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-क 


मिन्‌ खैरि हा- जश्शहरि ब- खेैरिल्‌ कद्रि व- अऊज़ुनि- क मिन 
शरिही 


तर्जुमा - “(यह चोद) खैर -बर्कत्त और हिदायत व नेकी 
का चाँद है! ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इस महीने की खैर- बर्कत 


उसकी बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ।” 


3) या यह दुआ मांगे : 
S555 be Ee ६६ 4 
SDT ४ ४-०१ EN sl all 
5 \ 3 ऐ Er RF SS 
अल्लाइुम्भर्‌ जुकना खै-रहू व-नस्‌-रहू व-ब-र-क- तह 
व-फत्‌- हहू वनू-रहू व-नऊजुबि-क मिन्‌ शरिही व- शरि मा 
बअ्‌- दह्‌. 
तर्जुमा - “ए अल्लाह! तू हमें इस (महीने) की खैर - बर्कत, 
सहायता- सहयोग, जय-विजय और इस महीना का नूर अता 
फुरमा, और इस (महीने) के और इस के बाद की बुराई से हमे 
पनाह माँगते हैं।” 


चाँद की तरफ देखने 
के समय की दुआ 
।} जब चाँद की तरफ देखे तो यह कहे : 
SANs dl, $3 
अऊजु बिल्लाहि मिन्‌ शरि हा- जल्‌ गासिकि 


तर्जुमा - “में पनाह मागता हूँ इस डूबने वाले (चाँद) की 
बुराई से। 


है 


80 


3 
SS आन्य 
झृबे कद्र देखने के सगय की दुआ 
!) जब शबे क॒द्र देखना नसीब हो तो यह दुआ करे ` 
GFN ef OBS 
अल्लाहुम्म इन्न- क अफुव्युन तुहिव्बुल्‌ अफ-व फअूफु अनी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक तू बहुत माफ करने बांत्ा 
है, माफ करने को पसन्द भी करता है, पस तू मुझे भी माफ 
फरमा दे।” 
आईना (दर्पण) देखने के समय की दुआ 
।) जब शीशे में अपना मुँह देखे तो यह दुआ पढ़े - 
ABs 
अल्लाहुम्भ अन्‌-त हस्सन्‌- त खलूकी फ - हस्सिन्‌ ख़ुल॒की 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तूने ही ने मेरी सूरत इतनी अच्छी 
बनाई है तो तू ही मेरे अख्लाक (अचारण) भी अच्छा बना दे।” 
2) या यह दुआ पढ़े - 
PRIS } र 7s EE 33 Gos SAAS ॐ 2.० “554 FE | 
अल्लाहुम्म कमा हस्सन्‌-त खलूकी फ- अहसिन्‌ खुलुकी 
व- हरिम्‌ वजूही अ- लन्नारि 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई 
है ऐसी ही मेरी सीरत भी अच्छी बना दे और मेरा यह चेहरा 
जहन्नम की आग पर हराम कर दे।” 





38] 
 _ 


3) और यह दुआ पढ़े : 


OTE 4 (~ ठ PP TR ~ 

Ci F ठ ०) |, कै | FE नम Cs 4 2, 4) 

FROST He gies ag 

अल्‌- हमदु लिल्लाहिल्लजी सब्वा खलूकी व- अंद्‌-स-न 
सू-रती वजा- न मिन्नी मा शा-न भिन्‌ गैरी 

तर्जुमा - शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मेरा जिस्म 
दुहस्त और ठीक- ठाक बनाया और मेरी सूरत भी इतनी सुन्दर 
बनाई ओर जो (हिस्से) दूसरों के ऐबदार बनाए वह मेरे ठीक - ठाक 
(और सुन्दर) बनाए। ' 

4) या यह पढ़े : 

God FSi SH Bi 

EEE 

अल्‌- हमद लिल्लाहिल्लजी सच्चा ख़लूकी फु- अदद लहू 
व-सव्व-र सू-र-त॑ वजही फ-अहू-स-नहा व-ज- अ-लनीं 
मि- नल्‌ मृसूलिभी- न 

तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह का जिस ने मुस्ते बनाया ओर 
बहुत ही अच्छा बनाया और मेरे चेहरे को सूरत दी और बहुत ही 
अच्छी सूरत दी (और सब से बड़ा एहसान यह हे कि) मुझें 


मुसलमान ब॒नाया। ” 


सुन्नत के मुताबिक सलाम करने और 
सलाम का जवाब देने का तरीका 
।) जब्र किसी को सलाम करे लो कहे : 


382 


= ल | Le] 
ण & = ख he a”, | क ह | sn | 


स्सलामु अलेकुम्‌ ब-रह- मतु लाह व-ब रकानृह 
तर्जुमा - “सलामती हो तुम पर और अल्लाह की ह 
और बर्कत हो।” 


2) और जब किसी के सलाम का जवाब दे तो 

RITES) S EASY 

व - अतेकुमुस्सतामु व- रह्‌ - मतुल्लाहि व= ब - रकातुह _ 

तर्जुमा - “और तुम पर भी सलामती हो, और न्‌ 
रहमते और बर्वते।” 

3) ओर जब किसी अहले किताब ( यहूदी , नसानी या £ १ 

भी गैर मुस्लिम) को सलाम करे तो यह कहे 


IE द ~ नव [ 6 a (न | » - 


अले-क (या) अलैकम्‌ 
तर्जुमा - "तुन्न पर हो (जो हो) (या) तुम पर हो 


६ be 


ह) 
4) इसी प्रकार अहले किताब (या गैर मुस्लिम) के 
का जवाब दे तो यह कहे : 
ATE! SS 
व- अने-क (या) व- अलेकुम्‌ 


तर्जुमा - “ओर तुझ पर भी हो (जो हो) (या) तुम फ 
भो हो (जो हो) 


| 


383 
se SF EN 4८८5 


जब हे 
5) और [ किसी शख्स का सनाम किसी उसरे अंकल 
जीए पहुंचे, नो यह कहे 


Ne NIN NL 5 kt: 
अनै - क व- अलेहिस्सलामु व- रह - मनुन्लाहि ब-ब- नकात 
तर्जुमा - “तुम पर और उनपर (यानी दोनो पर) सामनी 

ते और अल्लाह की रहमते ओर बर्कने।” 


छींकने के समय की दुआ और 
छींकने वाले को दुआ 


।) जब रीक आये नो यह करे 
~ ड a f औं ह ज्तते अब bw 
JP ahead t Sih 
अन्‌ - हमदुलिल्लाहि {या} अन्‌- हमसदुलिल्लाहि अला क्‌ 
हा जन 


तर्जुमा - शुक्र हे अल्लाह लआजा का” (या) “हर 
में शुक हे अल्लाह लआला का।” 


शत 


2) यह क 


2० Te a OT 9. 3, he, 5 * Fos» be 
SF Yn आस = 9 , «>> AD — A$ ~ | 


अल्‌ -हम्‌द्‌ लिल्लाहि हम्‌ -दन्‌ कमी-रन्‌ सथ्य - बन्‌ 
मुबा-र-कन्‌ फीहि मृबा-र-कन्‌ अतेटि कमा युहिच्ब रब्बुना 
व- यर्‌जा 


तर्जुमा - “अल्लार तआला वी बटुत- बरून नारीफ है 


386 स उ 22. 

४2 FASS 
ज-क-रल्लाहु बिखैरिन्‌ मन्‌ ज-क-रनी 

तर्जुमा - “जिस शख्स ने मुझे याद किया अल्लाह उस के 


भी भलाई के साथ याद करे । 
स्बुश स्त्रबरी सुनने और उस का शुक्र 
अदा करने का तरीका न 
।) जब कोई खुशखबरी (अच्छी ख़बर) सुने तो के 





Wess sit 2525४ ‘2 

अल्‌-हम्‌द्‌ लिल्लाहि (या ) अल्‌-हम्‌द्‌ लिल्लाहि न्त 

अकः - बरु ( ob) 
तर्जुमा - “अल्लाह का शुक्र है” (या) “अल्लाह का 

शुक्र है और अल्लाह ही सब से बड़ा हे।” ह 
या - शुक्र के सज्दे अदा करे। Fe 


अपनी या दूसरे की जात, या_- 
बाल- बच्चों की कोई अच्छी हालत 


देखने पर दुआ 


।) जब अपनी जात ओर बाल-बच्चों की या किसी दूस 
की कोई अच्छी हालत देखे तो कहे 
ASDC 
अल्लाहुम्म बारिक्‌ फीहि 








eS 387 
हि ii 
तर्जुमा ८ ऐ अल्लाह! तू इस में बर्कत दे।” 


धन - माल में इजाफा 
और ज़्यादती के लिए दुआ 


।) अपने धन- दौलत में बढ़ोतरी और इजाफा चाहे तो यह 
| UI __ 


(C९) 
CANES Bis BEE EYE A 


SRA Nos LS 


f क 





© / 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिन्‌ अब्‌दि-क व-रसूलि - 
-क व-अ-लल्‌ मोमिनी-न वलूमोमिनाति वल्‌ मुसूलिमी-न वल्‌ | 
मुसूलिमाति cab) 
तर्जुमा “ऐ अल्लाह! रहमतें नाजिल फरमा मुहम्मद, 
अपने बन्दे और रसूल पर, और (तमाम) ईमानदार मर्दों और 


ईमानदार महिलाओं पर, ओर मुसलमान मर्दों और मुसलमान महिलाओं: ) 
पर। ” 


> 4 
| चे ~ 
| | 
| २” 

~ 


मुसलमान भाई को हँसता ह 
हुआ देखने के समय की दुआ | 


।) जब्र अपने मुसलमान भाई को हँसता हुआ (खुशहाल) देखे तो 
यह दुआ दे : 








SL ail 3 «०! 


अजू्‌- ह कल्लाहु सिन्न- क 


388 | 
“अल्लाह तुझे हमेशा हँसता र ( और खुशहाल) रे 
किसी से मुहब्बत ओर 
मित्रता करने का तरीका 
।) जब किसी मुसलमान भाई से मुहब्बत और दोस्ती के, 
तो उस को बतला दे और कहे Et 
Hl IAI GB 
इन्नी उहिब्बु- क फिल्लाहि 
“मैं तुझ से (केवल) अल्लाह के लिये प्रेम करता हँ।न | 





- ; 


| । 
|| \ 





2) उस शख्स के जवाब में यह कहना चाहिये : ४०) 
RE TT 5 हे || क्‍ 
CUEING! | 

अ-हन्ब- कल्लजी अह्‌- बब्‌- तनी लहू 


तर्जुमा - “तुझ से वह अल्लाह मुहब्बत करे जिस के. लिगरे 
तू मुझ से मुहब्बत करता हे। " 


मग्फिरत की दुआ देने के 
समय की दुआ 


।) जब कोई शख्स मग्फिरत की दुआ दे और कहे 
“ग-फ-रल्लाहु ल-क” (अल्लाह तआला तुझे माफ करे) 
तो इस के जवाब में कहे - “ल-क” (और तेरी भी मग्फिल 
करे) 





389 


बीमार का हाल- चाल 


पूछने का तरीका 
।) जब कोई उख्स पूछे : 
“कै-फ अस्‌ू-बहू-त" 
(केसा हाल हें?) तो जवाब में कहे : 
“आहू ~ मदुल्ला- ह इले- क” 
(में तुम्हारे सामने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।” 
किसी के आवाज देने पर 
उत्तर देने का तरीका 


) जब कोई शख्स आवाज़ दे तो उत्तर में कहे : 
लब्बईका (में हाजिर हूँ) 
किसी के एहसान करने के 
वक्त की दुआ 
)) जब कोई शख्स कोई एहसान करे तो कहे : 
(7४50. DF 
जजा- कल्लाह ख्ै- रन्‌ 


“अल्लाह तुझे नेक बदला दे" 





फायदा - हदीस शरीफ में ठय कतक कि 


एहसान करने वाले के एहसान पर ' जजा- कल्लाहु खे- 
दिया तो उस की तारीफ ( और शुक्र) का हक अदा कर ध 


जब किसी को धन- माल 
दे तो यह जवाब दे $ 


।) जब कोई मुसलमान भाई अपने भाई को कुछ माल दे ह 
इस के जवाब में कहे 
20७४3 »((3,५७| 8.2 


बा-र-कल्लाहु फी अहूलि-क वमा-लि-क 





तर्जुमा - “अल्लाह तुम्हारे माल- दोलत और बाल- बा >) 
में बर्कत दे।” 


किसी कर्जदार से कर्ज वसूल 
होने के समय की दुआ 
) जब किसी कर्जदार से अपना कर्ज पूरा वसूल कर 
उस को यह दुआ दे 





क 
कु न्ट 


3०, ८४७। १$52-55। 
(क) औफे-तनी औ-फल्लाहु बि- क 
तर्जुमा - “तूने मेरा पूरा कर्ज अदा कर दिया, और 
अल्लाह तुम्हें इस का पूरा बदला दे 
aol ३५ 
(स्व) व-फल्लाह बि-क 





न 
तर्जुमा - PR Rt अल्लाह तुम से अपना वादा पूरा करे” 
COS 
( ग ) औफा कल्लाहु 


तर्जुमा - “अल्लाह तुम से वादा पूरा कराए” 


किसी पसन्दीदा चीज देखने 
के समय की दुआ 
जब कोई भी (अच्छी और) पसन्दीदा चीज देखे तो कहे : 
Sg 
अल्‌- मुद्‌ लिल्लाहिल्लजी बिनेअ - मतिही ततिम्मुस्सालिहातु 


तर्जुमा - “सब तारीफ उसी अल्लाह के लिये हैं जिस की 
मदद से नेक काम पूरे होते हैं।” 


किसी अप्रिय वस्तु के देखने 


के समय की दुआ 
।) जब कोई (नागवार और) अप्रिय वस्तु देखे तो कहै : 
Ne APNE] 


अल्‌ - हमूद्‌ लिसलाहि अला कुल्लि हालिन्‌ 


तर्जुमा - “अल्लाह का हर हाल में शुक्र हें!” 


392 


अल्लाह पाक के किसी नेगत के देने 
पर उस का शुक्र अदा करने का तरीका 


।) जब अल्लाह पाक अपने किसी बन्दे को किसी नेमत से 
नवाज़े तो उस को तीन मर्तबा “अल्‌- हम्‌टु लिल्लाहि” (अल्लाह 
का बहुत-बहुत शुक्र है) कहना चाहिये। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब अल्लेह 
तआला अपने किसी बन्दे को किसी नेमत से नवाजता है तो वह 
जब पहली मर्तबा “अल्‌-#मदुल्लिहि” कहता है सो उस का शकर 
अवा कर देता है। दूसरी मर्तबा “अल्‌ - हम्दुल्लिलाहि” कहता हैं 
तो अल्लाह तआला नए सिरे से उस नेमत का सवाब देता हे, और 
जब तीसरी बर्तबा “अल्‌- हम्‌दुलिल्लाहि” कहता है तो अल्लाह 
पाक उस के गुनाह बर्हा देता है। 


2) या यह कहे : 
Ce) ड Shas » | 
अलू- हम्‌दुलिल्लाहि रब्बिलू आ-लमी- म 


तर्जुमा - “हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है। 
जो तमाम जहानों का पालनहार हे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जब अम्ला 
तआला किसी बन्दे को किसी नेमत से नवाजें और चह बन्दा ई 
पर “अल्‌-हम्‌दु सिल्लाहि रन्विल्‌ आ-लमी-न” कहता है तो 
अल्लाह तआला उस को उस से बेहतर देता है! 


393 


__.-++-+- —— 
कर्ज में गिरफ्तार होने के 

समय को दुआ 

।) जब कोई कर्ज में गिरफ्तार हो जाये तो यह दुआ करे : 





अल्लाहुम्भ अकरफिनी बि-हलालि-क अन्‌ हरामि- क्त 
व~ अगूनिनी बि- फजूलि- क अम्मन्‌ सिवा- क (क्‍ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुझे अपनी हलाल रोजी देकर 
हराम से बचाले, और अपने फज़्ल से मुझे अपने अलावा से 
बेनियाज़ कर दे!” 


2) या यह दुआ पदा करे : 


०522: FS AE 2 
SIME Te 2 2 


CN 


अल्लाइुम्म फारि- जल्‌ हम्मि काशि- फल्‌ गम्मि मुजी-ब 
*अ्‌- बतिल्‌ मुज-तरी-न रहमा-नहुनया व-रही-महा अन्‌-त 
पर - हभूनी फर्‌- हमुनी बि-रह- मतिन्‌ तुगनीनी बिहा अन्‌ रह- भति 
मन्‌ सिवा- क 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! फिक्र को दूर करने वाले, यम को 
पैमाप्त करने वाले, मजबूरों की दुआएँ कबूल करने वाले, 
दुनिया - आखिरत के बहुत बड़े रहम करने चाले मेहरबान, तू ही 
मुझ पर रहम किया करता हे, इसलिये तू ही (इस समय) अपनी 


394 
क 
जस से तू मुझे अपने 


उस रहमत से मुझ पर रहम फरणा F अलाव 
की रहमत से बेनियाज़ कर दे। 
3) या यह दुआ पढा करें : 
[20६53 IE SANG SN 30८ £23 
८3 BLAS AOS 5 CASSIS 2५, 5 
CS SEEN SSE aS 
fe SEAS 2८ gia ES 3: ER 
5.054955, “2 
अल्लाहुम्म मालि- कल्‌ मुलूकि, तूतिल्‌ मुल्‌- क मन्‌ 
व-तन्‌जिउल्‌ मुल्‌-क मिम्मन्‌ तशाउ, वतुअिज़जु मन्‌ तज्ञ 
वतुजिल्लु मन्‌ तशाउ, बि-यदि- कल्‌ खैरु, इन्न- क अला 
शैइन्‌ कदीर+रहमा- नह्दुन्या वल्‌ आखि-रति तुञूतीहिमा मन्‌ तशाउ) 
व-तम्‌- नउ मिनूहुमा मन्‌ तशाउ, इर्‌- हमूनी रह्‌-म-तन्‌ तुगूनीनीः 
बिहा अन्‌ रह्‌-मति मन्‌ सिवा-क A) 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! (सारे) मुल्क के मालिक, नूह. 
जिसको चाहता है मुल्क देता है, और तू ही जिस से चाहता है. 
मुल्क छीन लेता है। तूही जिसको चाहता है इज्जत देता हैं और 
तू ही जिसे चाहता हे जिल्लत देता हे। (हर प्रकार की) भलाई 
तेरे ही हाथ में हे, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हे। 
(ऐ) दुनिया और आखिरत में बहुत बड़े रहम करने वाले, तू जिस 
को चाहता हे दुनिया और आखिरत (की नेमतें) दे देता है और 
जिसे चाहता है उस को दोनों से मना (वन्चित) कर देता हे। तू 
मुझ पर वह (ख़ास) रहमत फरमा कि उस के जरीए तू मुझे अपने 








अलावा की रहमत से बेनियाज फरमा दे।” 


किसी काम से तंग आजाने के समय 
या और अधिक ताकृत- कृव्वत तलब 
करने के लिए दुआ 


) जब कोई शख्स किसी काम से उक्ता जाये या वह हः 


काम और ज्यादा शक्ति चाहे तो उसे चाहिये कि सोते समय 35 


मर्तबा “सुबूहा- नल्लाह”, 33 मर्तबा “अल्‌ -हम्‌दु लिल्लाहि”, 34 
मर्तबा “अल्लाहु अक्‌-बरु” पढ़ा करे। ह 





|| | 


2) या हर एक कलमा को 33 मर्तबा पढ़ा करे। ना 


3) या उन तीनों में से किसी एक को 34 मर्तबा और 
बाकी दो को 33-33 मर्तबा पढ़ा करे। 


4) या हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कलमे )0 -।0 मर्तबा- 
और सोते समय 33 मर्तबा “तस्बीह”, 33 मर्तबा “तहमीद”, और", 
34 मर्तबा “तक्बीर” पढ़ा करे। ~ 


शक -शुब्हा में होने के समय की ढआ- 


।) जो शख्स शक और शुब्हे (की बीमारी) में हो जाये उसे 
चाहिये कि (जब वस्वसे परेशान करें तो) : 
AEs 
नोट - कर्ज अदा होने के लिये सुबह-शाम पढ्ने की दुआ 
(सुबह - शाम की दुआओं में) पहले बयान हो चुकी है। 


396 
आम A 
अऊजुबिल्लाहि मिं- नइशैतानिरजीमि ) 


“मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की मर्दूद शैतान से” पड़े 
शक- शुब्हे को अपने से दूर करने की कोशिश करता रहे। 


2) या यह पढ़े . 
०५०2५ yl (en | 

आ-मन्‌तु बिल्लाहि वरुसुलिही 

“मैं तो ईमान ले आया अल्लाह और उसके रसूलों पर” 

3) या यह पढ़े और बायीं तरफ तीन मर्तबा थूक दे'- 

७०४४ ०८४५४ OANA EER 

अल्लाह अ-हदुन्‌, अल्लाहुस्स- मद्‌, लम्‌ यलिद्‌ व-लम्‌ 
यू- लदू व-लम्‌ यकुल्लहू कुफू- वन्‌ अ- हद्‌ 


तर्जुमा अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ हे, उससे 
कोई पेदा हआ न वह किसी से पैदा हआ, और न कोई उस-के 
बराबर का हे।” 


4) और इस के बाद यह दुआ पढ़े : 
TS 2०22५ SNS seit, | 
अऊज़ु बिल्लाहि मि - नइशैतानिरजीमि घमिन्‌ फिल्‌ - नतिही 


तर्जुमा - “पनाह लेता हूँ में अल्लाह की मर्दूद शैतान और 
उस के फितनों से।” 


ॐ अगर यह शक-शुब्हे व॒जू- नमाज आदि में पेश आते 
हों तो 


अऊजु बिल्लाहि मि- नश्वैतानिरजीमि पढ़ कर बाएँ तरक 
तीन मर्तबा थूक दे। क्‍ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि इस प्रकार के 
शक- शुब्हे डालने वाले शैतान का नाम “ख़िन- जन्‌” है। इस 
दुआ को पढ़ कर तीन मर्तबा बायें तरफ थूक दे। 


गुस्सा (क्रोध) दूर करने का 
तरीका 
।) जब (किसी भो शख्स पर या बात पर) गुस्सा आ जाये 
तो यह पढ़े : 
PIN pat 3 
अऊज़ु बिल्लाहि मि- नशशैतानिरजीमि 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस शरूस को 
गुस्सा ओ जाये और वह ऊपर की दुआ की पद ले तो गुस्सा 
जाता रहेगा। 


बद्‌ जबानी और बुरी बाते दूर करने 
का तरीका 
)) जो शरूस बद्‌ जबान हो (ओल - फोल बकने की आदत 


हो) उसे पाबन्दी से “इस्तिगफ़ार” पढ़ना चाहिये। 
फायदा - हदीस शरीफ में आया हे हजरत हुजेफा रजिए 


398 TT 


__ 
कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से रे 
जबानी की शिकायत की तो आपने फरमाया - तुम इस्तिगफा, 
की पाबन्दी क्‍यों नहीं करते? मैं तो दिन में ।00 मर्तबा इस्तिग्फा, 
करता हैं। कै 
किसी मज्लिस में आने-जाने और 
शामिल होने के आदाब 


।) जब किसी भज्लिस में पहुँचे तो 

अस्सलामु अलेकुम्‌ व-रह्‌- मतुल्लाहि कद्वे। इसके बाद ज्ज 
चाहे तो बैठ जाये, फिर जब सभा से उठे (और वापस आने लगे] 
तब भी सलाम करे। 


मज्लिस का : कफ्फारा 


॥) मज्लिस का कफ्फारा यह है कि वहाँ से उठने (और 
वापस आने) से पहले तीन मर्तबा यह पढ़े 


~ 


BAA PORSE PGS PSIRVETY FI 
च MIEN जानन न 4 ७ 
-छ 2] ०० Sel ANS | 

सुब्‌ - हा- नल्लाहि वबि- हम्‌दिही, सुबूहा- न- कल्लाहुम्न 
वबि-हमूदि-क, अश्‌-द्दद अल्ला इला-ह इल्ला अन-प 
अस्‌-तगफिरु-क व- अतूबु इले- क 

तर्जुमा - “अल्लाह पाक है और उसी के लिये सब तारीफ 
है, पाकी (बयान करता हैँ) तेरी ऐ अल्लाह! तेरी ही तारीफ 
साथ। में गवाही देता हूँ कि तेरे सिका कोई माबूद नहीं। में तु 


399 
rrp RR 
हो से मग्फिरत चारता हूँ और तेरी तरफ ही रुजूअ करता ह 
(तोबा करता हू) [ ड़ 
2) या यह दुआ पढ़े : 
BE fe SE 5 $ उन 3 कैश 
SSG Gc 2 + 
अलिमृतु सू- अन्‌ व-ज-लम्‌तु नफूसी फगूफिर ली इन्नहू 
ला यगफिरुज्जुन्‌ = ब इल्ला अनू-त 
तर्जुमा - “(ऐ अल्लाह!) मैं ने बुरे काम किये और अपने 


ऊपर अत्याचार किया, पस तू मुझे बख्श दे, इसलिये कि तेरे 
अलावा और कोई गुनाह नहीं बख्श सकता। ” 


मज्लिस में क्या होना चाहिए 


१) कोई भी मज्लिस हो उस में अल्लाह का जिक्र और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम पर दरूद व सलाम जरुर होना 
चाहिये । 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि कोई जमात 
किसी मज्लिस में बेर कर अल्लाह तआला का जिक़् न करें और 
अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ठम्द न भेजे, 
तो वह सभा (कयामत के दिन) उन के लिये नुकसान का कारण 
होगा। अब यह अल्लाह तआला को इख्तियार है कि चाहें तो दन्ड 
दे और चाहें तो माफ कर दें। 


बाजार जाने के समय की दुआ 


।) जब बाजार जाये तो यह दुआ पढ़े : 


400 
Camaro ५0७. CR 
SHABBY ay 

5०-5४ NIST NS 

लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू, हुन 
मुलक व-लहुल हम्‌दु युहयी वयुमी-तु वहु-ब हय्युन्‌ लायमून 
बि-यदिहिल्‌ ख्वैद वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कदीर+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अके 
हे, उत को कोई शरीक नहीं (तमाम) मुल्क भी उसी का है औ 
उसी के लिये (तमाम तर) तारीफ हि, वही जिलाता हे और वही 
मारता है, वह सदा जिन्दा है उस के लिये मरना नहीं है, उस के 
हाथ में (हर प्रकार की) भलाई है और वही हर चस्तु-प 
कुदरत रखने वाला है।” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस शख्स ने 
बाजार में कटम रस्वते समय ऊपर की दुआ पढ़ली तो जन्लाह 
तआला उस के लिये दस लाख नेकियाँ (उस के कर्म पत्र भे] 
लिस्व देंगे और दस लाख गलतियाँ (उस के कर्म पत्र में से) मिटा 
देंगे, और दस लाख दजे उस के बुलन्द कर देंगे और जन्नत. मे 
उस के लिये एक घर (महल) बना देंगरे। 

2) बाजार में दाखिल होते समय या बाजार की तरफ जाते 
समय यह दुआ पढे : 

४245 GDC Fp rd 

RE SNH ICR 


बिसनिल्लाहि, अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क ले 


है. है। 


| 


ज अ 0] 
—— 
ाज़िहिस्सूकि | हे , वरवै- र सा फीहा, व्‌. अऊजुबि- का 
ब-शरि गा फीहा, अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि हा हक 
अरन्‌ उसी- ब फीहा यमी -नन्‌ फाजि-र -तन्‌ आऔँ सफकतन 


| अ 


तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, ऐ अल्लाह बेशक 
हैं तु से इस बाजार की खैर-बर्कत का और जो इस बाजार में 
हे उस की स्वैर-बर्कत का सवाल करता हूँ, और तेरी पनाह लेता 
हूँ उस बुराई से जो उस में है उस की बुराई से। ऐ अल्लाह! में 
तुझ से पनाष्ठ माँगता हूँ इस बात से कि कोई झूठी कसम स्वाऊ 
या घाटा (और हानि) का मामला कहूँ।” 

3) हर व्यापारी और वृकानदार बाज़ार से कपस आते समय 
(कोई सी) दस आयतें पढ़ लिया करे। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने व्यापारियों को संबोधित कर के 
फरमाया - ऐ ताजिरों की कोम! कया तुम में से कोई इस से 
अजिज है? कि बाज़ार से वापस आते समय कुरआन पाक की 
दस आयतें थड़ लिया करे, तो अल्लाह तआला हर आयत के 
बदले दस नेकियाँ (उस के कर्म पत्र में) लिख दें। 


फूसूल का पहला फल देखने 
के समय की दुआ और आदाब 


!) जब फसल का पहला फल देखे तो कहे : 
FEL gt LIE BG 
bd stu RRs 


402 

अल्लाहुम्म बारिक्‌ू लना फी- स-सरिना, दब 

मदी - नत्तिना, वबारिक्‌ लना फी साजिना, वबारिक्‌ लना फ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारे फलों भें बर्कत ३ के 

साआ (यानी बड़े मापों) में बर्कत दे और हमारे मुद (यानी न 
मापों) में बर्कल दे।” जे 


* जब कोई मौसम का ताज़ा और नया फल लाया 
तो सब से छोटे बच्चे को बुलाये और उस को दे दे। / 


किसी दुःख, बीमारी में किसी को 
गिरफ्तार देखने के समय की दुआ 
।) जो शख्स किसी को (दुःर्व, बीमारी या मुसीबत में! 
गिरफ्तार देखे तो आहिस्ता से कहे 


NC! ह का F ma च 
कक Zui 
ed 








का. हुक 


अल्‌- हम्‌द्‌ लिल्लाहिल्लजी आफानी मिम्मब्‌-तला-क किही 
ब- फज़्ज- लनी अला कसीरिम्मिमन्‌ ख-ल-क तफूजी-ला. 

तर्जुमा .- “शुक्र है अल्लाह का जिस ने मुझे हि बीज 
(यानी दु:रंव, तकलीफ) से अमन और शान्ति में रखा जिस में तुम्हें 
मुबतला किया है, और बहुत सी गख़्लूकु पर मुझे स्पष्ट तोर पा 
फजीलत दी।” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स ३ 
को दुःख और बीमारी में गिरफ्तार देख कर ऊपर की दुआ ' 
लेगा वह जिन्दगी भर उस दुःख तकलीफ से सुरक्षित रहेया। 


क 


_-जपपप+++5 9 है || 
किसी वस्तु के गुम हो जाने या 
गुलाम, नोकर - चाकर, जानवर आदि 
के भाग जाने के समय की दुआ 

१) जब कोई चीज़ गुम हो जाये या गुलाम (नौकर, 
जानवर वगैरह) भाग जाये तो यह दुआ पढ़े: 
S23 SES Sos zs 
UES SESS Bhs 
CERT NY RY 
अल्लाहुम्म रआइज्जाल्लति ब हादियज्जलालति अन्‌-त तहूदी 


मि-नज़्जला-लति, उरदूद्‌ अ-लय्य जाल्लती बिकुद-रति-क 
वसुलूलानि- क फइन्नहा मिन्‌ अताइ-क ब-फुजलि-क 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाऽ! गुम हुयी वस्तुओं को वापस लाने 
वाले, भटके हुये को राह दिखाने वाले, तू ही भटके हुये को 
रास्ता दिखाता है, तू अपनी क्कुदरत और ताकत से मेरी स्वोइ हयी 
चीज़ को दिला दे, इसलिये कि वह चीज तेरी ही दी हुयी उर सेरे 
ही फज़्ल और इनाम में से है।” 


बद्शगूनी का कफफारा 


] ) किसी चीज से बदशगुनी न ले। अगर ऐसा कर बैठे तो 
इस का कफ्फारा यह है कि यह कहे : 


3६६ २ ७४५0४४४४४४08/# 


404 ~ 
On 
अल्लाहुम्म ला खै -र इल्ला खैरु - ष्की, वला तै-र इ 
तैरु-क, वला इला-ह गैरु-क 
तर्जुमा - °“ इलाही! तेरी खेर-बर्कत के अलावा कोई 
खैर - र्कत नहीं और तेरे शुगून के सिवा और कोई शगून नही 
और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं।” 
2) जब बदशुगूनी की नागवार बात देखे तो यह कड़े 
BABS FHI) WEIR SES 
A EPH OSS Y 
अल्लाहुम्म ला याती बिल्‌ ह-सनाति इल्ला अन्‌-त,; चला 
यज-हबु बिस्सय्यि आति इल्ला अन्‌- त, वला हौ-ल चला कु: 7 
इल्ला बि-क 
तर्जुमा - “एऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई अच्छाइयों को 
नहीं ला सकता, और तेरे सिवा कोई बुराइयों को दूर नहीं का 
सकता, और कोई ताकत और क्ुव्वत तेरी सहायता के बिता 
(हासिल) नहहीं। ” ` 


बुरी नजर लग जाने के समय की दुआ 


!) जिस को बुरी नज़र लग जाये उस को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के इस पवित्र कौल से झाडे: 
oss ७४ १७३ Sigs 
बिसूमिल्लाहि, अल्लाहुम्मज़ हब्‌ हरहा व--बर्दहा व-व-स-्ी 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम पर, ऐ अल्लाह! तू इसे ki 


405 

rR 

"जर) के ठन्डे और गर्म को, दुःख और दर्द को दूर कर दे।” 
2) इस के बाद कहे : 








Hl 9५3) ४-2 
कुम्‌ विइजूनिल्लाहि 
“अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा” 


जानवर को बुरी नजर लग जाने के. 
समय की दुआ 


॥) अगर किसी जानवर को बुरी नजर लगी हो तो उस के 
दायें नथुने में चार भर्तबा और बायें नथुने में तीन मर्तबा यह पर 
कर फूँके - 

tt lie PC PR 


WE न्ट 


Gin x 
ला बा-स, अजूहिबिल्‌ बा-स रब्बन्नासि, इश्पि 
अन्‌- तश्शाफी, ला यकूशिफूज्जुर्स इल्ला. अन्‌-त 
तर्जुमा -“ कोई डर नहीं, दूर कर दे दुःख, बीमारी ऐ 
लोगों के पालनहार! स्वास्थ दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे 
सिवा कोई दुःस्व- तकलीफ को दूर नहीं कर सकता।” 


OF 


4006 
Oe —— 


जिन्न, आसेब वगैरह का प्रभाव हो 
जाने के समय की दुआ 


१] अगर किसी शख्स पर जिन्न- आसेब वगैरह का भाद 
हो जाये तो उसे सामने बैठा कर नीचे की ॥ आयत्तों और . 
सूरतों को पढ़ कर दम करे : 
SRR ERTS COP SCENE 
ble Ngan SBS Lg 
irons advise ea 
 अन्‌- हम्‌द्‌ लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ- लमीन्‌+ अर्रहमानिरहीम 
+ मालिकि यौमिद्दीन्‌ + इय्या- क नाअबुदु वडय्या- क नस्‌ - तजन 
+ इहूदि-नस्सि रा-तल्‌ मुस्‌-लकीम्‌ सिरा - ततल्लजी-न 
अन्‌-अम्‌-त अलेहिम्‌ गेरिल्‌ मगजूबि अलेहिम्‌ व- लज़्जाल्लीने 
(सूरः फातिहा) 
ATLA! (5५49: +S CES ile 


आ कम आह 


आ 
\-+ क 


ES DBIPA SESE LANs 
MIE 2 NSS 5:5४ 
८:०७ ३ A] Toes sie wd Yes Rs न * 
PEN Ds A Bes 
2. आलिफ लाममीम्‌ जालि- कल्‌ किलाबु ला रे-ब फीहि, 
E ~ दल्लिल मुत्तकीन्‌ न अल्लजी -्नं यूमिनू -न बिलगे दि 
वेयुकीमू- नस्सला- त वमिम्मा २-जकूनाहुम्‌ युनफिकू-_ † 
वल्लजी- न यूमिनू-न बिमा उनूजि-ल इलै- क वमा अनजि-ी 


407 


पक 
रिन कवलित क वबिल आख़ि-रति हुम्‌ यूकिनून्‌+ उलाइ-क 
अला हुँ” दर्म्मिर्‌ न्बिहिम्‌ वउलाइ-क हुमुल्‌ मुफालिषून्‌ + (सूरः 
ब-कै- डः ) ह हे 
Hr PED SFA Fs ri 5 Ee) 
3. वइला हुकुम इलाहुव्वाहिद्न्‌ लाइला-ह इल्ला 
हु-वहमानुरहीमु (सूरः ब-क-रः} 
४6५54 EE GSS ior 
WISE GN gai oid 


CRBs isso IR 5५ 


rr 


is ४०८८९ SEEN 


TP) Shah £} syas 

4. अल्लाहु लाइला- इ इल्ला हु- व अम्‌-हय्युल्‌ कस्यूमु ला 
ताखुजूहु सि-नतुव्वला नोमुन्‌+लहू माफिस्समा वाति वमा फिल्‌ 
अत्जि मन्‌ ज़ल्लजी यश्‌-फञु जिन्‌-दहू इल्ला बिइजनिही+ 
पञू-लमु मा बे-न ऐदीहिम्‌ वमा खल्‌-फहुम्‌ वला युहीतू-न 
बिशेइम्मिन्‌ जिलमिही इल्ला बिमा शा-अ+वसि-अ 
कुरिय्युहुस्समावाति वल्‌- अर्‌-ज वला यऊदुहू हिफूजुहुमा वहु- वल्‌ 
अलिव्युल्‌ अजीमु+ (सूरः ब-क्‌-र:) 


Fe 505८ न \ 3 5४ न हद Ro माँ \ 5 L 

SNPs BUA Ns sree ste) 
Cy SS He ns कक CET RSL dP SA \e 3825 
Me ६-८ re) as, SI: ई ०४ 
€ ° FE ग अड हरती हे BY ha FI 
०2520 80७ ४-7 er ACTH GRE 


408 
OO — 


aN Ls al 52) “i 4% i. 


» १s Cie 


5; Asia |») ७; ale) CNS] CF ty 
SCE EVO aE: 


CESS BSS, 


HIGH SSF S oer EE A 
a SZ SCE cas ५, ( 450४4 2५ ८४६ ५5६५ 


GA) U2 Ele] k x ‘a ७८५: RS p) 

5. लिल्लाहि मा फिस्समा वाति वमा फिल्‌ अरजि वइन्‌ प [ 

मा फी अन्‌फुसिकुम्‌ ओ तुखफूह युहासिबकुम्‌ h 

फ-यगूफिरु लि- मय्याशाउ वयु- अज्जिबु मय्यशाउ ier 
कुल्लि शैइन्‌ कदीर+आ-म-नरसूलु बिमा उनूजि-ल इलेहि 

वल्‌ मोमिनून्‌+ कुल्लुन्‌ आ-म-न बिल्लाहि व-मला इ-कठिही 


वकालू समेअना व-अतअूना गुफरा-न-क रब्बना वइलैतकत 
मसीरु+ला यु- कल्लिफुल्लाहु नफ्‌- सन्‌ इल्ला वुस्‌- अहा लहा 
क-स-बत्‌ व-अलैहा मक्‌-त-स-बत्‌+रब्बना ला तुआखिगन 
इन्नसीना ओ अख़- तअूना+रब्बना वला तहमिल्‌ अलैना इस्‌? 
अकमा ह-मल्‌-तहू अ-लल्लजी-न मिन्‌ कुबूलिना रब्वना व 
तु-हम्मिलूना मा ला ता-क-त लना बिही+वअूफु अन्ना वरि 
लना वर्‌-हमूना अन्‌-त मौलाना फन्सुरूना अ-लल 
काफिरी-न+ (सूरः ब-क-रः) 


४८७४ SNS ECS AA 2S SET SiGe 


409 





sre TSF ~ = snes 


HS ANAS 
6. शाहि- दल्लाहु अन्नह लाइला-ह इल्ला है व्‌ 
वल्‌- मलाइ- कतु उलुल्‌ जिलूमि काइ-मम्‌ बिल्‌ किसूति, लाइला-ह 

इल्ला हु- वल्‌ अजीजुल्‌ हकीमु (आले इमरान) 

SERGI PN GEG SEE, , 
५७४ GN .।६5 [ए! 

५८१2 4४ छू 
$॥; Cosas iis cing +>- 
(= }F|) ०५.७) 3 IS Jp) 


7. इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लजी ख- ल- कस्समावाति वल्‌ - अर्‌ गी 
ज॒ फो सित्तति अय्यामिन्‌ सुम्मस्‌-तवा अ-लल्‌ अर्‌शि 
युगूशिल्ले - लन्नहा-र यतूलुबृह हसीसव्वश्शम्‌-स वल्‌ क-म-र 
वन्नुजू-म मु-सरळवरातिम्‌ बि-अमूरिही, अला लहुल्‌ त्वलक, 
वल्‌- अमूरु, तबा-र- कल्लाहु रब्बुल्‌ आ-लमी-न (सूरः आराफ 


EU x SAN ४ Ke HAMAS IS (७) - 
Ls 4०.८७ PAR >| 4) ol ६०2०: = 
(०) 





V ९ | १ C 


| 
| 
| 


(OFS) 2 ४*-५- )४ Ls 4. 

8. फ-त- आ- लल्लाहल्‌ मलिकुल्‌ हक्क लाइला-ह इल्ला 
हु- व रब्बुलू अर्शिल्‌ करीमि+ व-मम्यद्ञ्ु म अल्लाहि इला- हन्‌ 
आ-ख-र ला बुर्‌-हा-न लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहू अिन्‌- 
रब्बिही, इन्नह ला युफलिहुल्‌ काफिरू-न वकर्रब्बिग फिर्‌ वर्‌- हम्‌ 
व-अन-त खैरुरीहिमीन्‌+ सूरः मोमितूत) 


ee 


4 | [) 
pr Byers srs ve BU. डीड ३} 
Us) a ४७) re | हम Ls Las i ls los (र क । कम 
५०८2 ) ४2. [EN ही lass aed ग 
७७७. PSAP ESAT i 
48275 250 2५32 56:9»05 ५52०६... 
LRN Yer C5 00... 7 KS [ENE र 
+ ट 
9. बस्साफ्फाति सफ्फन, फज़्जाजिराति जज्‌-रन्‌, फत्तालियाति 
जिक्‌-रन्‌, इन्न इला-हकुम्‌ लवाहिदुन्‌, रब्बुस्समावाति वल्‌ - अग्ष 
चमा बै-नहुमा व-रब्बुल्‌ मशारिकि+ इन्ना जय्यन्नस्समा- आद्दुनूया 
दिजी-नलि निस्‌ कवाकिबि वहिपः - जम्मिन्‌ किलि 
शैतानिम्मारिदन- ला यस्सम्मञू-न इ-लल्‌ म-लइल्‌ अअल्ञा 
वयक - जफू- न मिन्‌ कूल्लि जानिब्‌+दहू- रव्व- लहुम्‌ अजाबुव्वासिब 
+ इल्ला मन्‌ खति- फलू खत्‌-फ-त फ- अतूब- अहू शिहाबुन्‌ 
साक्किब, फस्‌ -तफूतिहिम्‌ अहुम्‌ अ-शद्दु खल्‌-रकन्‌ अग्मन्‌ 
ख - लकना, इन्ना ख-लकूनाइम्‌ मिन्‌ तीनिल्लाजिन्‌+ ' [सूरः 
साफ्फात | 
SHAE ५४-०३. 20 2॥४०:5५३/८॥५३४८५ ४ 47.६ 4५ 
जा 3 0ज38825052% ७2257 ०.2 
EN GED I Eh So 
SEIN rh gt 
५2००. RSS seo NBG 
।0, हु- बल्लाहुल्लजी लाइला- ह इल्ला हु-व आलिमुल्‌ गैरि 


4] 


a 
बरश्शहा - दलि, हक वर॑हमानुरहीम्‌+ हु - वल्लाहुल्लजी लाइला-ह किक 
हु-व, उलि bk मोमिनुल्‌ मुहेमिनुल्‌ अजीजुल 
मु-त-काम्बरु सुबहा-नल्लाडि अम्मा युश्रिकू-न + 
- बल्लाईुल्‌ खालिकुल्‌ बारिउल मु-सब्विर लहुल्‌ अस्‌माउल्‌ हन्तना, 
यू-सब्बिह लहू मा फिस्समावाति वल्‌- अरजि व-हु- दल्‌ अजीजुल 
हकीमु+ (सूरः हश्च) क्‍ 
Pea Kt ही 4 £ = Ls ~< ५ हज PERT Sd 
SESS ०११४४ ०... ANALY ४५० «८।३८॥॥) 
(ef Uhh a GEL 
]. व-अन्नहू तआला जहू रब्बिनो मत्ता-स्थ-जें 
साहि- ब- तव्वला व-लवदाज्व-अन्नहू का-न यकूलु सफोहना 
अ-लल्लाहि श-त्तत्ता+ (सूरः जिन्न] 








7८ ही TES i 2) al: ETS 
ESS SN ८७०३० aA (0 
~क es fz 

ह 

2. कल हु- बल्लाहु अ- हद्‌+अल्लाहुस्स- मद्‌ +न्‌ यलिद्‌ 
च-लम्‌ यू-लद्‌+ व- लम्‌ यकुल्लहू कुपु- वन्‌ अञ हदा (सुरः 
इरन्लास ) 

ह र fe 3 जा i oe क ROT ETE 

> पद 7 Lys ७००६ bel nolo Fd | Dg Rar) 

7 wo i: Ys EN र ¢ nN PE 
लक्‌+मिन्‌ शरि भा 
दमिन्‌ शरिन्नफका 
(सूरः 


१3. कुल्‌ अऊलु बि-रब्बिल्‌ फ्‌- 
ख - लक्‌ +चमिन्‌ शर गासिकिन्‌ इजा ब~क 
साति फिल्‌ अु-कद्‌+वमिन्‌ शरि हासिदिन इजा हेल 
फ- लक्‌) 


422 
PSE EU CSAS TR ४, 
RET PNT PIE NE DE NE! 
१4. कुल अऊजु बि-रब्निन्नास्‌ + मलिकिन्नास्‌ + 
+ मिन्‌ शरिल्‌ वसूवा सिंल्‌ खन्नास+ अल्लजी यु- वसूविहु फी 
सुदूरिन्नास्‌+मि - नलूजिन्नति वन्नास्‌+ (सूरः नास) 


पागल पन के लिए उपचार 


!} पागल व्यक्ति पर तीन दिन सुनह सुबह-शाम सूर 
फातिहा पढ़ कर दम करे, हर मर्तबा सूरत स्वत्म करने पर मुँह का 
भुक इकट्ठा कर के उस पर डाले। 


साँप-बिच्छ्‌ के काटे का उपचार 


) जिस को साँप- बिच्छू वगैरह जहरीले (विषैले) जानवर ने 
काट लिया हो उस पर सात मर्तबा सूर: फातिहा पढ़ कर दम करे। 


2) पानी और नमक मिला कर जिस स्थान पर काटा-डै 
मलता जाये और सूरः काफिरून, सूरः फ- लक, सूर: नास पढ़ करं 
दम करला जाये। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि एक मर्तबा नमाज 
में बिच्छू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्जम को काट लिया 
नमाज़ के बाद आप ने फुरमाया - अल्लाह लानत करे बिच्छू १९, 
नमाजी को छोड़ता है और न बेनमाज़ी को। फिर आपने नमर्क 
और पानी मँगवाया, आप काटने के स्थान पर मलते जाते औ' 
ऊपर की त्तीनों सूरलों को पढ़ते जाते थे। 


नोट - तर्जुना याद करने का शौक हो तो ' लुर्जुमे वाले कुरआन 
मजोट से याट कर लें (इदरीस) 





——————— ब]3 
ee Me SS RR 


या सह पढ़ कर दम करे : 
A "दि, ०.. , 
बिसूमिल्लाहि अज्जतुन्‌ क्‌-रनिय्यतुन्‌ मिल्‌-हतु बहरिन 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि हम ने नबी करीम 
सल्लल्लाहू अलैहि च सेल्लम की सेक में बिच्छू वगैरह के काठे का 


ऊपर का मंत्र पेश किया तो आप ने हमें उसे पढने की अनुमति दे 
दी और फरमाया -यह जिन्नों के इकरार और मृआहिदा में से है? 


जले हुए के लिए दुआ 
।) जले हुये शख्स पर यह पढ़ कर दम करे 
2geyes REAR ८ 2 ०३ 
अजहिबिल्‌ बा-स रब्बन्नासि, इशूफि, अन्‌- तथ॒शाफी, ला 
शाफीया इल्ला अन्‌- त 


तर्जुमा - “दूर .करदे तकलीफ को ऐ लोगों के पर्वरदिगार 
शिफा दे दे, लू ही शिफा देने वाला हे, तेरे अलावा कोई शिफा 
देने वाला नहीं है। ” 


आग बुझाने की दुआ 
।) कहीं पर आग लगी हो तो “अल्लाहु अवबर” कहे और 
बुझाए। 


नोट - आम तौर पर ऐसे मन्त्र जिनके अर्थ मालूम न हों, उन्हें 
पढ़ना मना है। इस मन्द की चूँकि नबी करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्लस 
प पढ़ने की अनुमति दे दी है इसलिये इसका पढ़ना जाइज है। (इद्रीस ) 


थे 
ने 
फायदा - संपादक रह: फरमाते हैं - यह अमल आजमाया 
हुआ हैं। 


पेशाब बन्द हो जाने ओर 
पथरी के लिये दुआ 


।) जब पेशाब बन्द हो जाये, या पथरी हो तो यह दुं 
पढ़े- 32.83 89,०५७ SS EBB GENES: 
GING SEES NG EES SGN 
Cas SCANS SUES Cats 
foe rss B35 
रब्बु - नल्लाहुल्लजी फिःस्समाइ, त-कद्-स इसूमु-क, 
अम्रु-क फिस्समाइ वल्‌-अर्‌जि, कमा रहू्‌-मतु- क फिस्समाइ, 
फज्‌- अल्‌ रह -म-तक फिल्‌ आजि, वगूफिर लना हू-बता 
व- खतायाना, अन्‌-त खब्बृत्तैय्यिबी-न फ- अनूजिल्‌ शिफा- अन्‌ 
मिन्‌ शिफाइ-क व-रहू-म-तन्‌ मिनू रहू- मति- क अला हा- जते 
कज + 
तर्जुमा - “हमारा रब अल्लाह है जो आकाश में हे (रे 
हमारे रब |) तेरा नाम पाक है, तेरा इक्म आसमान और जमीन मे 
(बराबर) हे, तेरी रहमत जैसे आसमान में हे ऐसे ही जमीन में भी 
आम कर दे, हमारे गुनाह और ख्त्ताएँ माफ कर दे, तू पार्क 
का परवरदिगार है, इसलिये तू अपने शिफा (के भन्‍डीर ) ने 
शिफा और रहमत (के खजाने) से रहमत नाज़िल फरमा दे इ 
बीमारी पर (कि यह समाप्त हो जाये] 





45 


की To 
फोड़े - फून्सी और घाव के लिए दुआ 


!) जिस शख्स के फोड़ा-फुन्सी या जुल्म (घाव) हो उस 
का उपचार इस प्रकार करे कि अपनी शहादत की उंगली जमीन 
पर रख कर यह कहते हुये उठाए : 


बिसूसिल्लाहि, तुर्‌ ~ बतु अशृजिना, बिरी- कति बअजिना, यृशूफा' 
सकीमुना बिइजनि रब्बिना 


तर्जुमा - अल्लाह के नाम के साथ, हमारी ही ज़मीन की 
मिट्टी, हम ही में से किसी एक शख्स के थूक के साथ, हमारे 
परवरदिगार के हुक्म से हमारा बीमार अच्छा हो जाये।" 


2) या कहे : 
PORN ७-० 
युश्फा सकीमुना बिइजूनि रब्बिना 
तर्जुमा - “हमार बीमार हमारे रब के हुक्म से अच्छा हो 
जाना चाहिये” 


हाथ-पाँव सुन्न हो जाने के लिए अमल 
।) जब पाँव (या हाथ) सुन्न हो जाये तो जिस से सब से 

अधिक मुहब्बत हो उस का नाम ले। 

जिस्मानी दुःख -तक्लीफ के लिए दुआ 


।) जिस शख्स को कोई बिसन दुख, वर्द या कोई र 


46 
DO ————— 
तकलीफ हो वह अपना बाँया हाथ तकलीफ को जगह रखे और 


दीन मर्तबा “बिसमिल्लाहि” कहे और सात मर्तबा यह दुआ पढ़े . 
IM है| 5. Uji NS a 5३४ 
अऊजु बिल्लाहि वकुद्‌ - रतिही मिन्‌ शरि मा अजिदु वउहाजिर 
तर्जुमा - में अल्लाह ओर उस की कुदरत की पनाह लेता 

हूँ उस तकलीफ की बुराई से जो मुझे हो रही है।” 

2} या सात मर्तबा यह पढ़े : 
5. ५१६ 2242:0-5$ dhl sina (रन 


अऊज़ु बिल्लाहि बिजिज़्जतिल्लाहि वकुद्‌ - रलिही मिन्‌ शरि 
मा अजिद्‌ 


तर्जुमा - “मैं अल्लाह की इज्जत और क़ुदरत की पनाह 
लेता हूँ उस तकलीफ की बुराई से जो मुझे हो रही है।” 

3) या तकलीफ के स्थान पर हाथ रस्व कर सात मर्तचा यह 
दुआ पढे : 

s ee 

2 OMS. ०० 03१०७] 8 3-25 > ३ 


अऊजु निखिज्जतिल्लाहि वक॒द-रत्तिही अला कल्लि शैइन्‌ 
मिन्‌ शरि मा अजिदु 


तर्जुमा - “ में अल्लाह की अज्जत और हर वस्तु पर 
उस की क्कुदरत की पनाह लेता हैं उस तकलीफ की बुराई से जो 
मुझे हो रही हे। 


4) या तकलीफ की जगह पर हाथ रख कर ताक मर्तबां 
यानी तीन, या पाँच, या सात मर्तबा यह पढ़ कर और फिर हीथ 


oS 4)7 
उठा करं फिर इसी प्रकार चन्द मर्तबा यह अमल करे: 





बिसुमिल्लाहि अऊजु बिअिजजतिल्लाहि वकुद्‌ -रतिही मिन्‌ 
जरि मा अजिदु मिन्‌ वज्‌औं हाजा 

तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, में पनाह लेता हूँ 
अल्लाह की इज्जत और कुदरत की, उस तकलीफ की बुराई-से 
जो मुझे इस दर्द की वजह से हो रही है।” 

5) या {खुद बीमार) अपने ऊपर “मु- अव्वज़ात” यानो 
हूः “फ-लक्‌” और सुर: “नास” पढ़ कर दम कर ले। 


आँख दुखने के लिए दुआ 
।) जिस शख्स की आँखें दुःख रही हों वह यह दुआ पढ़ें: 
Hg Bhs srs 


leds a 

अल्लाहुम्म मत्तेअमी बि-ब-सरी वज्‌- अलहुल्‌ वारि-स मिलनी 

इ~ अरिनी फिल्‌ अदुख्वि सारी बन्‌सुर्‌नी अला मन्‌ जु- ल- मनी 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुझे मेर आँख की रोशनी से 

लाभ पहुँचा, और उसको मेरा वारिसा (यादगार) बना दे ह मेरे 

दुश्मन (की जिन्दमी) में मेरा बदला मुझे (अपनी आँखों से) 

दिरा दे और जो मुझ पर अत्याचार करे उस पर मेरी सहायता 
फ्रमा। ? 


RS 
बुखार के लिए दुआ ` 
१) जिस को बुखार आ जाये वह यह पढ़े . 
DETERS: 


बिसमिल्लाहिल्‌ कबीरि, अऊजु बिल्लाहिल्‌ अजीमि र 
शरि कुल्लि जिरकिन नअआरिन्‌ मिन्‌ शरि हरिन्नारि 


तर्जूमा - “बजुर्ग-बड़े अल्लाह के नाम से, मैं पनाह तता 
हैँ और बज़ुर्ग और बड़े की हर जोश मारने वाली रग की बुराई पे 
और जहन्नुभ की आग से सोरिश (जलन्‌) की बुराई से।” 


सख्त बीमारी और जिन्दगी से निराशा 
के समय 


।}) अगर कोई सर्त बीमारी में घिर जाये और ज़िन्दगी से 
निराश हो जाये तो मरने की दुआ तो न करे, बल्कि अगर दुआ 


ही करनी है तो यह करे : 
ce (RP 72 7770 NETO 
अल्लाहुम्म अहूयिनी मा का- नतिल्‌ हयातु स्वै - रल्ली 
च-त- वफ्फनी इज़ा का- नतिल्‌ चफ़ातु खै- रल्ली 
तर्जुमा - “र अल्लाह! तू मुझे जिन्दा रख जब तक किं 


जिन्दगी मेरे लिये बेहतर छो और मोत देदे जब तक कि मरना मेर 
लिये बेहतर हो। ” 


4I9 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - अगचे कितनी 
॥ सख्त बीमारी हो और ज़िन्दगी से निराश हो, मरने की दुआ न 
मगे और ज़्यादा से ज्यादा ऊपर की दुआ माँगे। | 


किसी बीमार का हाल- चाल मालूम 
करने के समय की दुआ 


।}) अगर किसी बीमार का हाल- चाल और खैरियित मालूम 
करे तो यह कहे: 

WSU OES (७ igh Gi 

ला बा-स तहूरुन्‌ इन्‌ शा-अल्लाहु+ला बा-स तहरुन्‌ इन्‌ 
शा- अल्लाहु 

तर्जुमा - “कोई घबराने की बात नहीं अल्लाह ने चाहा 
तो (यह बीमारी ज़ाहिरी और अन्दरूनी तकलीफों से) पाक कर देने 
दाली हे+कोई घबराने की बात नहीं इन शा- अल्लाह, (यह 
बीमारी जाहिरी और अन्दरूनी ख़राबियों को) पाक कर देने वाली 
है | nh 

2) (शहादत की उॅगली पर अपना थूक लगा कर इस 


प्रकार ज़मीन पर रखे कि मिटटी उस पर लग जाये, फिर बीमार 
पा घायल के बदन पर तकलीफ के स्थान पर लगाता जाये) और 


पह दुआ पढ़ता जाये! | 
' ठ i ~ (2४८ lS 3 a Ee 52 F (2 , TSS ie ८०] 
oor pi ois es ८-३ 
बिसूमिल्लाहि तुर - बतु अर॒ज़िना वरी-कतु वअजिना युथफा 
सकीमुना बिइजनि रब्बिना (या) बिइजनिल्लाहि 


420 


4 को नाम उ आद हमारे साथ, हमारी 
नदह क में क का थूक, हमारा बीमार स्वास्थ k 
पाये हमारे रब के हुक्म से। ' hs 
3) या दायाँ हाथ बीमार के बदन पर फेरता जाये और र 
कहता जाये : 


८:5५ (दि 5] ४2४ भ : र Sr १ a 
NESTE 2 EAA i क 


अल्लाहुम्म अजहिबिल्‌ बा-स, रब्दबन्नासि इशफिली 
व~ अन्‌-तश्शाफी ला शिफा- अ इल्ला शिफाउ - क शिफाउन भ 
युगादिरु सक'- मन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तकलीफ को दूर फरमा पे] 
लोगों के पलानहार! इस बीमारी को शिफा दे, और तू ही स्वास्थ 
देने वाला हे, ते शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा रे 
कि कोई बीमारी बाकी न रहने ठे।” 


4) या यह दुआ पढ़े : 


5 (6 तर «a ५.९३ + (धर - 
Poe Fs Bs Boe Os) 


बिसूमिल्लाहि अर्की - क मिन्‌ कुल्लि शैइन्‌ यूजी- क, कि 


शरि कूल्लि नफसिन्‌ ओ अनिन्‌ हासिदिल्लाहु यशफी - क, बिगत 
अर्की - क 


तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ में तुश % ह 
करता हूँ हर उस चीज से जो तुझ्ने तकलीफ दे और हर इनस * 


42] 
१ "zs CR 
था हसंद करने चाली आस की, बुराई से, अल्लाह सुखे शिफा दे। 


हूँ अल्लाह के नाम के साथ तुझ पर दम करता हूँ।” 
5) या तीन मर्तेबा यह पढ़े ; 


र 3 CVA 3 ७7: 502९ आ नक 35> 
IIT BE OH BAB 


- 5-५+- Ey eT RPAH 
बिसूमिल्लाहि अर्की- क वल्लाहु मुशुफी- क भिन्‌ कुल्लि 
वाइन्‌ फी-क मिन्‌ शरिन्नफ्फासाति फिल्‌ अ-कादि वमिन्‌ जार 
हासिदिन्‌ इजा-ह-स-द 
तर्जुमा - “में अल्लाह के नाम से तुझ पर दम करता हुँ, 
और अल्लाह ही तुझ को शिफा देगा हर उस बीमारी से जो तेरे 
अन्दर हो और आड- फेक करने चाली महिलाओं की बुराई से. 
और हसद करने वालों की बुराई से जबकि वह हसद करने 
लगें। ” 
6) या तीन मर्तबा यह पढे : 
CWE JER Shy RI oP 
oo me 
बिसूभिल्लाहि अर्की - क मिन्‌ कुल्लि दाइन्‌ यशफी - क मिन्‌ 
थिरि कुल्लि हासिदिन्‌ इजा ह-स-द वमिन्‌ क्लि जी औनिन्‌ 


तर्जुझा - “में अल्लाह के नाम के साथ तुझ पर दम 

फरता हूँ, हर बीमारी से अल्लाह तुझे शिफा दे हर हसद करने 

की बुराई से जबकि वह हसद करने लगे, और नज़र लगाने 
भले की बुराई से।” 


422 ऋण 
7) या यह दुआ पढ़े : 
नी so न “६ 
२६ ८८2 | gia Nic ६६ MLE? |६ ६! sl 
BMG & ole, 
अल्लाइम्मशूफि अब्‌-द-क यन्‌-कउ ल-क अबुब्बन ओ 
यमशी ल-क इला जना- जृत्तिन्‌ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू अपने इस बन्दे को शिफा डे 
कि यह (अच्छा हो कर) तेरे किसी दुश्मन को घायल करेगा छू 
(कम से कम) तेरी रजा के लिये किसी जनाजे के साथ जायेगा” 


8) या"यह दुआ करे : 


~ न | 4 के Ra ph 
क \ (>) ह Ao | eal 


अल्लाहम्मश्‌ फीही अल्लाहुम्म आफिही (या) अअफिही 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू बीमार को शिफा दे दे” (या) 
“उसे तन्दुरुस्त कर दे”। 
9) मरीज का नाम ले कर यह कहे : 
$3 235 30४४८ 3758 ९६%» 7६८ #। 5८५5६ 
क्‍ CNATHER VS, 
या -प्डुलानु श-फल्लाहु सक्‌-म-क बव-गु-फ-र 


जम्‌-ब-क व- आफा-क फी दीनि-क वजिसूमि- क इला मुद्दति 
अ- जलि- क 


तर्जुमा - “ऐ फला! अल्लाह ने तेरी बीमारी को शिफा 
दी, तेरे गुनाह बख्श दिये, और मरते दम तक के लिये तेरे व" 
को भी और तेरे बदन को भो आफिय्यत दे दी (इनूशाअल्लाह) 


423 
0) या 7 भर्तबा यह दुआ पढ़े : 


CE SI OO 

अस्‌- अलुल्ला- हल्‌ अजी-म रब्बल्‌ अरभषित्‌ अजीमि अय्यश्‌ 
फी-के 

तर्जुमा - “में अल्लाह बजुर्ग और बड़ाई वाले से “भा 

हूँ जो बड़े अशे का मालिक है कि मुष्ने सिंफा दे दे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस शख्स ने भी 
किसी ऐसे बीमार की, अयादत की जिस की मौत न आयी हो औरं 
(ऊपर की) दुआ की तो अल्लाह पाक उस बीमार को उस बीमारी 
से जरूर ही शिफा देदेंगे। 


9) या यह दुआ करे : 
TR 
या हलीमु, या करीमुशफि - फूला - नन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ हलीम, ऐ करम करने बाले! तू फला को 
शिफा दे दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक व्यक्ति 
हजरत अली रजि0 के पास आया और कहा - कि फला व्यक्ति 
बीमार है। आपने फरमाया - कया तुम्हें इस बात की खुशी हे कि 
वह अच्छा हो जाये? उस ने कहा - जी हाँ। तो फरमाया - तुन 
(ऊपर की) दुआ करो वह अच्छा हो जायेगा। 


है 


यद्य 
स्वय बीमार आदमी के लिए के लिए बीमार 
की हालत मे दुआ 


१) बीमार आदमी बीमारी की हालत में 40 आर्बा यह 
आयत्त पढ़े ; 


MENS Li BSE BM 


लाइला-ह इल्ला अन्‌-त सुबूहा-न-क इन्नी कुनूत्‌ 
मि- नज्जालिमी-न 


तर्जुमा - “तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक 
में ही अत्याचार करने वालों में से हूँ।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस मुसलमान ने 
अपनी बीमारी की हालत में 40 मर्तचा ऊपर की आयत पढ ली 
तो अगर इस बीमारी में देहान्त कर गया तो 40 शहीदों का सवाब 
पाएगा। ओर अगर अच्छा हो गया तो उस के समस्त पाप बस्य 
दिये जायेंगे। 
2) बीमारी के जमाना में यह दुआ पढे £ 
SITIES CIENCY 
ASS EES 55 aN 
-40५४॥ ६४५४५ 055 its 
लाइला-ह इल्लललाहु वल्लाहू अक - बर्+लाईली- ह 
इल्लल्लाहु बहू- दहू + लाइला- ह इल्लल्लाहु वहू- दहू ला शरी" रॅ 
नहू +लाइला- ह इज्लल्लाहु लहूल्‌ मुल्क व~ लहुल्‌ हम्‌ 





किम — 425 
rR 
,लाइला- ह इल्लल्लाइ वला हो-ल चला कूब्व-त इल्ला बिहि । 
तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहो, और 
ही सब से बड़ा हे +अल्लाह के सिवा कोई भानू नहीं 
वह अकेला और (तन्हा) हे+ अल्लाह के सिवा कोई माबूद महीं | 
उस का कोई साझीदार नहीं+ अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं ़ 
उसी का (त्तमाम) मुल्क है और उसी के लिये सब तारीफ 
३+अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं ओर कोई भी ताकत और 
क्व्वत अल्लाह के सिवा (हासिल) नहीं।" 
फ़ायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि - जो शरस 
अपनी बीमारी की हालत में ऊपर की दुआयें पढता रहा और 
देहान्त कर गया तो जहन्नुम की आग उसको न सवा सकेगी। 


शहीद होने या मदीना शरीफ में 
देहान्त पाने की इच्छा ओर दुआ 


) सच्चे दिल से ओर सच्ची तमन्ना से यह दुआ किसा 





i कि डी जा कि a. CA FESS ai 
LC LOSNNEE TNT WEE EEE 


अल्लाहुम्मर्‌ जुकनी शहा-द-तन्‌ फी सबीलि-क बज्‌- अल 
भौती बि- ब- लदि रसूलि-क 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत अता 
फरमा और अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ) के नगर 
(मदीना शरीफ) में मुझे मोत दे।” 


फायदा -हदीस झरीफ में आया है कि जो शख्स सच्चे 


426 
दित से अल्लाह की राह में शहीद होने की होने की दुआ मगेग |. 
अगर्चे बिस्तर पर मरे लेकिन अल्लाह तआला उसको शहीदों के 
दर्ज पर पहुँचा देगा। 

हदीस शरीफ में यह भी आया है कि जो शख्स सच्चे दिल 
से शहादत को चाहेगा उस को शहादत का दर्जा दे दिया जाएगा, 
अगर्चे उस को शहादत न मिले। 

और मह भी हदीस में आया हे कि जिस ने सच्चे दिल से 
अल्लाह की राह में कत्ल होने की दुआ मागी फिर (चाहे अपनी 
मौत्त) मर जाये, या कत्ल कर दिया जाये (हर हाल में) उस को 
शहीद का सवाब मिलेगा। 


अल्लाह की राह में शहीद 
होने का सवाब 


।) हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने (अल्लाह 
की राह में) ऊंटनी का दुध दूहने के बीच के समय के बराबर भी 
(यानी थोड़ी देर के लिये भी) जंग की, उस के लिये जनन 
चाजिब होगी। 


देहान्त के समय की दुआ 


।) मरने के समय, मरने वाले का मुँह किबले की तरफ 
कर डिया जाये और वह यह दुआ माँगे : 

CE ग कक 4 > उन SE की i क्र ~ 

अल्लाहुम्मग्‌ फिर्‌ ली वर्‌-हमूनी ब- अलृहिकनी बिरफीकित 
अञूला 





427 _ ||_|_|_ 
- “ ऐ अल्लाह! 
दूरमा, और मुझे रफीके आला a e+ साथ 
मिला दे। ” 
a ४। NCS 

2) लाइला-ह इल्लल्लाहु इन्न लिलमौति स- कतिन्‌ 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, बेशक 
मौत की सख्तियाँ (सत्य) हैं। 

3) और यह दुआ करता रहे : 

OF SAR NERF 

अल्लाइम्म अझिन्नी अला ग-मरातिल्‌ मौति व-स-करातिल 
मोति 


तर्जुमा - “एऐ अल्लाह! तू मोत की सस्तियो पर और 
जान निकलने (की तकलीफ] पंर मेरी मदद फ्रमा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आवया हे अल्लाह ततआला 
(फरिशतो से) फुरमाते हैं मेरा मोमिन बन्दा मेरे नजदीक हर 
भलाई (के ऊँचे दर्जे) का हकदार है (इसलिये कि) मैं उस के 
दोनों पहलू के दर्मियान से उस की रूह निकाल रहा हूँ और वह 
(जान निकाले जाने के समय भी) मेरी तारीफ कर रहा है 
(इसलिये ऐसे समय ऊपर की दुआ पढ़ना और अल्लाह पाक की 
हेम्द च सना करना बड़े सोभाग्य की बात है। 


* 


मरने वाले को तल्कीन (आश्वासन) 


।} जो लोग मरने वाले के पास हों वह लोग उसको 
“लाइला- ह इल्लल्लाहु” की तल्कीन्‌ करें, यानी खुद कलमा पढ़ें 
नाकि चह भी उन को सुन कर कलमा पढ़े। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस शख्स को 
जबान पर अन्तिम बात लाइला- है इल्लल्लाहु” हो, वह जन्नत 
में (ज़रूर) दाखिल होगा। 


मय्यित के पास जो लोग मोजूद हों 
वह यह दुआ पढ़ें 


]) जो लोग मव्यित के पास हों वह उस की आँखें बन्द 

कर दें और यह दुआ पढ़ें : 
i PEC NV RECAST MEPS 

अल्लाहूम्मगफिर्‌ लिफूलानिन्‌ वर्‌- फा द-र-ज-तह फित 
महूदिय्यी-न वखलुफडू फी अकिबिही फिल्‌ गाबिरी-न वगफिर्‌ 
लना व-लहू या रब्बल्‌ आ-लमी-न वफु-सह लहू फी कब्रिही 
व- नख्िर्‌ लह फीहि 

तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! फलाँ शख्स (यहाँ मय्यित का 
नाम ले) को बख्श दे और हिदायत पाये हुये लोगों (यानी जन्नती 
लोगों) में उस का दर्जा बुलन्द फरमा और उस के पीछे रह जाने 
वालों में तू उस का कायम मुकाम बन जा और हमारी और उसे 





__..++++- 429 


~ me 
की (सब की) मम्फिरत फ्रमा दे। ऐ सरे जहानों के पालनहार ! 
उस की कन्र को कुशादा कर दे और कब्र में उस को नूर अता 


फुरमा (यानी उस की कब्र को रोशन कर दे) 


फायदा - हदीस शरीफ में आवा है कि जो भव्यित के 
पास मौजूद हो वह मय्यित की आँखें बन्द कर दे और उस के 
लिये ऊपर की दुआ पढ़े, तो फृरिश्ते उस की दुआ पर आमीन 


कहते हैं। | 
मय्यित के घर वालों के लिए दुआ 


।} मय्यित का हर घर जाला यह दुआ करे : 
ee sara ALL SARA ७2554; ०६८ (है 

अल्लाहुम्मगू फिर ली व-लडू व- अअकिबनी मिन अक्‌- ब- 
न्‌ इ-स-न-तन्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्ला! तु मेरी और उस की मग्फिरत 
फरमा और मुनले उस का अच्छा बदला दे।” | 

2) और मय्यित के लिये सुर: यासीन पढ़ी जाये। 

3) और जिस पर (इस मय्यित की मौत की वजह से) 
मुसीबत पड़ी है, वह यह पढे 

abso sst 

इन्ना लिल्लाहि व इन्मा इलेहि राजिजू- न+अल्लाहुम्म अजिरनी 
फी मुसी- बत्ती वहलिफ्‌ ली खै -रम्मिन्‌हा 

तर्जुमा - “बेशक हम सब अल्लाह के ही हैं और हम 


बा न महा... POM rr 


430 


उसी की तरफ लोट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मेरी इस 
मुसीबत में मुझे बदला दे और इस के बदले मुझे बेहतर बदला दे|” 


जिस का बच्चा मर जाये 
उस के लिये दुआ 
।) जिस का बच्चा मर जाये वह 
अल्‌-हमूदु लिल्लाहि अला कुल्लि हालिन्‌ (और) 
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिऊ-न पढ़े 


फायदा - हदीस कुद्सी में आया है कि जब किसी 
(मुसलमान) बन्दे का बच्चा, मर जाता है तो अल्लाह तआला 
फरिश्तों से कहते हैं- तुमने मेरे बन्दे के बच्चा की जान निकाल 
ली? फरोशते कहते हे। - जी हाँ (ऐ मेरे रब!) अल्लाह तआला 
फरमाते हें- तुम ने उस के दिल का फूल तोड़ लिया? फरिशते 
कहते हैं- ज़ी हाँ। अल्लाह तआला फरमाते हैं। मेरे बन्दे ने इस 
पर क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं- उस ने “जल्‌- हम्‌दूलिल्लाहि” 
कहा ओर “इन्ना लिल्लाहि चइन्ना इलैहि राजिऊ-न” पढ़ा! इस 
पर अल्लाह तआला फरमाते हैं- (जाओ) मेरे उस बन्दे के लिये 
जन्नत में एक महल बना दो और उस का नाम “बेतुल हमूदि” 
(हम्द का महल) रख दो। 


ताजि-यत करने वाले यह कहे 


॥) जब ताज़ि-यत (पुसे) के लिये जाये तो घर वालों की 
सलाम करे और कहे - 





= 
~ Cp Fa र 
eA BSP HSC i 
sl 
डून्ना लिल्लाडि मा अ-ख-ज वलिल्लाहि मा आअता वकुल्लुन 
झिन्‌- दष्ू बि- अ- जलिम्मु- सम्मन्‌ फल्‌ - तस्तबिर्‌ वल्‌- तह - तसिब्‌ 
तर्जुमा - “ बेशक अल्लाह ही का था जो उसने ले लिया 
और अल्लाह ही का था जो उस ने दिया था। और अल्लाह 


तआला के हाँ हर एक ही की मौत की मुद्दत सुनिश्चित हे, पस 
तुम सब्र करो। और सवाब हासिल करो।” 


ताजि-यत (पुरसी) के पत्र का विष्य 


%* जब किसी को ताजियत का प्रत्र लिखना हो तो नीचे 
के मजमून (विषय) का खत लिखे : 
स्खलुल्लाड रल्‍लल्लाडु अलैहि च सलल्‍मनम 
क्के लाजियनल का उदवता डजरल जात 
लिन्न जानन्न रज्ति0 च्छो पुत्र के लेडान्स - 
ष्प्र 
१) इजरत मआज बिन ज- बल रजिए के बेटे के hs 
पर नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (नीचे का पव) 
लिखा था - 
29८00 RRISNS SD ll 
52053 &॥42052-99:42(३-० ५ 
CONC OLY 





432 
६३९४३ GASES (८9859 AC 3] 
5563 Fes 22955 359) A ol ls? 
SIRE, 35) ५०:४३ 230०-८६ Yd i, 
SENSE YN os) ETE 
3 BE IES PMNS DD Sal 7 


=») ~ ~ 5 9-०५ POE OU AS 3 3 9०-८२ जा गम 


5 ed NAR s “ (/ 9 2 be 


>) OS 9 2०००७ ND ):)) 5७.6) i FC । 


sts ४32 ५६ zs ~) ६5८ Clo 9 ¢ 3-53 ~ 
uo Ty के (2 ह आ 
~ फ) (५ } ) Iu | 


AN 






बिसूमिल्ला हिरहमा निरहीम्‌ + मिन्‌ मु- हम्मदिन्‌ रसूलिल्लाहि लीहि / 
इला- म- आजिबूनि ज- बलिन्‌, सलामुन्‌ अले- क, फुइन्नी अह-मः 
इलै- कल्ला -हल्लज़ी लाइला-ह इल्ला हु-व, अम्मा बञद्‌! 
फअ्‌-ज॒-मल्लाहु ल-कल्‌ अज्‌-र वल्‌-ह- म- कस्सब्‌+र 
व-र-ज-कना वइय्या-कश्डुक-र, फइन्न अन्‌फु-सना' 
व- अम्‌वा-लना व- अहूलीना वऔला- दना मिव्वाहिबिल्लोहि' 
अज्जावजल्लल हनिय्याति व- अवारिय्यतिल्‌ मुस्तो- द- अति. 
तु-मत्तञु बिहा इला अ- जलिम्मादूदिन्‌ व- यकाबिजुहा 
लि-वकूतिन्‌ मालूमिन्‌ सुम्मफ्‌-त-र-ज्‌ अलै-नश्शुकु-र 
इजा अअूता वस्सब्‌-र इ-जब्‌-तला फ॒का-न बूनु-क मिन्‌ 
मवाहिबिल्लाहिल्‌ हनिय्यति व- अवारिय्यहिल्‌ मुसूतौ- द- अति 
मत्त-अ-क बिही फी गिबू-ततिन्‌ वसुरुरिन, व-क-ब- जई 
मिन्‌-क बि-अजरिन्‌ कबीरि निस्सलाति वरह-मति वल्‌ हुदी 
इनिहू-त-स ब्‌-त, फसूबिर्‌ वला युहूबित्‌ ज-ज॒रञुःर्के 





433 


-र-क फ तन 7“ मत वक-लग्‌ अन्नल्‌ ज-ज-अ ला यरुद 
जै- अन्‌ वला यद्‌- फु हुज्‌- नन्‌ वमा हु- वृ नाजिलुन्‌ फ-क- 
कद, वस्सलामु 


तर्जुमा (शुरू करता हूँ) अल्लाह के नाम के साथ जो 
बरा रहम करने वाले मेहरबान हैं। अल्लाह के सन्देष्टा “मु - हम्मद” 
की तरफ से मआज बिन ज बल्‌ के नाम! । 


तुम पर सलामती हो! में तुम्हारे सामने अल्लाह की तारीक 
करता हूँ जिस के अलावा कोई गाबूद नहीं है। हम्द व सना के 
बाद! अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा बदला अता फरमाये और सब्र करने 
की तौफीक दे और हमें और तुम्हें शुक्र अदा करना नसीब 
फरमाये, इसलिए कि बेशक हमारी जानें, हमारा माल, हमारे 
बाल- बच्चे और हमारी ओलाद सब अल्लाह बजुर्ग और बरतर के) 
बेहतरीन तुहफे और उधार के तोर पर हवाले की गयी चीजें हैं 
जिन से हमें एक सुनिश्चत समय तक फायदा उठाने का मौका.) 
दिया जाता हे और निश्चित समय पर उन को (वापस) ले लेता] 
है, फिर हम पर फर्ज किया हे कि जब वह दे तो हम शुक्र अदा. 
करें और जब वह आजमाए (और उन को वापस ले ले) तो.सब्रे द 
करें। )) 


तुम्हारा बेटा भी अल्लाह की उन्हीं बेहतरीन नेमतों और . 
हवाले की हुयी उधार चीजों में से एक (उधार का तुहफा) था। 
अल्लाह तआला ने तुम्हें उस से बेहतरीन सूरत में नफा पहुंचाया 
ओर (अब ) उस बड़े अज को रहमत और मग्फिरत व हिदायत के 
बदले में वापस ले लिया, मगर शर्त यह है कि सब्र और शुक्र 
करो। इसलिये तुम अब सब्र और शुक्र से काम लो ओर (देस्वो) 
एुम्हारा रोना- धोना तुम्हारे सवाब को कहीं बर्बाद न कर दे कि 


434 
फिर तुम्हें शर्मिन्दगी उठानी पड़े। और याद रखो! कि रोना_ घेन 
कुछ नहीं लौटा कर लाता और न ही रन्ज और गम को दूर 
करता है। और जो होने वाला है वह तो हो कर रहेगा _ 
सलामती हो तुम पर। 

फरिश्तों की त्ताजियत का बयान 
।) या नीचे के शब्दों में ताजियत करे : 
Esai F535 56४ था 
RPS LAPS Bag 
-“>५-2७/४०८६४२५८५४४४०४:९४५४४ 
-४6:5%॥4:-255ऋ८%5 55 
अस्सलामु अलैकुम्‌ व-रह्‌- मतुल्लाहि व-ब-रकातुदू! 
इन्न फिल्लाहि अजाअअम मिन्‌ कूल्लि भुसी-बतिन्‌ व- 
ख-ल- फन्‌ मिन्‌ कुर्ल फाइतिन्‌, फबिल्लाहि फ- फसिकू वहय्पाहू 
फूर्‌जू, फइन्न- मल्‌ महस्मु मन्‌ इुरि-सस्सवा- ब- वस्सलामु अलेकुम्‌ 
व~ रहू- मतुल्लाहि व-ब-रकातुहू + 
तर्जुमा - “तुम पर सलामती हो और अल्लाह की बर्कतें 
और रहमतें (नाजिल) हों। बेशक अल्लाह ही हर मुसीबत में सत्र 
देने वाला है और वही हाथ से गयी हई चीज़ का बदला देने वाला 
है। इसलिये तुम सब अल्लाह ही पर भरोसा करो और उवी ते 
आशा रखो, इसलिये कि असली महरूम तो वह है जो अज और 
सवाव से भहरूम रहा) और तुम सब पर सलामती हो और अल्लाह 
की रहमतें और बर्कतें डों।” 


~ 435 
TT 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब नबी करीम 
अलैहि व सल्लम देहान्त कर गये तो फरिइतों ने आप 
के घर वालों और सहाबा की इन्ही ऊपर के लफ़जों में ताजियत 
की थी। | 





हजरत खिज् की ताजियत 
॥) या नीचे के लफ़जों में त्ताजियत करे : 
GSP 4.7 478४2: SERIE 


SHIITES sis gcse 
ICES SSCS BK 

इनन फ्िल्लाहि अजा- अन्‌ मिन्‌ कूल्लि मुसी- बतिन्‌, 
बखि- व - जन्‌ मिन्‌ कुल्लि फाइतिन्‌ व-स्व- ल- फन्‌ मिन्‌ कुल्लि 
हालिकिन्‌, फइ- लल्लाहि फ्‌- अनीबू, वइलेहि फुर - गबू, व-न- जरु 
इलैकुम्‌ फिल्बलाई, फनूजुरु, फडन्नमल्‌ मुसाबु मल्लम्‌ युज्‌ -चर् 

तर्जुमा - “बेशक अल्लाह ही हर मुसीबत में सब्र देता 
वाला है, और हर मुर्दा शख्स या चीज का बदला ओर हर हलाक 
हये शख्स या चीज का बदला देने वाला है। पस तुम सच अल्लाह 
की तरफ लौटो और उसी की तरफ झुको, और इस आजमाइश में 
उसकी नज़र तुम्हारी तरफ हे, इसलिये तुम ख्याल रस्वो (कि कहीं 
अज्र और सवाब से महरूम न हो जाना) इसलिये कि मुसीबत का 
मारा (वास्तव में) वही शख्स हे जिस को बदला (यानी अज और 
नवाब) नहीं दिया गया! ” 


फायदा - इदीस शरीफ में आया है कि ( के रसूल 
सन्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के देहान्त के दिन) एक सफेद दाको 


436 — 
चाला, तन्दुरुस्त और शक्ति शाली, सुन्दर ( और खूबसूरत शत 
आया और लोगों की गर्दनें लाँघता हुआ (जनाजा के पास) पहुँचा 
और खूब फूट-फूट कर रोया और फिर सह्ठाबा की तरफ 
करके ऊपर के लफ्जों में ताजियत की और तुरन्त चला गा 
हजरत अबू बक़् और हजरत अली रजिए ने फरमाया-यह सिद्ध 
अलैए थे! 


मस्यित को उठाने या 
जनाजा उठाने के समय 


।) जो लोग मय्यित को उठाकर चारपाई पर लेटाएँ. यां 
जनाजा उठाये, उस समय “बिसूमिल्लाहि” कहें। 


जनाज़ा की नमाज की दुआ 


।) जनाजा की नमाज़ भें सलात- सलाम (दरूद व सलीम] 
पढ़ने के पइ्चात्‌ यह दुआ पढे : 


EE 4" ५३८ न आन प a & 3 Fe हि 
iD CASHRC PEIN SE 
isis Fe nl Ms [Es = Pa RR) ~ 
BONELESS BB ENB 
ज ५ <= न Fe Ei? म Ps TF 
2h dE RR ERS oN £ 
4 +. 3 HE क &ः [Es 4555 Lila TAGE 
vib S63. SSCS SES ais 
SOE HELE 
_ अल्लाहुम्म अब्‌ दु-क वबूनु अ-मति-क का-न यश्‌-॥ 
जल्लाइला-ह इल्ला अन्‌-त, वह-द-क, लांशरी-क ल” Fe 
ने-यश ~डदु अन्न मु- हम्म-दन्‌ अबूद-क वब-रखसूलु- की 


437 
Tn 
अस्‌-ब” ह फकी- रन्‌ इला रह-मति- के, व-अस्‌-बह-त गनिय्यन्‌ 
अन्‌ अजाबिही, त- ख़ल्ला मि- नहुनया व- अहूलिहा, इन्‌ का-न 
जाकि -यन्‌ फ जक्किही, चइन्‌ का-न मुखति - अन्‌ फगफिर 
लहू+अम्लाहुम्म ला तुहरिमूना अज्‌-रहू वला तुजिल्लना बअ-दहू 


तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! (यह) तेरा बन्दा और तेरी लौंडो 
का बेटा गवाही दिया करता था कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, 
तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं हे। और गवाही दिया करता 
था कि मुहम्मद तेरे बन्दे और तेरे रसूल हैं! (अब यह) तेरी 
रहमत का आशा वान है और तू इस को अजाब देने से बेनियाज 
है (अब यह) दुनिया और दुनिया वालों से अलग हो कर तेरे 
दरबार में हाजिर है। अगर यह (गुनाहों से) पाक हे तो और 
ज्यादा तू इसे पाक-साफ कर दे, और गुनाह गार है तो उस की 
मग्फिरत कर दे। ऐ अल्लाह! तू हमें भी (रोने- धोने में गिरफ्तार 
कर के) उस के सवाब से महरूम न कर और इसके बाद तू हमें 
गुमराह भी न कीजियो।” 


2) या यह दुआ पढे : 


जल हैं वी हु का: F के Ee , क I 9 ० न 
ONESIES SYN DN 
ख RC FE - न ह AT 5 “i ~ is 
SP RIE RAW SE 
ह जहा कं मं | 

जी व श्र रू की ४ ग Ct र LE 
PSM INSP RN GN ESSE 


ह 


FE की Br | nd 


CARA SES A SASS SoA 
PONE pices ie 5 EMS 
अनहु, 
३ _„ न्हुम्मगू फिर्‌ लहू वर्‌- छम्‌ह, दआफिही, hh ष 
अकरिम्‌ नुजु-लहू, व-वस्सिअ मद्‌-ख- णद्‌ [सिलूहु 


न 438 LL 
नक्के- तस्सौ-बल्‌ अबू-य-ज॒ मि-नद-नसि, व- अबूदिलह दास 
खै-रम्मिन्‌ दारिही, व- अह्‌- लन्‌ खै-रम्मिन्‌ अहलिही, वजौ-जम 
खै-रम्मिन्‌ जौजिही, व- अद्खिलहुलू जन्न-त व- अञिजहु मिन्‌ 
अजाबिल्‌ कबूरि व- अजाबिन्नारि+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इसे माफ कर दे, इस पर रहम 
फरमा, इस को आफियत दे, च्स की अच्छी मेहमानी कर, इस 
का ठिकाना (कब्र) कुशादा कर दे, और इस {के गुनाह) को 
पानी के साथ बर्फ के साथ, ओलों के साथ, ऐसे धो दे औः 
पाक-साफ कर दे जैसे, तू सफेद कपड़े को मैल-कूचैल हे 
पाक-साफ कर वेत्ता है। और इस को उस के (दुनिया के)-फ 
से बेहतर घर, और उस के घर वालों से बेहत्तर घर वाले, और उस 
की पत्नी के बेहतर पत्नी बदला दे। और इस को जन्नत में 
दाखिल कर दे और कब्र के अजाब से और (जहन्नुम की) आग 
के अजाब से पनाह दे दे।” 

3) या यह दुआ पढ़े : 

Ess Rss ss sonal 

TTT 4६ ६/ FP 


LE Fd 3 a द bard दूँ 
7 (४.५ ८ el [s ध 
3.5 ०.०. A AR | > bibles 


pe 
- FER | (४ < “ik, he है 0 | 
DR ENT TOT 
र व CLs रै र म्र a श्र | 
-8 03% ls ५२८८ sae y 
अल्लाइुम्मग फिर लि-हव्यिना व-मय्यितिना, ब-सगीतिता 
व- कबीरिना, व-जु-करिना वउन्‌साना, वशाहिर्दिती 


वगाइबिना + अल्लाहुम्म मन्‌ अहयै- तहू मिन्ना फअहयिही भें: ल 
इसूलामि, च- मन्‌ त-वफ्फौ- तहू मिन्ना फ-त- बफ्फहू ॐ” ह 








3 
ईमाति+ अल्लाइुम्म ला तुहूरिमूना अज्‌-रहू बला तुजिल्लना बझ दहू 
- “ तू हमारे जिन्दा और भूरे हुये को, छोटे 
ओरतों » छोटे और 
बड़े को, मदों और औरतों को, भोजूद और गाइन आदभियों को 
बख्श दे। ऐ अल्लाह! तू हम में से जिस को जिन्दा रखे उसे 
इस्लाम पर जिन्दा रख और जिस को वफात दे उस को ईमान पर 
बफात दे। ऐ अल्लाह! तू हमें इस (पर सब्र करने) के अज से 
महरूम न कर और उस (की चफात) के बाद हमें गुमराह न 
करना | प्र ( 
4) या यह दुआ पढ़े : 
Sra <<5 ए८/ <55 ४7:2६ ६8 


Ne lo on NE Se 
४१३७५ Tee 


अल्लाहुम्म अन्‌-त्त रब्बुहा व-अन्‌-त ख-लकु-तहा 

व- अन्‌- त इदे- तहा लिलू इस्लामि च- अनू-त क-बजू-त रु- दहा 

व-अन्‌-ल अञ्'लमु बिसिरिहा व~ अला नि-यतिहा जिञूना 
यु-फआ- अ फगूफिर्‌ लहा 

जर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! तू ही इस का पालनहार है, तू 

ने ही इस को पैदा किया, और ऐ मेरे मौला! तू ने ही इस को 

“भ्म लाने की हिदायत दी, और (अब) तू ने ही इस की जान 

निकाली है, लू ही इसके अन्दर-बाहर को जानता है, हम (तेरे ही 

+ से) सिफारिश करने आये हैं, तू (अपने फ़ल और करम 

) इस को माफ फरमा दे।” 


5) या यह दुआ पढ़े - 


440 
On 00 0 


RPS CODD ४७४5-५७. 2 7:58 
re bor CEE 
अल्लाहुम्म इन्न फुला-नबू-न फुलानिन्‌ फी जिम्मति- के 
व~हबूलि जबारि-क फकिही मिन्‌ फिलत्‌-नतिल्‌ कब्र 
व~ अजाबिन्नारि, ब- अन्‌- त अहूलुल्‌ वफाइ वल्‌- छमदि, 
फगफिर्‌ लहू वर्‌-हम्‌हु इन्न-क अन्‌-तल्‌ गुफूर्रुरहीम्‌+ 
तर्जुमा - “ए अल्लाह! फलाँ का चेटा फसाँ (यहाँ मु 
का और उस के पिता का नाम ले) तेरी हिफाजत और तेरी हो 
पनाह कके सहारे पर है, पस तू इस को कब्र की आजमाइश से 
और जहन्नुम की आग से बचा ले, और तू (अपने वादे को) पूरा 
करने वाला और सब तारीफों के लायक है। ऐ अल्लाह! पस तू 
इस को माफ कर दे, ओर इस पर रहभ फरमा। बेशक तू हो 
बड़ा माफ करने वाला है।” 


6) या यह दुआ पढ़े : 

SE मू 0 EE FT ~ $5 १।५३) > gi 9 
eS EEN ४द्धा ८25 BEE 

Fr 2 - ट 3 | (5 उट a & Mer Caf F4 
SSO a>) 3 > i 563} स्‍<2+ 
अल्लाहुम्म अबूदु-क वबूनु अ-मति-क इहताजा इला 


रह्‌-मति- क व-अन्‌-त गनिम्युन्‌ अन्‌ अबि इन्‌ का~ न मुहसि- नन 
फुजिद्‌ फी एहसानिही वइन्‌ का-न मुसी- अन्‌ फ-तजा- कज्‌ अनूहु+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तेरा (यह) बन्दा और तेरी लाडी 
का बेटा, तेरी रहमत का मोहताज है, और तू इस को दन्ड देने 
से बेनियाज़ है, अगर यह नेक है तो इस की नेकियों में इजाफा 


र Sh ~ 
करमा और अगर मह गुनाइगार है तो इसे माफु फूरमा दे।” 

7) या यह दुआ पढ़े : 

» के 4 Niet; lS 

£ ४ हे Ri BAG A MICO las FN 

SN WEbsresas ta 

४४४५०:०४४. 25४5; BNE ४ 

अल्लाहुम्म अनूदु-क वंबूनु अबूदि-क का-न यश- ड्ढु 
अल्लाइला- हइल्लल्लाहू व-अन्न मु-हम्म-दन्‌ अब्‌द्‌- क्त 
व-रसूलु-क, व-अनू-त अअ्‌-लमु बिही मिन्नी, इन का-न 
मुहसि-नन्‌ फजिद्‌ फी एह्सानिही वइन्‌ का-न मुसी- अन्‌ फगूफिर्‌ 
लहू, वला तुह्रिमूना अज्‌-रहू वला तफूतिन्ना ब~ दहू 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तेरा (यह) बन्दा और तेरे बन्दे 
का बेटा गवाही दिया करता था कि अल्लाह के अलावा कोई 
माबूद नहीं हे और यह कि मुहम्मद तेरे बन्दे ओर रसूल हें, और 
तू तो मुझ से ज़्यादा इस (के हाल) को जानता हे, अगर यह 
नेक है तो इस की नेकियों और भलाई में ज़्यादती फरमा और 
अगर यह गुनाहगार है तो इस को माफ कर दे, और तू हमें भो 
इस (की मौत पर सब्र) के सवाभ से महरूम न फ्रमा, और इस 
(के मरने) क्के बाद हमें किसी आजुमाइश में न डाल।” 


नोट- जनाजा की नमाज़ में पढने की मशहूर दुआ सो न0 ३ है, 
चाकी में दे किसी दुआ को भी इस के बाद पढ़ ले तो कोई हरज क 
बेहतर यह हे कि जनाजा की नमाज़ खत्म होने के बाद इन दुआओं में 
से किसी भी दुआ को पढ़ कर मब्यित के लिये नाफी की दुआ es 
बहरहाल, याद लो इन सभी दुआओं ओर इन के तर्जुगों को ही कर 
चाहिये, और कभी कोई दुआ पढ़े और कभी कोई दुआ (इदरीस ) 


442 
OT 
मय्यित को कब्र में रखने के समय 
की दुआ 
}) जब मय्यित्त को कब्र में उतारे तो यह कहे : 
BENIN 53 5 iy 
बिसूमिल्लाहि व- अला सुन्नति रसूलिल्लाहि (सल्लल्लाहु अलैहि 
खृ- सल्ल-म) 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह के 


रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की सुन्नत (यानी मिल्लत) पर 
{हम इस को दफन करते हैं) 


2) या यह कहे : 
2222 tes EE tk ~< FE es 
aig Hassall 
बिसूमिल्लाहि चबिल्लाहि व- अला मिल्लति रसूलिल्लाहि 
(सल्लल्लाइ्‌ अलेडि व सल्लम) 


तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह (कि 
हुक्म) से, (हम इस को) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि बे 
सललम) की मिल्लत पर (दफन करते हैं) 


3) या यह कहे 
AE (४८2, क्र र 2 ifs; 2१ (5: ४० 
BH aos Ess irl 
Rs ors or 
मिन्‌डा ख- लकनाकुम्‌ वफीहा नऔदुकुम्‌ वमिन्‌हा नुखरिजुकु( 





तन... 443 
er ro RRR 
ता-र-तन्‌ उखरा+ बिसूमिल्लाहि वफी 
रसूलिल्लाहि + फी सबीलिल्लाहि व- अला 
तर्जुमा - “ इसी जमीन से हम ने तुम को पैदा 
से किया है, 
और इसी जमीन में हम तुम को लोटा देंगे, और इसी जमीन हें 
हम तुम को (कयामत के दिन) दोबारा निकालेंगे+ अल्लाह के 
नाम के साथ और अल्लाह ही की राह में और अल्लाह के रसूल 
(सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) के दीन पर (हमने इस को दफ़न 
किया है) 


दफन से फारिगु होने के बाद की दुआ 


।) जब दफन से फ़ारिग हो जायें तो कब्र के पास खड़े हो 
कर (मौजूद लोगों से) यह कहें : 
SS SY Cries esata 
इस्‌ - तगफिरुल्ला- ह लि-,अस्रीकुम्‌ व- सलू लहुत्तवनी तत 
फइन्नहुल्‌ आ-न युस्‌- अलु 
तर्जुमा - “तुम अपने भाई के लिये अल्लाह तआला से 


माफी मागो, और उस के (मुन्किर नकीर के जवाब में) साबित 
कदम रहने की दुआ करो, इसलिये कि इस समय इस से सवाल 


(च जवाब) किया जा रहा है।” 


2) दफन के बाद कब्र पर सूरः ब-क-रः का पहना 
स्कूअ (यानी अलिफ लाम मीम से मुफलिहून्‌ तरक) 


अन्तिम रुकूअ (यानी आ-म-नर्सूलु से काफिरी-न ततक पढ़ा 
जाये। | 





न्ने की जियारत के लिए कुसा 


जाने के समय की दुआ 


।} जब कब्र की जियारत के लिये कड्रुस्तान जाये नो यह 
कहे ; 

Cl DS al oD GAS ६ 

AS pes] Cass ‘sa SCI 75 

Se INA ४7; 

अस्सलामु अलैकुम्‌ अहू- लद्दियारि मि-नल्‌ मोमिनी-न क्ल 
मुसूलिमी-न बइन्ना इन्‌ शा-अल्लाहू बिकुम्‌ ललाहिक्‌- न. 
नस्‌- अलुल्ला-ह लना व-लकुमुल्‌ आफि-य-तत, अनूत्तुम्‌ लना 
फ -रतुन्‌ व-नहनु लकुम्‌ त-ब अुन्‌+ 

तर्जुमा - 'ऐ (इस) बस्ती के रहने वाले मोमिनो और 
मुसलमानों! तुम पर सलाम। बेशक हम भी इनशाअल्लाह तुम-में 
बहुत जल्द मिलने वाले हैं, हम अल्लाह तआला से अपने और 


तुम्हारे लिये शान्त्ति की दुआ करते हैं, तुम हम से पहले जाने वाले 
हो और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं।” 


2) या यह कहे : 


Pg 


FE कान Fs 
23 CPAs OSGI} (47८ NT 
aE OSE १! RSENS HE) 


अस्सलामु अला अहलिदियारि मि-नल्‌ मोमिनी-न वर्ण 
मुसलिमी-न व-यर्‌-हमुल्लाहुलू मुस्‌- तक्दिमी-न मिन्ना 


oie i To ee वइन्ना इन्‌ 
लि -न+ हन्ना इन श-अल्तह द्रूत 777: 


५ ललाहिक 
तर्जुमा - ऐ (इस) बस्ती के छने कूरे न 
' चुत पर सलाम! और अल्लाह हम में से पहले 
पर भी रहम फरमाये, और बाद जाने 


जाने वालों 
हम भी इन्शाअल्लाह बहुत जल्द तुम से कि ० और 
3) या यह कहे Lm 
( 
s wT} J ) 


OA) SC NTE is a 
अस्सलामु अलैकुम्‌ दा-र कौमिम मोमिनी-न के 

मा तू-अदू-न ग-दन्‌ मु- अज्जलू-न वइन्ना इन्‌ शा- अल्लाहुं 
तर्जुमा - “ऐ मोमिनों की बस्ती के रहने वालो, तुम प्र 
सलाम! और तुम्हारे सामने तो वह (सवाब और अजाब) आ गया) 
है जिस का आने वाले कल के समय (यानी मरने के बाद) वादा} 
किया गया था, हम भी इन्शाअल्लाह बहुत जल्द तुम से मिलने, 

वाले हें (हमारे सामने भी आ जायेगा) 

(०) 


4) या यह कहे : क्‍ 


SASS १00 7.5 eh (0]$25:25%- 25 ड Sis =) 
अस्सलामु अलैकुम्‌ दा-र कौमिम मोमिनी-न वइन्ता इन 
शा- अल्लाहु बिकुम्‌ लाहिकू- न 


तर्जुमा - “ऐ मोमिन कौम की बस्ती के रहने वालो, तुम 
पर सलाम! और हम भी अल्लाह ने चाहा तो तुम से मिलने चाले 





हैं। ” 
) या यह कहे : 
॥2४४८8200007%.:/ 70:05: 


अस्सलामु अलैकूम्‌ या अह-लल्‌ कुबूरि यगफिरुल्लाह्‌ लग 
व-लकुम्‌ व- अनूतुम्‌ स- लकुता व नहनु बिल्‌ इसूरि - 
तर्जुमा “ऐ कब्र वालो तुम पर सलाम! अल्लाह हे ) 


भी माफ कर दे, तुम हम से पहले चले गये हो, हम भी तुम्हरे 
` पीछे आ हहे हैं।” | 


* एर 


~ 


दूसरा बाब 


वह जिक्र जिस की फूजीलत किसी 
भी समय और स्थान और सबब के 
साथ मख्सूस नहीं 


।} जहाँ भी हो, जिस समय भी हो, जितना संभव हो 
"्लाइला- ह इल्लल्लाह” का जिक्र करे। 


फायदा - ।. हदीस शरीफ सें आया है कि वह जिक्र जो 
किसी समय, स्थान और सबब के साथ मल्सूत नहीं वह “लाइला- ह 
इल्लल्लाहु” ही हे, यही सब से अफ्जल जिक्र है। दूसरी हदीस .. 
में हे कि - यही सब से बढ़ कर नेकी है। 


2. एक और हदीस भें आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सललम ने फरमाया - कयामत के दिन मेरी शफाजत 
से सब से ज़्यादा उस को फायदा हासिल होगा जिसने जान व दिल 
से (यानी इख्लास के साथ) लाइला-ह इल्लल्लाहु कहा होगा! 

3. और एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेष्ि 
वे सललम ने फरमाया - जिस शख्स ने लाइला- ब इल्लल्लाह 
कहा और उस के दिल में जो के बराबर भी इख्लास या ईमान 


448 
ञ्छ Rr 
होगा वह दोजख से निकाल लिया जामेगा। और जिस ने णा 


कलमा कहा और उस के दिल में गेहूँ के दाना के बराबर झी 
इरव्लास या ईमान होगा, वह भी दोजस्व से निकाल लिया जायेगा। 
और जिसने यह कलमा कहा - और उस के दिल में तनिक भर 
भी भलाई या ईमान होगा वह भी दोजरव से निकाल लिया 
जायेगा। 

4. एक और हदीस में आया हे कि - जिस शख्स ने (दिल 
से) लाइला- ह इल्लल्लाह कहा वह जन्नत में जरूर दाखिल होगा: 
अगर्चे उसने बालात््कार (जिना) और चोरी (जैसे गुनाह) भी किमे 
हों, अगर्ये उस ने जिना और चोरी भी की हो, अगर्चे उस ने जिना 
औत चोरी भी की हो (तीन मर्तबा फरमाया) 

5. एक और हदीस में आया है कि - नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि च सल्लम ने फरमाया - तुम अपने ईमान को ताजा करते 
रहा करो। सहाब्रा ने पूछा - ऐ अल्लाह के रसूल! ईमान को 
किस प्रकार ताज़ा करें? आप ने फरमाया - ज्यादा से ज्यादा 
लाइला -ह इल्लल्लाइ कहते रहा करो। 

6. एक और हदीस में आया है कि - नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि च सल्लम ने फरमाया - लाइला-ह इल्लल्लाह को अल्लाह 
तक पहुँचने से कोई चीज़ नहीं रोक सकत्ती। 

7, एक ओर हदीस में आया है कि - लाइला- ह इल्लल्लाईँ 
(का जिक्र) कोई गुनाह बाकी नहीं रहने देता, और कोई भी 

अमल उस के बराबर नहीं हे! 
8. एक और हदीस में है कि अगर सातों आसमान और 
सातों जमीनें तराजू के एक पलडे में हों और लाइला- ह इन्लल्लाह 


449 
दूसरे पलड़े में हो, तो वह. उन सब से बट जापेगा। 


५) एक और हदीस में आया है कि _ जब भी कोई बन्दा 
दिल से लाइला छ के कहता हे उस के लिये आकाश के 
दर्वाज़े खुल जाते हैं, यहां तक कि वह अर्श तक पहुंच जाता है 
जब तक कि वह बड़े-बड़े गुनाहों से चचता रहा हो। | 


कलम- ए- त्तोहीद की फजीलत 


॥) कम से कम एक मर्तबा और जितना ज्यादा भी हो सके 
यह कलम-ए-तौहीद पढ़ा करे: 

BS ENS BES gs i ४0४ / 

लाइला-ह इल्लल्लाहु, वहू- दू, ला झरी-क लह, लहले 
मुलूकु ब- लहुल- हम्दु युहूयी वयुमी- तु वहु-व अला कुल्लि औइन्‌ 
कृदीर + | 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वड़ 
अकेला हे, उस का कोई शरीक नहीं, उस का (सब) मुल्क हैँ, 
और उस के लिये (तमाम) तारीफ डै, वही जिलाता है, और वही 
मारता हे, और वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है।” 





फ़ायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - 


। जो शख्स इस कलम-ए-तौहीद को दस मर्तबा पढ़ेगा 
तो उस झरव्स के समान होगा जिसने हजरत इस्माजील (अले) 
की ओलाद (अरब कोम) में से चार गुलान- आजाद किये हों। 


2. और जो एक मर्तवा पढ़ेगा वह उस शख्स की तरह होर 


450 
— 5 
जिस ने किसी भी कोम का ) एक गुलम आजाद किया हो 


१ और जो सौ मर्तबा यह कलमा पढ़ेगा उस को दस गुलाम 
आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा और उस के लिये र 
नेकियाँ लिख दी जायेंगी और उस की ।00 बुराइयाँ मिटा री 
जायेगी। और यह कलमा उस के लिये शैतान से बचाव का सामन 
(सुरक्षा) होगा, और कयामत के दिन कोई भी उस से अफेन 
अमल पेश करने वाला न होगा सिवाए उस शख्स के जिसने उ 
से भी ज्यादा यह कलमा पढ़ा होगा। 

4. यही चह कलमा है जो हज़रत नूह (अलै0} ने अपने के 
को सिस्वलाया था (मगर उसने उस से काम न लिया और तूफान 
में हलाक हो गया) इसलिये कि अगर तमाम आसमान एक पले 
में (रखे) हों (और यह क्लमा दूसरे पलड़े में) तो स्ह कलमा उन 
से बढ़ जायेगा, और अगर (सब) आसमान हल्का की तरह हों हों 
यह कलमा (अपने बोझ से) उन को मिला देगा। 


2) ज़्यादा से ज़्या यह कलमा पढ़ा करे - 
us च क YESS = RN ज 4१ 7, 
Ab | 5 YF sols 4 Mya 
A a 
लाइला-ह इल्लल्लाहु बल्लाहइु अक्‌- बरु वला हो-ल' वल 
कूच्च-त इल्ला बिल्लाहिलू अलिय्यिल्‌ अजीमि 


तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्ली 
ही सब से बझ हे, और कोई भी ताकत ओर क़ुव्वत अस्सा 
बजुर्ग और बड़े के सिवा (हासिल) नहीं। ” 


में Fr = ह 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - “लाईली 





45] 
र पह अ उ 
” ` वचल्लाहु अक्‌- दह” दो कलिमात हैं मे 
एक लाइला-हे इल्लल्लाहु) तो अर्श से वेर कहीं न के 
हीं, और दूसरा (अल्लाह अक्‌-बढ)] आसमान और जमीन दे 
र्मियान (फजा) को भर देता है। 


एक और हदीस में है कि यह दोनों कलमे “बला होत 
बला कुन्ब-त इल्ला बिल्लाहिल्‌ अलिव्यिल्‌ अंजीमि” के साथ 
(मिल कर ) तो जमीन पर जो शख्स भी इन (तीनों कलमात) को 
पढ़ेगा उसके गूनाहों का अवश्य ही कफ़्फारा बना दिया जायगा, 
अगर्चे वह समुन्द्रं के झागों के बराबर हों! 


कलम - ए- शहादत की फुजीलत 
।) जितना भो मुम॒किन हो (चलते- फिरते) यह कलमा 


पढ़ा करे - 
RT YY DE MRI 

अशु- हद्‌ अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु व- अन्न मु-हम्म- 
सूलुल्लाहि | 
सर्जुमा - “ में (दिल से) गवाही देता हूँ कि अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सस्लभ) अल्लाह के रसूल हैं!” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी क 
षैल्लल्लाह्‌ अलेहि लू सललम ने फरमाया - जो वारस be हि 
की गवाही देगा कि अल्लाह के सिवा कीई hg ier 
रडम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)] क ह fr 
अल्लाह पाक उस पर दोजख की आग को हरा 


452 


क्स TOO 

मआज बिन जबल रभि0 ने (यह हदीस सुन कर) 
ऐ अल्लाह के रसूल! वया मैं लोगों को इस की से 
न दे दूँ कि वह खुश हो जायें? आप ने फरमाया- कि तब त्ते 
लोग इसे पर भरोसा कर लेंगे (और सब नेक कार्य छोड़ देंगे और 
सवाब से महरूम हो जायेंगे) चुनान्चे हजरत मआज रजि मे 
केवल (इक बात छुपाने के) गुनाह से बचने के लिये अपनी 
वफात के समय इस हदीस को बयान किया है। 

एक और हदीस में आया है कि जो शरस (सच्चे दिल से) 
इस कलम-ए- शहादत को पढ़ेगा (ओर फिर उस पर कावः 
रहेगा और अमल करेगा) तो अल्लाह तआला उस पर दोजख को 
हराम कर देंगे। 

2) या यह कलम-ए-शडादत पड़ा करे : 


ANS aN ५5 4५ 

अश्‌-हदू अल्लाइला-ह इल्लल्लाहू व-अश्‌-हदु अन्न 
मु-धम्म- दन्‌ आबदुहू व- रसूलुटू 

तर्जूमा - “में (सच्चे दिल से) गवाही देता हूँ कि अत्जाह 
के सिषा कोई माबुद नहीं है और गवाही देता हुँ कि मुहस्मद 
सल्लल्लाशटु अलेहि च सल्लम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।” 


फायदा - “कागज के पर्चा वाली” मशहूर हदीस -में 
आया है कि यह पर्चा जिस पर “अश- हदु अल्लाइलाह इल्लल्ताइ 
।। हजरत अन्दुल्लाह निन अग्र बिन आस रजिए से रिवायत है किं नगी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व चल्लम ने फरमाया- अल्लाह तआसा कयात 
के विन मेरी उम्मत के एक आदमी को अपने सामने नुलायेंगे सो उस के 
खिलाफ्‌ ५५ आमाल नागों के दफ्तर फैला दिये जायेंगे जिन में £2 


453 
TT 


eo त्त 
व~ अशु” दु अन्न सु- हम्मदन्‌ अबूदहू च- रूलुह” लिखा होगा, 


कह उन १9 दफ्तरों | (आमाल नामों) पर जिन में से हर दफ्तर 
लना लंबा होगा जहाँ नजर जायेगी और उसी हिसाब से भारी हो 
जेया (वजन बढ़ जायेगा) 


= ता = EF = 
me जमामाइ- 
न प 


: चरण 


[#>से हर दफ्तर की लंबाई नज़र की दूरी के बराबर लंबी होगी फिर 
अल्लाह तआला फरमायेंगे - क्या तू इस (बरे आमाल नामों की सूची) 
हं से किसी का इन्कार करता है? (कि में ने फलों गुनाह नहीं किया 
है) या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे ऊपर कोई अत्याचार किया है? 
[कि कोई गुनाह तुम ने नहीं किया और उन्होंने लिस्व लिया, या लिखने 
में कमी-बेशी कर दी) तो वह कहेगा - नहीं, ऐ पर्वरदिगार! (न-मैं 
इन में से किसी गुनाह का इन्कार करता हैँ न ही लिखने वालों पर जुल्म 


: का आरोप लगाता हैँ) तो इस पर अल्लाह तआला फूरमाएँगे - क्यों 


नहीं, बेशक हमारे पास तेरी एक नेकी है (उस का वजन करो) इसलिए 


` कि आज तुम पर कोई ज़ुल्म नहीं होगा (कि उन का वज़न न किसा 


नाये] जाओ वजन कराओ। तो एक पर्चा निकाला जायेगा जिस- षर 
कलम- ए - शहादत्त लिसा होगा, तो [उस को देस्व कर) वह कहेगा! ८ 


रैर! इस पर्चे की उन बुराइयों की लबो- चौड़ी सूची के सामने -क्या 


Ne 


बे ] उन्‌ 
| (ओर 


हकीकत है (मैं इसे क्या वजन कराऊँ) तो अल्लाह पाक फरमारंगे > 
हीं, इस का चजन जरूर कराया जाएगा, इसलिए कि आज तुम पर 
दछ भी जुल्म नही होगा। 


फिर वह तमाम आमाल नामों का दफ्तर एक पलड़े में रख्वा 
थेयेगा और कलम _ ए- शहादत का पर्चा दूसरे पलड़े में। (उसके वजन 
ने का पलड़ा ऊपर उठ जायेगा और वह पर्चा भारी हो जयेगा 
वह एक नेकी, इरव्लास की बर्कत से तमाम बुरे कामों और गुनाहों 
भारे हो जायेगी) इसलिये कि अल्लाह तआला (की तोहीद) के 
बले भ कोई चीज भी भारी नहीं हो सकती। 


(तिर्मिजी, इब्ने माजा - मिइकात पृष्ठ 4४5 के हवाला से) 


454 
——— i 
3) या यह कलम-ए- शहादत पढ़ा करे - 
५229: 5 ho - (८१! है i” es ak “a | SA s «3 f 
Epes प 
CET PPE, | | oa 4:०8 ; Aah ls at ०0०५६ ५-2५ ( 
हि Se ~ 4 पी जगा 
SDD SAAS A: 


अश्‌-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु बहू-दहू व_अनन 
मु-इम्म-दन्‌ अबूदुहू व-रसूलुहू व- अन्न ईसा अब्दुल्लाहि 
अ-मतिही व- कलि- मतुहू अलूकाहा इला मर्‌-य-म वषुहुम्मिनूह, 
व- अन्नल्‌ जन्म-त हक्कुन्‌ वन्नारु हक्कुन्‌ 


तर्जुमा - “में गवाही देता हुँ. कि बेशक अल्लाह के सिंबा 
कोई माबूद नहीं है और यह कि मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल 
हैं, और यह कि ईसा अल्लाह के बन्दे और उस की बनी 
(मरयम) के बेटे और अल्लाह का वह कलमा (हुक्म) हैं जो 
मरयम की तरफ इलका फुरमाया अल्लाह की जानिन से {फक 
हुयी) रूह हें, और यह कि जन्नत भी हक है और दोजख ५ी 
हक है” 


फाइदा - या यह कलम-ए- शहादत पडेगा अल्लाह तझआता 
उस को जन्मत के आठ दर्वाजों में से जिस दर्वाजे से वह 
(दाखिल होना] चाहेगा दसखिल करेमा। 


) या यह कलिम-ए- शहादत पढे : 


“४०८: EIT Lu | 

4 yu 3 DT) 4 S| \ “ TS 
Aa ALISA ES 3255S 
* 


~ tf 
र KEE! ETE 8 PH A 


हि 


ह, 


हे 





eT 455 


अशु- ्हदु अव्लाइला-ह इल्लल्लाहु बह्‌ - देहू -ग झरी- कः 

न वे अन्न मु-छम्म-दन्‌ अब्दुहू १~रसूलुहू व- अन्न ईसा 
व-रसूलुहू वबन्‌ अ-मतिही व॒- कलि _ मुह्‌ अलकाहा 

eh मर्‌-य-म वरुहुम्मिनूहु + वल्‌ जन्नतु हकृकुन्‌ वन्नार हक्कन्‌ 


“में गवाही देता हर कि अल्लाह के दिवा कोई 
माबूद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, और यह 
किं मुहम्मद हम्मद अल्लाह के बन्दे और उम्र के रसूल हैं, और यह किः 
औसा अल्लाह के बन्दे और रसूल हें और उस की लौंग के बेटे 
हैं और अल्लाह का वह कलमा (हुक्म) हैं जो मरयम की जानिन 
इल्का फरमाया, और उस की जानिब से (फूँकी हुई) रुह हैं, 
और यह कि जननत हक है और जहन्नुम हक है।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स यह 
गवाही देगा (और उस पर अमल भी करेगा। अल्लाह तआला उस 
को जन्नत में दाखिल कर देगा, उस के अमल कुछ भी हों। या 
(यह फरमाया कि) जन्नत के आठ दरवाजो में से जिस दरवाज़े 
से चह (दाखिल होना) चाहे (दाखिल कर दिया जायेगा) 


5) या यह कलमा पढ़ा करे : 


~~ हाई a कहीं पड हु कर गा, [र र = | 4१ 2 
A), Vics SAF ३ ह Site ०-१ as esl | 
fz tri NEN Mrs 
3 = Ty hs है (५-०० 
लाइला-ह इल्लल्लाहु बह्‌-दहू अ-अज़्ज जुन न्द 
न्अ बअ्‌- दहू 


तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह 


456 _ह.नलनन 
बनी : खा ता स्‍ या बन्दों 
अकेला और तन्हा है, उसी ने अपने ( के) लश्कर फो 
गालिब किया और अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व्‌ 
सललम) की सहायता फरमायी (चुनान्ये वह) अकेले ही दुश्मन 
की फौजों पर गालिब आ गया, पत अब इस के बाद कुछ नहीं 
रहा। ” “ 
6) और यह कलमा पढ़ा करे : 
RS BS Sid OY 
Essensa 
PN ved Foie Ph 
IASG 
लाइला-ह इल्लल्लाहु, वह-दहू, ला शरी-क लहू, अल्लाह 
उकू-बरू कबी-रन्‌ वल्‌- हम्‌दु लिल्लाहि कसी-रन्‌ वसुबृहा - नल्लाहि 
रन्बिल्‌ आ-लमी-न+ ला हो-ल वला कुच्च- त इल्ला बिल्लाहिल्‌ 
अजीजिल्‌ हकीमि+ अल्लाहुम्मगू फिर्‌ ली चर्‌- हनूनीं वहदिनी 
वर॒जुकनी+ | 
तर्जुमा - "अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह 
अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह सब से बड़ा हैं, 
और अल्लाह ही के लिये तमाम तारीफ है बहुत-बहुत तारीफ! 
और तमाम जहानों का पार्वदिगार अल्लाह (हर बुराई से) पाक है, 
कोई ताकत और कोई कुव्वतत (सब पर) गालिब और हिक्मतों 
चाले आल्लाह (की मदद) के बगैर (हासिल) नहीं। ऐ अल्लाह! 
तू मुझे बरव्श छे, मुझ पर रहभ फरमा, मुझ्ने हिदायत दे और मगन 
रोज़ी अता फरमा।” 





| 457 
TS 
फायदा - एक देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाइ अलेहि द 


मल्लम से कहा - मुझे ऐसी चीज़ बतला दीजिये जिसे मैं पढ़ा 
करे, तो आपने उस को ऊपर के कलभें को पढने की ताकीद 
फरमायी। 
तस्बीह, तहमीद और उस की 
फजीलत 


]) ज़्यादा से ज़्यादा यह तस्बीह पढ़ा करें : 
Mos ea oe F 2 


| बा बी 


सुबूहा - नल्लाहि वबि- हमूदिही 
“अल्लाह पाक हे और उसी की हम्ह व सना है” 


फायदा - हदीस में आया हे कि जो शख्स 'एक मर्तबा यह 
तस्नीह व तहमीद पड़ेगा उस के लिये दस नेकियाँ लिखी जायेंगी 
और जो शरूस दस मर्तबा पढ़ेगा उस के लिये 00 नेकियाँ लिसतं 
जायेंगी। जो 700 मर्तबा पढ़ेगा उस के लिये हजार नेकियाँ लिरतरी 
जायेंगी। और जो इस से ज़्यादा मर्तबा पढ़ेगा उस के लिये अल्लाह 
(उसी हिसाब से) उस से ज़्यादा नेकियाँ लिखेगा। 


दूसरी हदीस में आया है कि यह वह सब से अफजल कलाम 
है जो अल्लाह तआला ने अपने फ्रिश्तों के लिये चुना है। 


एक और हदीस में आया हे कि जो दिन में 00 मर्तबा यह 
पस्वीह पढ़ेगा उस के गुनाह माफ कर दिये जायेगे अगर्चे समुन्दर . 


के झाग के बराबर (क्यों न) हों। 
एक और हदीस में हैं कि यही वह कलमात हें जिन का 


458 
इजरत अलै0) ने अपने बेटे को हुक्म दिया था, 
(की बर्कत) से मख्लूक रोजी दी जाती है। 
मर्तबा) कहता है उस के लिये जन्नत में एक दरख्त लगा दिया 


जाता है। 

एक ओर हदीस में आया है कि जिस शख्स को (किसी. 
दुःस्व, बीमारी, या खौफ और परेशानी की वजह से ) डर हो कि 
रात तकलीफ और बेचैनी भें गुजरेगी, या जिस का माल खर्च 
करने में दिल दुखता हो, या जो दुश्मन से लड़ने से जान चुरात्ा 
हो उस शख्स को (इन तमाम कमजोरियों और बुराईयों से बचने 
के लिये) ज़्यादा से ज़्यादा इस तस्बीह को पढ़ाना चाहिये (अल्लाह 
पाक उन को दूर कर देगा) इसलिये कि यह कलमात अल्लाह 
तझाला को इस. से ज़्यादा पसन्द हैं कि तुम उस की राह में सोने 


“का एक पह़ाह खर्च कर दो। 
2) या यड कलमात पढ़ा करे : 
TE SS 


F 





सुबृहा-ने रब्बी वनि- हमूदिही 
तर्जुमा - “मेरा रब पाक है और उसी की सब तारीफ है" 


फायदा- हदीस शरीफ में आया है कि यह कलमे अल्लाह 
को सब से ज़्यादा पसन्द हैं। 


3) या यह कलमे पढ़ा करे : 


459 

सुबूहा ~ नज्लाहिल्‌ अजीमि 

तर्जुमा - “अल्लाह बजुर्ग और बड़ा पदित्न हे” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि _ जो शख्स यह 
कलमात कहता है उस के लिये जन्नत में पोधा लग जाता है। 

4) या यह कलमात पढ़ा करे : 

Pins : 
सुबूहा ट नल्लाहिल अजीमि वबि- हमूदिडी 


तर्जुमा - “पाकी (बयान करता हें) बजुर्ग और बड़े 
अल्लाह की, और उसी की तारीफ के साथ” 5 | 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जो शख्स (उस 
की तस्थीह को) एक मर्तबा पदता हे उस के लिये जन्नत में एक 
खजूर का पेड़ लगा दिया जाता है। 


इसलिए कि यही (तस्कीह) मख्लूक की इबादत हे और 
इसी (की बर्कत) से उन को रोजी दी जाती है। 


5) या यह कलमें पदा करे : 
ABN SL vs a 204. 
सुबूहा - नल्लाहिं वबि- हमूदिही सुखृहा - नल्लाहिस्‌ अजोमि 


तर्जुमा - “पाकी (बयान करता हूँ) अल्लाह फी, और 
उस की ही तारीफ) पाकी (बयान करता हैं) यजुर्ग और सब से 
बड़े अल्लाह की" 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - दो फलमे है 





460 


का आन उबर 
जो जबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन (अमल की) तराजु में बड़े 
वजनी हें रहम करने वाले (पर्वरदिगार) को बहुत पसन्द हैं _ 


सुबूहा - नल्लाहि वबि- हमूदिही सुब्‌हा- नल्लाहिल्‌ अजीमि 
) इन के साथ यह कलमें और मिला कर पढ़ा करे : 





Asses Fn ८2043! SUSTN INANE 


सुबूहा - नल्लाहि वबि-हम्‌दिही सुब्‌हा- नल्लाहिल्‌ अजीमिं ' 
अस्‌- ततगफिरुल्ला-हल्‌ अजी-म व- अतूबु इलेहि 


तर्जुमा - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) औरं, 
उसी की हम्द के साथ। अल्लाह बुजुर्ग की पाकी ज 

करता हूँ) अल्लाह बजुर्ग से ही माफी माँगता हूँ और उसी 
के सामने तोबा करता हुँ।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि 





जो शख्स इन (चार) कलमात को पढ़ेगा तो यह कलमात! 
जैसे उस ने पढ़े होंगे (जू के तू) लिख दिये जायेंगे और फ़िर 
अर्श के साथ लटका दिये जायेंगे। कोई भी गुनाह जो वह करेगा 
उन को नहीं मिटा सकेगा, यहाँ तक कि जब वह इर्स कयामतें 
क दिन अल्लाह से मिलेगा तो वह इन कलमात को जैसे उस ने. 
पढ़े थे (जूं का तूं) पायेगा। 


7) या कम से कम तीन मर्तबा इस प्रकार तस्बीह पढ़ा 
करे : 


है 


ह का ~ ~ 


- - # RR > 
3 4B ५००३ ०७)०-२७3 ८४ 22550 Gore 


OVO SNELL 


__-. 46 
सुबूहा- नल्लाहि वबि- हमूदिही enn, 


E नफसिही, -न- र खलूकिही 
च ge न+ $ क्िः-नः,व अर्‌शिही, वमिदा 


तर्जुमा - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हुँ) और 
उसी की तारीफ के साथ, उस की मख्लूक की संख्या के बराबर 


और उस की अपनी मजी के मुताबिक और उस के अर्श केः 
वज़न के बराबर, और उस की कलमात की सियाही के अराबराए” . 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है ऱ्त र्‌ 


एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
अपनी पत्नी हजरत जुवैरिया रजि0 के पास से सुबह - सवेरे ही 
फज की नमाज़ पढ़ कर (बाहर) तशरीफ ले गये, वह उस सभये) 
अपने मुसल्ला पर (बैठी हुयी) तस्बीह पढ़ रही थीं। फिर आप 
चाश्त की नमाज़ पढ़ कर वापस आये तब भी वह वेठी हुयी 
तस्बीह ही पढ़ रही थीं तो आप ने पूछा - क्या तुम इसी तरह 
बैठी हुयी तस्बीह पढ़ रही हो जिस हाल में मैं तुम्हें छोड़ कर गया 
था? उन्होंने कहा- जी हाँ। आपने फरमाया- तुम्हारे (पास से जाने: 
के) बाद मैंने केवल चार कलमे तीन मर्तबा कहे हैं जो अगर उस 
(तस्बीह) के साथ तौले जायें जो तुम ने दिन निकलने से (इस 
समय) तक पढ़ा है तो वह उन सब से वजन में बढ़ जायेंगे। वह 
कलमे (ऊपर के चार कलमे) हैं। 


8) या इस तरह तस्बीह पढ़ा करे : 
wisn SE 
सुबूहा- नल्लाहि अ-द-द खलकिही 


462 _..क्‍क्‍हतह____लहलतत 


“7 पु. नललाहि र्जा नफिही 
सुबृहा- नल्लाहि जि-न-त अरशिही 
सुबृहा- नल्साहि मिदा-द कलिमातिही 
अलूहम्दुलिल्लाहि अ-द-द खलूकिही 
अलूहम्‌दृलिल्लाहि रिजां नफसिही 
अलूहम्‌दुलिल्लाहि जि-न-त अर्‌शिही 


अलूहम्‌दुलिल्लाहि मिदा-द कलिमातिही 
तर्जुमा - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) उस की 
मरूलूक की संख्या के बराबर! अल्लाह की पाकी (बयान करता 
हैँ) उसकी मजी के मुताबिक! अल्लाह की (पाकी बयान करता 
हूँ) उसके अर्श के बराबर। अल्लाह की पाकी (बयान करता 
उस के आर्श के बराबर! अललाह की पाकी (बयान करता 
उस के कलमात की सियाही के बराबर। 
सब तारीफ अल्लाह के लिये है उस की मख्लूक की तादाद के 
बराबर। सब तारीफ अल्लाह के लिये है उस की अपनी मर्जी के 
मुताबिक। सब तारीफ अल्लाह के लिये है। उस के अर्झ के बराबर! सब 
तारिफ अलाह के लिये है उसके कलमात की सियाही के बराबर!” 
9) या 227 प्रकार तस्वीह, तहमीद और तहलील पढ़ा करें: 
SEN ls oad vos 
42८25 ...54. 2८5 25५ SS 
अल्लाह की पाकी (बयान करता हूं) और उस की तारीफ, और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सब से घल्ल है, उस की 
मसलूक्‌ की तादाद के बराबर, और उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक 


न“ 463 


पाडे स ककन ज क I 
और उस के 3 बराबर उसके कलमात की सियाही के बरावर | ” 


]0) या इस प्रकार चारों कलमात पढ़ा करे . 
Lo SGN Ss ४८203 SEES 5६ ८ 


3 SNE al Cis 
FF \ ~ re हे “I hn ae र 3 ४7 हम 
SETI 3 ०८२७३७७५० ८७८४-८५ ०५४३ GE 


FT ,. ४ | ~ र न 
Gl 53<&40 
सुनूहा- नल्लाहि अ-द-द मा ख-ल-क फिस्समाइ 

व सुबूहा-नल्लाहि अ-द-द मा ख-ल-क फिल्‌ अर 

व सुबूहा-नल्लाहि अ-द-द मा बै-न जालि-क 

व सुबूहा-नल्लाहि अ-द-द मा ह-व ख्ालिकुन्‌ 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - (एक दिन) 
अल्लाह- के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व साल्लम एक सहाबी महिला 
के पास गये (तो आप ने देखा) उन के सामने गुठलियाँ या 
कंकरियाँ (रखी हयी) थीं। उनपर वह तस्वीष् पढ़ रही थों। यहं 
देख कर आप ने फुरमाया - में तुम्हें इस से आसान (या यह 
फरमाया कि) अफ्जल तरीका न बललाऊं? वह यह है कि तुम 

इस प्रकार पढ़ा करो (और फिर ऊपर का तरीका बताया) 
एक दूसरी हदीस में आया है कि (एक दिन) आप सत्जल्लाह 
अलैहि व सल्लम अपनी पत्नी हजरत सफिय्या के पास गये चो 
उन के सामने चार हज़ार गुठलियाँ रखी थीं जिन पर वह तस्व 
पढ़ रही थीं। आप ने फरमाया - जब से में तुम्हारे पास उन्होंने व कि द 
(उतनी देर में) मैंने इस से ज़्यादा तस्बीह पढ़ ली। 3 न्होंने क 
आप मुझे भी बलला दीजिये। तो आपने ऊपर का तरीका बतलाया । 
नोट - इसी प्रकार “अल्लाहु अक्बर” के साथ de 


इसे तरह "अल्‌ - हमदु लिल्लाहि” के साथ। इसी खव ue 
सल्लल्लाहु” के साथ। इसी तरह “वला हो-ल वला क्क 


” के साथ चारों कलमात पढ़े) 


464 _......._ 
श) या इस प्रकार पढ़ा eh 
REPRO Rt 
REVS Beda ibsss 
RAHAT I REX 
सुबहा- नल्लाडि अ-द-द मा सख-ल-क 
सुबहा- नल्लाहि मिल्‌-अ मा ख-ल-क 
सुमहा - नल्लाहि अ-द-द कुल्लि शैदन्‌ 
सुबहा-नल्लाहि मिलू-अ कुल्लि शैइन्‌ 
सुबहा- नल्लाहि अ-द-द भा अद्सा किताबुहू 
जढहा- नल्लाहि मिलु-अ मा अहसा किताबुहू 
+72836:0:%:203/%:5%5:2 
9५ 4: 0552#8. BOSE 52 
चलू-हम्‌दू लिल्लाहि अ-द-द भा सव-ल-क 
वलू-हमूदू लिल्लाहि मिलू-अ मा ख-ल-क 
बलू-हगदु लिल्लाहि अ-द-द कुल्लि शेदन्‌ 
वल्‌-हम्‌दृ लिल्लाहि मिल्‌- अ कुल्लि शेइन्‌ 
वल्‌- हम्‌द्‌ लिल्लाहि अ-द-द ना अहसा किताबुहू 
वल्‌ - हम्दु लिल्लाहि निल्‌-अ मा अहसा किताबुहू 
तर्जुमा - “अल्लाह की पाकी (बयान कर्ता हूँ) उठ की 
मख्लूक की शुमार के बराबर 





डा ग 

अल्लाह की पाकी (बयान करा है, उठ 

अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) हर | 
के बराबर जैज की संख्या 
अल्लाह की पाकी (बयान करता हहर चीज़ को भर देने 
के बराबर 

अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) उस 
के बराबर जिस को किताब घेरे हुये है। फ की कक 

अल्लाह की पाकी (बयान काता हूँ) उको भर देने के 
बराबर जिस पर उस की किताब एहाता किये हुये हें 

सब तारीफ है अल्लाह की उस की मरूलूक की संख्या के 
बराबर 

सब तारीफ है अल्लाह की उसकी मख्लूक को भर देने के 
बराबर 

सब तारीफ है अल्लाह की हर चीज के शुमार के बराबर 

सब तारीफ है अल्लाह की हर चीज को भर देने के बराबर 

सथ सारीफ है अल्लाह की हर उस चीज की तादाद के 
बराबर जिस को उस की किताब घेरे हुये हे क्‍ 

सब तारीफ है अल्लाह की हर उस चीज़ को भर देने के 
बराबर. जिस पर अल्लाह की किताब एहाता किये हुये है। 

फायदा - हदीस झरीफ में आया है कि - एक hr 
अल्लाह केः रसूल सल्लल्लाष्टर अलेडि ब सल्लम ने हजरत अबू 
रजि0 से फरमाया - क्या में ऐसी चीज़ न बतला दूँ जो तुम्हारे 
रात से ले कर दिन तक, ओर डिन से लेकर रात तक के अल्लाह 


466 
हः में TTS 
के जिक्र से (सवाब में भी ओर अमल में भी) अफज़ल हे? इस 


के बाद ऊपर की तस्वीह बयान फरमायी। 
22) या इस प्रकार तस्बीह पढ़ा करे - 
eas (8&५552%39&: 
Sits a So Isc 
3402% 2७-5४ ५4 pv OAS 5 sal 
सुब्‌- हा- नल्लाहि अ-द-द मा ख-ल-क्‌ 
सुब्‌- हा- नल्लाहि मिल्‌-अ मा ख-ल-क 
सुब्‌-हा-नल्लाहि अ-द-द मा फिल अरजि वस्समाइ 
व सुब्‌- हा-नल्लाहि मिल्‌-अ मा फिल्‌ अरजि चस्समाइ 
व सुब्‌- हा-नल्लाहि अ-द-द मा अहूसा किताबुहू 
व सुच्‌- हा- नल्लाहि मिलअ मा अहसा किताबुहू 
व सुब्‌- हा-नल्लाहि अ-द-द कूल्लि शैइन्‌ 
सुबू - हा- नल्लाहि मिल्‌- अ कूल्लि शैइन्‌ 
(इसी प्रकार “सुबूहा- नल्लाह” के स्थान पर हर जगहे 
“अल्‌- हमूदु लिल्लाहि” कहे। 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - (एक मर्तबा) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत्त अबू 
उमामा रज़ि0 से फरमाया - क्या में तुम्हें तुम्हारे रात में दिन 


समेत, और दिन में रात समेत (किये हुये) अल्लाह के जिक्र से 
(सवाब में) ज़्यादा या (फरमाया कि ) अफजल चीज़ न बतला 


467 


I कह (ऊपर का लिक 
.. बाज रिवायतों में “सुव्हा- नल्लाहि" के स्थान पर « 
वाहि” आया हे और इस के बाद “सुबृहा-नल्लाहि i 
दह “अल्लाहु अक्बर ° भी। वाज रिवायते में « अल्लाह अकबर" 
कीं (सिर्फ अल्हमदु लिल्लाह” और “सुन्हानल्लाह” है) 

।3) या इस प्रकार पढ़ लिया करे - 


अल्लाह अकः ~ बरु ।0 भर्तबा, “सुबृहा- मल्लाहि" ।0 मर्तबा 
और “अन्लाहुम्मगू फिर्‌ ली” )0 मर्तबा। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि - हजरत अबू 
शफे रजिए की पत्नी उम्मे सलमा रजि0 ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अतेहि व सल्लम से कहा- ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम! मुझे चन्द कलमें बसला दीजिये (जिसे आसानी ते याद 
कर लूँ और पढ़ लिया करूँ) ज्यादा न बतलाइये। आप ने 
' फरमाया- तुम १0 सर्तवा “अल्लाहु अक्‌- बरु” कहा करो, अल्लाह 
तआला (उन के जवाब में) कहेगा।- “यह मेरे लिये हैं” औ" 
0 मर्तदा “अल्लाहुम्मगू फिर ली” (ऐ अल्लाह! तू मनने बस्ज्ञ दे, 
कहा करो, अल्लाह तआला फरमायेगा “मैंने. बलस दिवा”। तो 
` तुम इस तरह ॥0 मर्तबा कहोगी तो अल्लाह भी ।0 मर्तबा कहेगा 
और इस प्रकार तुम्हारी माफी हो जायेगी। 


4} या इस प्रकार तस्थीह पढ़ा करे : 

NSE TEC SENTROC IN I 
सुब्हा- न रब्बी यचि - हमूदिही,सुबृहा- न एमी वंबि-हमदिश 
तर्जुमा _ “पाक है मेरा पर्दरदिगार, और उसी की सब 


तारीफ है” 

“पाक है मेरा पर्वरदिगार, और उसी की सब तारीफ ३+ 

फायदा - हटीस रीप में आया है कि - 

सुबृहा- न रव्यी दबि- हमूदिही, सुन्हा- न रब्बी चबि- हमूदिही 
सब से अफजल कलाम हे। | 

5] या इस प्रकार पढ़ा करे : 

4924 £ 3 FESO 

सुबूहा - नल्लाहि वल्‌ - हमूदूलिल्ताहि 

“पाक है अल्लाह और सब तारीफ अल्लाह के लिये ही है* 

फायदा - हदीस जरीफ में आया हे कि - “सुका- 
नल्लाहि, वल्‌- हमूदु लिल्लाहि” आसमान ओर जमीन के दर्मियान 
को भर देते हैं और (विर्फ) “अल्‌-हमूदु लिल्लाहि” (अमल 
की) त्तराजू भर देता हे। 

06) या इस तरह पढ़ा करे : । 

Fel SBN su 


सुबह - नल्लाहि, दल्‌ हम्‌दु लिल्लाहि, वलाइला- ह इल्ला, 
वल्लाहु अंक्‌- बरु 


“पाक है अल्लाह और अल्लाह के लिये ही सब तारीफ , 


और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नही, और अल्लाह (ही) र 
से बडा है।" 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - 


क्‍ और हदीस में है कि कुरआन करीम 
कलाम है और (वास्तव में) यह कुरआन ही के कलमाल हे। 

3. एक और हदीस में है कि इन (चारों) कतिमों को जो 
| इस्स पढ़ा करेगा उस के लिये इन कलमों के हर हर्फ के बदले 
4. इस प्रकार एक और हदीस में आया हे कि - नयी. 

करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया - मुनले इन 
: कलमात को पढ़ लेना हर उस चीज से ज्यादा प्यारी हे जिस पर 


' सूज निकला (यानी दुनिया और उस की तमाम चीजों से ज्यादा 
ः महबूब हे) 


5, एक और हदीस में है कि जो झख्स इन कलमात को 
पगा उस के लिये हर हरफ के बदले दस नेकियाँ लिख दी 
ज़ापेंगी। 

6. एक और हदीस में आया हे कि अल्लाह के रसूल 
सन्लल्लाल अलैडि व सल्लम ने फरमाया - मैं इन कलमात के 
एमे को हर चीज से ज़्यादा महबूब रस्वतता हूँ जिन पर सूरज 
निकलता हे (यानी तमाम दुनिया से) 


| 7. एक ओर हदीस में आया है कि जन्नत की मिट्टी बहुत 
| अच्छी हे ओर पानी भी बहुत मीठा है, वह खाली होती हे और 
उस के पोधे यह ही (चारों) कलमात देते है (जो शख्स जितना 


गेती हे करता है उतनी ही अधिक उस की जन्नत हरी- भरे 
) 


470 
हदीस में आया है कि हर कलमे के पे 


8. एक और ह बदले 
तुम्हारे लिये एक पेड का पौधा लगा दिया जाता हे। 


9. एक और हदीस में हे कि नबी करीम सल्लल्लाडइ अकै 
व्‌ सल्लम ने फरमाया - जहन्नुम से (बचाव के लिये | 
संभाल लो, यानी इन (चारों) कलमात को पढ़ा करो, क्योंकि गे 
कलमात (पढ़ने वाले के) दायें-बायें से (हर पहलू से) ज्ञः 
(आगे) पीछे से (हर तरफ से बचाने के लिये) आयेंगे, और य 
बाकी रहने वाली नैकियाँ हैं। 


0. एक और हदीस में है कि हर तस्बीह (सुबूहानल्लाह! 
सदका "हे, और हर तहमीद (अल्‌- हमद लिल्लाहि) सदका है. 
और हर तहूलील (लाइला-ह इल्लल्लाहु) सदका है, ओर हा 
तक्बीर (अल्लाहू अक्‌ - चरु) सदका (यानी सवाब का जरिया] है 


सलातुत्तसूबीह का तरीका और सवाब 


।7) यही चार कलमात (सुबूहा- नल्लाहि, अल्‌- हमद 
लिल्लाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु, अल्लाह अक्‌- बरु) सलातुत्तस्वीह 
में (300 मर्तबा) पढ़े जाते हैं। 


फायदा - अल्लाह के रसूल सल्लल्लालु अलेहि व सल 
ने अपने चचा हज़रत अब्नास रजि0 को इस का सवाब और 
तरीका इस प्रकार बयान फरमाया - 


ऐ मेरे चचा! ऐ अब्बास! क्या में आप को ऐसे दस तोहप 
न अत्ता करू, दस नेमतें न दे हू, (यानो) दस बातें न बतलां f 
कि जब आप उन पर अमल कर लें तो अल्लाह तआला आप के 
अगले-पिछले, नए- पुराने, छोट - बड़े, जान बझ कर, या 


-— Jim mm. नि नि 


 ) हो सके लो साल में एक मर्तबा पढ़ा करें। 


RP का 
# किये हुये, खुल्लम- खुल्ला किये बके 
ये सरे गुनाह माफ फरमा दें? शैदा तौर पर किये 


आप चार रकअत नमाज परें {इस प्रकार 
और | कि) हर रक्‌ 
में सूरः फातिहा और ( कोई सी भी ) सूरत पढ़ें। किरात से काहि 
होने के नीद रवड़े- स्वड़े ]5 मर्तबा “सुबाहा - मल्लाहि अल्‌- हमुद हि 
लिललाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु, अल्लाहु अक - चर कहें। ह 
झ्कूअ में जायें तो (तीन मर्तबा “सुषहा -न रन्धि - यल्‌ अजीमि” ` 


; कहने के बाद) दस मर्तबा रुकूअ ही की हालात में यही (चारों) 
कलमात कहें। फिर रुकूअ से खड़े हो कर (लड़े- लहे ) दन 


मर्तवा यही कलमात कहें। फिर सज्दा में जायें और (तीन मर्तबा 
“सुबूहा- न रब्बि- यल्‌ आला” कहने के बाद) दस मर्तबा (सज्दा 
की हालत में) यही कलमात कहें। फिर सज्दा से सर उठायें और 
(अल्लाह अकबर कहने के बाद बैठ-बैठे) दस मर्तबा यही 
कलमात कहें। फिर (दूसरे) सज्दा में जायें और (3 मर्तबा 


सुब्दा-न रब्बि-यल्‌ आला कहने के बाद) खड़े होने से पहले 


बैठे-बेठे) दस मर्तबा यही कलमात कहें। यह कुल 7 5 
कलमात हर रक्अत में हये। | 
इसी प्रकार आप चार रकअत (में कुल 300 मर्ता) पढ़ें। 

अगर हो सके तो हर रोज एक मर्तबा पढ़ें। अगर यह न सकै 
तो हर जुमा में ( जुमा की नमाज से पहले) एक मर्तबा पड मे 
ओ भी न हो सके तो हर महीना में एक मर्तबा। अगर प है 
अगर यह भी न 


षके तो उम्र में (एक मर्तबा जरूर | पढे 


इजाफा 8} या इन चारों कलमात के साथ 
`” केर के इस तरह पढे: 


पाँचवें कलमे का। 


472 _..-----..._ 
AAS BN EG 
सुबा- नल्लाहि, वल्‌ -हम्‌दु लिल्लाहि, वला इल्ता- क़ 
दन्सल्लाह, वल्लाहु अक्‌-बरु, वला हो-ले वला कूव्व-त इल्ला 
बिल्लाहिल्‌ अतिव्यिल्‌ अजीमि 
तर्जुमा -" पाक हे अल्लाह, और उसी के लिये सब 
तारीफ है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूट नहीं है, औत 
अल्लाह ही सब से बड़ा है, और कोई भी कूव्वत और ताकत 
अल्लाह बजुर्ग (की मदद) के बगेर हासिल नहीं।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि कलमात बाकी रहने 
वाली (यादगार) नेकियाँ हें और यह {इन्सान के) गुनाहों को इस. 
तरह माइ देती हें जैसे पेड (बहार के मौसम में) अपने पते ब्राई 
देता है। और यह (कलमात) जन्नत के खज़ानों में से हें। 


एक और हदीस में आया हे कि यह कलमात जो शस्त 
कुरआन न पढ़ सकता हो उस के लिये कुरआन (की जगह] 
काफी होते हैं। , 


9), और ऊपर के [पाँच] कलमात के साथ यह दुआ दसं 
तरह माँगा करे * 

| t SAAT FI thr | Fe el 4 अनार | पी # 
(अमल NB BY ANS as Hab bn) 
छू $25 545 ३0 Ct . «A FT 
OSE a Ei sb olin ५५ 

क्‍ 32-2525 
(सुना - नल्लाहि, वल्‌ - हमृदु लिल्लाडि, वलाइला-? 


473 


RR 

दललाइ, वल्लाई अक- बढ, वला हो-ल बला कव्य -त इल्ला 
अलिस्यिल्‌ अजीमि+} अल म 

बिल्लाहिल 3 ° लाहुम्मर्‌ हमूनी वर्जुकूनी 

क , वर्जुक्‌ 
- “ ऐ अल्लाह! तू मुझ पर रहम फरमा, मुझे रोजी 

अता कर, मुझे आफियत दे, और डिदायत नसीब फरमा। ” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि-जो शख्स करआन 
न पढ़ सकता हो यह कलमात भी उस के लिये कुरआन की 
जगह काफी हो सकते हे। जिस शख्स ने इन को पाबन्दी के 
साथ इख्तियार किया (यानी पढ़ा) उस ने अपने हाथ सैर- बर्कत 
से भर लिये। 


20) दुआ के बगैर ऊपर के (चारों) कलमात को 
“ब-तबा-र- कल्लाहु” के साथ मिला कर इस तरह पढ़ा करे : 


५ $॥८ a Tr हे; i 3 fs Fel क न 
a Ss ails dnl NSab asl dl SE 
सुबूहा- नल्लाहि, वल्‌ हम्‌दु लिल्लाहि, वला इला-ह इल्लल्लाहू, 
वल्लाहु अक्‌ - बरु, च- तभा -र- कल्लाहु 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जो शख्स इस 
तरह से इन कलमात को पढ़ता है सो इन कलमात पर एक 
फरिश्ता मुक्रर कर दिया जाता है वह उन को अपने परें के नीचे 
लेकर ऊपर चढ़ता है (राह में) फरिइता जिस सभा से भी गुजरता 
है चह इन कलमात के पदने वाले के लिये माफी की दुआ करते 
हैं, यहाँ तक कि (इस पढ़ने वाले की जानिब से) इन कलमात 
को अल्लाह के दरबार में (हम्द व सना के) तोहफे के तौर पर 
पेश कर दिया जाता है। 


474 3 न 
ड्स तर इसे को पढ़े - 


र 
DO 5 Xs) ५; de sos 
सुबूहा - नल्लाहि, वल्‌ - हमूदु लिरलाहि, वला इला-# 
इल्लल्लाहु, वल्लाहु अक्‌-बर्, वल- ग लिल्लाहि रब्बिल 
आ- लगी - न+ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह तआला ने 
अपने कलाम में से यह चार कलमे पसन्द फरमाये हें, इसलिये जो 
शख्स “सुबूहा-नल्लाहि” कहता है उस के लिये 20 नेकिकेँ 
लिख दी जाती हैं और उस की 20 बुराइयाँ मिटा दी जाती हें 
इसी तरह जो रूस “अल्‌- हमद लिल्लाहि” कहता है (उस के 
लिये भी 20 नेकियाँ लिग दी जातीं हैं और 20 बुराइयाँ मिटा दी 
जाती हैं) इसी तरह जो शख्स “अल्लाह अक्‌- बरू” कहता है 
(उस की भी 20 बुराइयाँ मिटा दी जाती हैं और 29 नेकियों 
लिख दी जाती हैं) और जो शख्स सच्चे दिल से “अलहमूदे 
लिल्लाहि रन्बिल्‌ आ- लगी- न” कहता है उस की तो 30 नेकियाँ 
लिख दी जाती हैं और 30 बुराद्रयाँ मिटा दी जाती हैं। 


इसी प्रकार एक और हदीस में आया है कि एक मर्तेबा 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया - क्या 
लुम में से हर शख्स रोजाना उहुद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर 
सकत्ता? सहाबा ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम यह कसे सभंव है? आपने ने फरमाया - तुम सब कर 
सकते हो। सहाबा ने पूछा- वह कोन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “सुबूहा- नल्लाहि” उडद पहाड़ से 


57s 
बहुत बड़ा है और “वला इला-ह इल्लल्लाह" 
बडा है, इसी लका “यल्‌ - हमूदृ लिल्लाहि loss से बहुत 
और इसी तरह वल्लाहु अकू-बह” भी उहुद से बात का हे 
एक ओर हदीस में आया है कि 00 भरदा भि 
कहना इस्माईल अले0 (यानी अरब) में से 00 गुलामों के 
आजाद कर देने के बराबर है। और १00 मर्तदा “बल्‌ #नूद 
लिल्लाहि” कहना ।00 जीन कसे हुये जगाम पड़े हये घोरे के 
बराबर है जिन पर जिहाद के लिये (मजाहिदों को) सवार किया 
जाये। और “अल्लाहु अक्‌-वरु” कहना अल्लाहके नजदीक ऐसे 
00 कीमती ऊंटीं के बराबर है जिन के गले में कु्बीनी के हार 
पड़े हों (और वह मवा में जिब्ह किये जायें) और “ला इला-ड़ 


इल्लल्लाहु” तो जमीन और आसमान के दर्मियान को भर देता है। 


एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लान 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया- वाह, वाह, यह पाँच चीज़ें अमल 
के तराजू में किस कदर भारी हैं! । लाइला-ह इल्नल्लाह' -2 
वसुबूहा - नल्लाहि 3. वल्‌- हमृदु लिल्लाहि 4. वल्लाहु अकः - बरु -5 
किसी मुसलमान का नेक लड़का जो भर जाये और वह उस “पर 
सब्र करे। (यानी रोना-पीटना न करे) 


एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया-त्तुम जो “सुबहा- नल्लाहि, चला 
इला- ह इल्लल्लाहु, वल्‌- हमदु लिल्लाहि,” कह कर अल्लाह की 
बड़ाई बयान करते हो, तुम्हारे यह कलमे रहमान के अ के चारों 
तरफ इस तरह घूमते (और तवाफ करते ) रहते है sr उन की 
आवाज (यानी गँज) उड़ने वाली शहद की मख्लियों की hr 
गूँजती है (और इस तरह) कलिमात पढ़ने वासे की याद दि 


RR 
रहते हैं। क्या तुम में से हर शख्स इस को पसन्द न करेगा कि 
इस तरह (बराबर) होता रहेगा या (फरमाया) इस की यादडामी 
बराबर होती रहेगी? 

एक ओर हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया - ज्यादा से ज़्यादा अच्छी यादगारे 
कायम करो यानी “अल्लाह अक्‌-बरु, वलाइला-ह इल्लल्लाहु, 
वसुबूहा - नल्लाहि, वल्‌-हम्‌दु लिल्साहि, वला हौ-ल वला क्कुव्व- त 
इल्ला बिल्लाहि” पढ़ा करो। , 


“लाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला 
बिल्लाहि” की फजीलत और सवाब 
) या र्सिफ यही पटा करे : 
ass 
लाहौ-ल चला क़॒ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि यह कलमा पढ़ा 
करो, इसलिये कि यह कलमा जन्नत के खजानों में से एक 
खजाना है। 

दूसरी हदीस में है कि - जन्नत के दरवाजों में से एक 
दरवाजा है। 

तीसरी हदीस में आया है कि - जन्नत {के पेड़) का एक 
पौधा है। [ 


चौथी रिवायत में हे कि यह 99 बीमारियों की दवा है 
(जैसा कि ऊपर की हदीस में बयान हो चुका है) जिन में सब से 


_.. 47 
हल्की बीमारी रन्‍ज-गम और फिक 
क्लमा दूर करता है) 

पाँचवीं हदीस में हे कि अब्दुल्ला 
अलैहि ब सल्लम की स्विदमत में मौजूद था कि (अचानक ) मेती 
जबान से दा लाहो ~ल चला कच्त -न इल्ला बिल्ल्हे ठ निकल रक्त 
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरभाया - क्‍या तुन 
जानते हो इसका अर्थ कया हे? मेने कहा - अल्लाह और उसके 
रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने 
फरमाया- (इस का अर्थ यह हे कि) अल्लाह तआला की हिफाजत 
के बिना किसी शख्स को नार्फमानी (और गुनाह) से बचने की 
ताकत नहीं, और अल्लाह की सहायता के बिना किसी भ्रूस को 
अल्लाह की इत्ताअत की ताकत्त नहीं। 


छठी हदीस में है कि “लाहो-ल वला कुव्व-त इल्ला 
बिल्लाहि वला मल्‌ - ज- अ मि- नल्लाहि इल्ला इलेहि (अल्लाह के 
अलावा कोई उस के गुस्सा ओर नाराजगी से नजात की जगह 
नहीं} के इजाफा के साथ, तो जन्नत के स्वज़ानों में से एक 
(बहुत बड़ा) खज़ाना हे। 


“रजीत्तुबिल्लाहि” की फजीलत 

।) कभी कभार दिन में दो-चार मर्तबा पढ़ा करे: 

रजीतु बिल्लाहि रब्बन्‌ वबिल्‌ इसलामि दी- नन्‌ यबिमु~ हम्मदिन्‌ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म रसू-लन्‌ (या ) नबिग्यन्‌ 


~ 
व परेशानी हे (जिस को यह 


478 
TO 
पदका - “में अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन र 
और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के रसूल (या नवी? 
डते पर राजी हो चुका हूँ।' 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - जिसने ऊपर 
के कलमे कह लिये उस के लिये जन्नत वाजिब हो गयी। 


अल्लाह से इकरार (अनुबन्ध) 
४5822: फ्/ए ०५४: घर: 


BEDS BLE TRE BENE 
HE 
IIIS UR OCIS 
Sake Bl! 
अल्लाहुम्म रब्बस्समावाति वल्‌ अर्‌जि, आलि-मल्‌ गेबि 
वश्ञहा - दति, इन्नी अञू-हदु इले-क फी हाजिहिल्‌ हयातिदुनूया « 
अन्नो अश-इदु अल्ला इला-ह इल्ला अन्‌-त, वह-द-क, ला 
शरी-क ल-क, व-अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबू-दु- क ब~ रसूलु- क, 
फूइन्न- क इन्‌ तकिलूनो इला नफसी तु-क॒स्बिनी मि- नशशरि 
वतुबासिद्नी भि-नल्‌ ख्रि, बइन्नी इन्‌ असिकु इल्ला 
बि-रह-भति-क, फज्‌- अल्ली झिनू-द-क अह- दन्‌ तूफीनीहि 
यौ-मल्‌ किया-मति इन्न-क ला तुख़लिफुल्‌ मीआ-द 


तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पर्वरदिगार' 
पोशीदा और खुले को जानने बाले बेशक में तुझ से इस दुनियां 


479 
ठ हिदी में इकरार ओर इकरार और वादा करता ह कि (मै 

देता हूँ. कि तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं शच) 

en के हो है। तू अकेला 
ह तेरा । हैं। भद इल्लल्ला 
, हि व सल्लम तेरे बन्दे और सन्देष्टा है ` (पह इकरार) इसलिये 
र हूँ कि तू ने अगर मुझ को मेरे ( | नफ्स के हवाले 
a Es गोया ) तू ने मुझे बुराई से करीब कर दिया और पक 
से दूर कर दिया (इसलिये तू ऐसा कीजियो) इसलिये कि में जे 
तेरी रहमत के सिवा और किसी चीज़ पर भतेसा नहीं करताः 
इसलिये तू मुझ से ऐसा वादा कर ले जिसे तू कयामन के दिन पूरा 
करे (कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कीजियो । बेशक तू अपने 
वादे के खिलाफ कभी नहीं करता।” 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- जो शख्स अल्लाहे 
के ऊपरं का इंकरार कर लेगा (और फिर उस पर कायम रहेगा] 
तो अल्लाह पाक कयामत के दिन अपने फरिशतों से फरमायेंगे 
कि “मेरे इस बन्दे ने मुझ से एक वादा लिया है तुम उस को पूरा 
करो” चुनान्चे अल्लाह तआला उस को (अपने फज्ल और करम 
से) जन्नत भें दास्विल कर देंगे। 


हजरत सहना रह (हदीस के रावी) कहते हैं कि में नें 

कासिम बिन अब्दुरहमान को बतलाया कि औफ ने मुझे यह 

(ऊधर वाली ) हदीस सुनाई है तो हजरत कासिम ने 

कहा- (इस में आश्चर्य की क्या बात है?) हमारे धर की तो हर 

परदार (यानी बालिग) लड़की अपने घर में इस दुआ को पढ़ा 
है। 


480 





i 
“तहमीद” (अल्लाह की हम्द) करने 
का एक ओर तरीका 


।) इस प्रकार अल्लाह की हम्द ओर सना किया करे : 

अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि हम्‌ ~ दन्‌ कसौ-रन्‌ तस्वि- बन्‌ 
मुबा-र-कन फीहि कमा युहिब्बु रब्बुना च- यर्‌ज़ा 

तर्जुमा -“ सब तारीफ अल्लाह के लिये ही हे, ऐती 
तारीफ जो बहुत ज्यादा हे, पाके और बर्कत वाली है, जेसी हमारा 
रब चाहता और पसन्द करता है।” 

फ़ायदा - हदीस शरीफ में आया है कि : 

एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैषि व सल्लम 
की मज्जिस में हाजिर हुआ, जब वह बैठ गया और उसने ऊपर 


के कलमात कहे तो आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमावा- 
कसम हे उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है कि जेसे! 


ही उस ने यह कलमात कहे, दस फरिइते उस की तरफ आये, हर 
एक यष्ट चाहता था कि में उन को लिख लूँ, लेकिन उन की 
समझ में यह नहीं आया कि किस तरह लिखें (यानी उन का 
कितना सवान लिखें) चुनान्चे अल्लाह तआला के सामने उन को 
पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया- उन को ऐसे ही लिख लो जेते 
मेरे बन्दे ने कहा है (और मैं उन का सवाब खुद दूँगा) 


KK 





48) 
eo nn 
तीसरा बाब 


इस्तिगुप्छार और उस की फजीलत 


।) सव्यिदुल इसूतिगाफार (सब खे बहे इस्तिगफार) का जिक्र 
इस से पहले आ चुका है (फिर भी दोबारा लिखते हे।) इसे 
अधिक से अधिक पढ़ा करें - 

a 3} AEE क्र ~ {35s अडिण PPR 4 Pra (६ Fe 

ls DoF 3s yy फु | 5-34 

yA SELES HE 

yy iiss 
-< RT 
अल्लाहुम्म अन्‌-त' रब्बी लाइला-ह इल्ला अन्‌-९. 
ख-लक- तनी, चअना अबदु- क, व- अना अला अहूदि-क -च 
वअदे-क मख्‌ - त~ तञूतु, अऊजुबि- क मिन्‌ ज्रि मा स~ नअ, 
अकूउ बि नेज्‌- मति- क अ-लय्य व- अबूर वि- जम्‌वी, फगफिरली 
इन्नहू ला यगूफिरुज्जुनू- ब इल्ला अन्‌7त 
| पर्वरदिगार है, तेरे सिवा 
तर्जुमा - “रे अल्लाह! तू ही मेरा के तेद ही बन्दा 
। झोई माबूद नहीं है, तू ने ही मुझे पेदा किया है, 


। ई, में तेरे वादे और इकरार पर (कायग) है हि ग 
पैका। में पनाह मागता हूँ उन (तमान कामों) की बुराई ते फ 


482 -हह#&ठ.त00हतहत_ 
मैंने किये। मेरे ऊपर जो तेरी नेमतें हें उन की स्वीकार करता हूँ 
और मैं अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ, पस तू भेरे गुनाहों 
को बख्श दे इसलिये कि तेरे अलावा और कोई गुनाहों को नहीं 
बसवा सकता। ” 

फायदा - !. हदीस शरीफ में आया है कि - अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फ्रमाया - में दिन में। 7% 
मर्तबा (दूसरी रिवायल के अनुसार) 70 मर्तबा से भी अधिक 
अल्लाह से तौबा- इस्तिगफार करता हूँ। तीसरी रिच्रायत में हे कि 
।00 मर्तबा। 

2. दूसरी हदीस में आया हे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया - तुम लोग (ज़्यादा से ज्यादा) 
अल्लाह तआला के सामने तोबा किया करो, इसलिये कि में रबँय 
दिन में 700 मर्तबा तोबा करता हैँ। 

3. तीसरी हदीस में हे आप सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने 
फूरमाया - जिस शख्स ने (हर गुनाह करने के बाद तुरन्त तोबा) 
इस्तिगफार कर लिये तो वह गुनाह पर अडा महीं रहा, अगर्चे -वह 
70 मर्तबा (तोबा- इस्तिगफार के बाद भी) गुनाह करे। 

4. चौथी हदीस में आया हें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्साह 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया - मेरे दिल पर भी (दुनिवावी 
जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहने की वजह से गफलत का) 
पर्दा पड़ जाता है (इसलिये) मैं दिन में 700 मर्तबा अल्लाह से 

इस्तिगफार करता हें! 

5. एक और हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया - कसम हे उस अल्लाह की जिस के 


483 


व्यय पते जाय है: अदा में मेरी जान है अगर तुम 
इ और आसमान भर जायें और क भो basi से 
गो तो अल्लाह पाक ज़रूर तुम्हारे गुनाह बसश देगा। ओर माफी 
३ उस जात की जिस के हाथ में मुहम्मद jeg 
सलल्‍लम की जान है कि अगर मान लो तुम प ce व 
करो तो अल्लाह तआला ऐसी कोम पैदा करे जो गुनाह 
करें और फिर उस से माफी मागे और वह उनके गुनाह माफ कर 
6. एक और हदीस में हे कि कसम है उस जात पाक कीः 
जिस के हाथ में मेरी जान है कि अगर ---__ तुम गुनाह: 
(बिल्कुल) न करो तो अल्लाह तुम को दुनिया से उठा ले ओर" 


¢ 


। गुनाह और खता से केवल फरिश्ते सुरक्षित हैं। अगर इन्सान RR 
खता बिल्कुल छोड़ दें तो इन्सान ही न रहें, बल्कि फुरिशते हो जायें न लो 
फिर अल्लाह तआला के माफ करने और बख्शने की सिफत का ई 
फायदा ही न रहेगा, और अल्लाह तआला ने तमाम मख्लूक को अपने 
कमालात और सिफात के इजहार के लिये पैदा किया है, इसलिये | 
लाज़िमी तौर पर ऐसे फरिश्ते जैसे इन्सानों की जगह अल्लाह पाक, 
भूल-चूक करने और अपने गुनाहों से माफी माँगने वाली मख्लूक -की- 
पैदा करेगा ताकि उस की उन दो बड़ी सिफतों का जहूर हो। वह गुनाह | 
के काम करें और माफी मागें और अल्लाह माफ करे, वह गलतियाँ कर ' 
बैठे तो तुरन्त तौबा करें और अल्लाह पाक उन के गुनाह बसूशें। गरज 
हदीस का सिर्फ यह बतलाना है कि गुनाह के काम कर बैठना इन्सान 
की फितरत में दाखिल है, इस पर अल्लाह की रहमत से निराश न होना 
चाहिये, बल्कि तुरन्त तौबा- इस्तिगफार करना चाहिये। चुनान्चे अल्लाह 
तआला ने फरमाया - “ऐ अपनी जानों पर ज्यादती करने वालो 
(गुनाहगार) बन्दो! तुम अल्लाह की रहमत से निराश मत हो, बेशक 
अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है।” 


484 
SER 3इि शव खा ू ST तय एप777 7 कक न. 
लुम्हाती जगह ऐसे लोगों को पैदा करे जो गुनाह करें और फिर 
माफी मॉगे और अल्लाह उन के गुनाह ब्रस्व्शे। 
7, एक और हवीस में आया है कि जो अल्लाह से माफी 
मांगता है अल्लाह उस को बसश देता है 


8. एक और हवीस में आया है कि जो शल्स चाहे कि 
कयामत के दिन उस का आमाल नामा उस फो खुश कर दे तो 
उस को ज्यादा से ज़्यादा (तोबा और) इस्तिगफार करते रहना 
चाहिये) 


५ एक और हदीस में आया है कि जो भी मुसलमान कोई 
गुनाह करता हे तो उस के गुनाह को लिखने वाला फरिश्ता तीन 
घडी (कुछ देर) रुका रहता है, अगर उसने उस तीन घडशी के 
अन्दर- अन्दर अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफी माँग ली तो 
वह फरिइता (उस गुनाह को नहीं लिखता ओर) कयामत के दिन 
उस की इस गुनाह पर पकड़ न करेगा ओर न आजाब्र दिया 
जावेगा । 


१0. एक और हदीस में आया हे कि इब्लीस (ज्ञैतान) नें 
अपने रब से कहा - तेरी अज्ञत ओर जलाल की कसम! में 
आदम की औलाद को जब तक उन के (बदन में) जानें हैं 
बराबर गुमराह करता रहूँगा। इस पर उस के रब ने कहा - तो 
मुझे भी अपनी जिज्जत और जलाल की कसम हे कि में भी उन 
को माफ करता रहँगा जब तक वह मुझ से माफी मागते रहेगे। 


0 और उस ज्ञख्स का याकिआ तो पहले ही (तोबा के 
बाब में) आ चुका हे जिसने नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास आकर कहना शुरु कर दिया था - हाए मेरे 





———— 485 
गुनाह (तो इस पर आप सल्लल्लाहु 
वो इस्तिगफार क्यों नहीं करता) 

१2. एक और हदीस में आया है कि 
करने वाले फरिश्ते किसी भी दिन (किसी कल न शिफाकत 
अल्लाह पाक के सामने पेश करते हैं। और वह उस आमाल जाम 
के शुरू ओर अन्त में इस्तिगफार देखता है तो अल्लाह तसा 
फुरमाता है - बेशक मेने माफ कर दिया वड़ तमाम गुनाह | जो 
उस आमाल नामा के अव्वल ओर आख़िर के दर्मियान (निस्के 
हुये) हैं। 

3. हदीस में आया हे कि जो कोई तमाम मोमिन (भाइयों) 
और मोमिन (बहनों) के लिये अल्लाह तआला से माफी चाहता है 
तो अल्लाह तआला हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत के 
(इस्तिगफार) के बदले एक नेकी उस के लिये लिख देते हैं। 


।4. (रन्ज- गम की दुआओं के संदर्भ में) यह हदीस (पूरी) 
आ चुकी हे कि जो शाख्स पाबन्दी के साथ ज़्यादा से ज्यादा 
इस्तिगुफार करता रहता हे अल्लाह तआला उस की हर तन्गी 
(और सरूती) से निकलने का रास्ता पैदा कर देते हैं। 


।5. और (सोते समय की दुआओं के संदर्भ में) यह हदीस 
भो पूरी आ चुकी हे कि जो शख्स हर मोमिन मर्द और मोनि 
महिला के लिये हर रोज इस्तिगफार करता है तो ----- (पूरी 
हदीस यहाँ देस्वें) 

6) और (तोबा की नमाज़ के तहत) उस शख्स की हदीस 
भो पूरी आ चुकी हे जिस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलेहि व 
पललभ की खिदमत में हाजिर हो कर कहा फा 7 ऐ अल्लात के 


अलेहि व सल्लग ने फ्रगाया- 


486 _---...._ 
रसूल! हम में कोई शख्स गुनाह करता है। ज आप ने फरमाया- (उस 
के आमाल नामे में) लिख दिया जाता है। उस ने कहा - फिर यह 
उस गुनाह से माफी माँग लेता है। आप ने फ्रमाया - उस को 
माफ कर दिया जाता है (और यह भी लिख दिया जाता है) 

।7. एक और हवीस कुदसी में आया है कि अल्लाह तआला 
(आदम की ओलाद को मुखातब कर के) कहते | हैं। ऐ आदभ की 
औलाद! बेशक तू जब तक मुझ से दुआ माँगता रहेगा और 
(माफी की) आज्ञा रखेगा में तुझ को माफ करता रहूँगा, कितने 
ही गुनाह क्‍यों न हों, और (बिल्कुल ही) पर्वा न कहूँगा। हे 
आदम की औलाद! अगर तेरे गुनाह (जमीन से) आसमान की 
ऊँचाई तक भी पहुँच जायेंगे और फिर तू मुझ से मग्फिरत तलब 
करेगा तो में तेरे गुनाह बच्श दूंगा! ऐ आदम की औलाद! अगर 
तू जमीन भर गुनाह भी मेरे सामने लायेगा और फिर तू मेरे सामने 
इस हालत में पेश होगा कि तू ने किसी भी चीज को मेरे साथ 
शरीक न किया होगा तो में भी ज़मीन भर मग्फिरत तेरे लिए जरू” 
लाऊगा (यानी माफ कर दूँगा) 

एक और हदीस में आया है कि जब भी कोई बन्दा गुनाह 
कर लेता है और फिर (उसी समय शर्मिन्दा हो कर) कहता हे= 
“ऐ भेरे मोला! में तो गुनाह कर बैठा अब तू इसको बख्श दे” 

सो उस का पर्वरदिगार (फरश्तिं के सामने) फरमाता हे- कया मेरे 
इस बन्दा को विशवास हे कि उस का कोई पर्वरदिगार है जो 
गुनाहों को भी माफ करता हो, और उन पर पकड़ भी करता है? 
(सुन लो!) मैंने अपने इस बन्दा को बख्श दिया। फिर वह बन्दा 
जब तक अल्लाह चाहता है इस वादे पर कायम रहता है। फिर 
कीई गुनाह कर बेठता है तो फिर (शर्मिन्दा होकर) कहता है - 





मार्फ कर दे। तो अल्लाह 
न अन्दा को भी यकीन है कि कोई हो ते फ - 
आफ भी करता है और उन पर पकड़ भी करता है? गुनाह 
इने इस को फिर माफ कर दिया। फिर जब चेक (सुन लो!) 
वह गुाहों से रुका रहता हे। फिर और कोई गुनाह pe क 
के फिर (शर्मिन्दा हो कर) कहता हे- मे पर्कदिगर। में न 
फिर यह एक और गुनाह कर बैठा तू इस को भी बर्हा दे ० 

तआला फिर (फरिशतों से) फरमाते हैं - क्रे इस बर्दे 
करता है और उन पर सजा भी देता है (सुनो!) मैं ने अपने इस 
इन्दे को फिर माफ कर दिया (नबी करीम सल्लल्लाहु अतेहि द 
सल्लम ने) तीन मर्तबा उस बन्दा के गुनाह और तोबा का जिक़ 
फुरमाया और (इस के बाद) फ्रमाया- पस इसी तरह जो चाहे 
करता रहे (यानी हर गुनाह के बाद तोबा करता रहे] 

8) एक ओर हदीस में आया है कि उस झहद के लिये 
शुभ सूचना है जिस के आमाल नामा में बहुत अधिक इस्तिगफार 
मौजूद हों। 

।9} उस अख्स की हदीस भी पहले गुजर चुकी है जिसने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लग ले अपनी तेज 
जबानी (और बद जबानी) की शिकायत की थी तो आप ने 
फ्रमाया था- तुम्हें इस्तिगफार की खबर नहीं? (इस्तिगफार ही 
तो इस ऐब को दूर करता है) 


488 ————— 
eee TT 


“इसूतिगुफार” का तरीका 


।) “अस्‌- तगूफिरल्ला-ह , “ अस्‌ - तगूफिरुल्ला - ह” ज्यादा 
से ज्यादा पढ़ा करे। 


2. तीन मर्तबा या पाँच मर्तवा (सच्चे दिल से अर्थ का 
ध्यान कर के) इन कलमात के साथ इस्तिगफार -पढ़ा करे: 


HS ERENT EN कष्ट, 
अस्‌- तगूफिरुल्ला- हल्लजी ला इला- ह इस्ला हु- वज्‌ ह्यूल 
कय्यूमु व- अतूबु इसैहि 
तर्जुमा - “ मैं माफी चाहता हूँ उस अल्लाह से जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं हे, वह (हमेशा- हमेशा) जिन्दा रहने वाला 
(आसमान और जमीन को) कायम रस्वने वाला हे और उसी के 
सामने तोबा करता हें” 


फायदा - हदीस में आया है कि जो शख्स इन कलमात 
के साथ (सच्चे दिल से) माफी तलब करेगा उस की मग्फिरत केर 
दी जायेगी, अगंचे चह जिहाद के मेदान से ही भागा होगा! 


2. दूसरी रिवायत में है कि अगर्चे उस के गुनाह समुन्दर के 
झागों की तरह (अनगिनत) हों। और एक रिवायत में सीन मर्तबा 
है, और दूसरी में पाँच मर्तबा! 


3. इन लफ्जों के साथ ज़्यादा इस्तिगफार किया करे : 
pe SE SACO ENON 
रन्विगफिट्ली वतुब्‌ अ-लब्य इन्न-क अनु- तत्तव्वाबुरहीमु 


489 
““ ६ अर पर्वरदिगार! तू ! तू मुके सुक ३े आड 0 7 
ता ले। बेशक तू ही बहुत ब तोबा कले दाल ग ल 
कहते हं ~ ठम लोग नबी करीन सत्लल्लाह अलेहि द खू 


मुबारक जबान से इन (ऊपर के) कलिमात को 
में 00-00 मर्तना गिना करते थे। क- एक मज़्लिस 


2. हज़रत रबीअ बिन स्वृसैम रन्धि) ने ४ 
कही है कि तुम में से किसी शख्स को बे का चर 
व-अतूबु इलैडि” न कहना चाष्टिये कि ऐसा न हो कि कहीं यह 
(कहना) झूठ और गुनाह हो जाये, बल्कि “ अल्लाहुम्मग फिर ली 
वतुब अ-लय्य” कहना चाहिये।' 


। “अख्‌-तगफिरुल्ला- ह व~ अतूबु इलेडि” (में उस अल्लाह से माफी 
मागता हूँ. और तौबा करता हूँ) और “अल्त्ब्रहुम्मग फिरली वतुब अ-लय्य” 
(ऐ अल्लाह! तू मुझे बरव दे और मेरी तौना- इस्तिगफार दुरुस्त हैं। 
ताहम जैसा की उन के तर्जुमा से जाहिर है इन में बहुत खुला फर्क हे। 
पहले जुम्ले में अपने माफी माँगने ओर सौबा करने की खबर दे 
रहा है) ख़बर अगर वाकिआ के अनुसार हो तो सच्ची होती है और 
अगर वाकिआ के खिलाफ हो तो झूठी होती है। इसलिये हर खबर में 
सच और झूठ दोनों की संभावना होती है। चुनान्ये यहाँ भी इस बात की 
संभावना है कि यह केवल किसी को दिस्वाने के लिये कह रहा हो। 
हकीकत में अल्लाह से माफी माँगना और तोबा करना मकसूड न हो या 
सिर्फ ज़बान से कह रहा हो दिल किसी और तरफ लगा हुआ हो, ऐसी 
सूत में यह कहना झूठ होगा और गुनाह भी। अगर्चे यह न 
संभावना हे, ऐसा होता नहीं। इस के विपरीत उस के क उस से 
बात की ख़बर नहीं देता, बल्कि अल्लाह को पुकार क. 
शेष अगले पृष्ठ 





490 रे 

संपादक रहा) फरमाते हें किं इस का मतलब यह नहीं है 

कि इस प्रकार इस्तिगफार (हकीकत में) झूठ (ओर गुनाह) होता 
है जैसा कि हमारे कुछ उल्मा समझ बेठे हैं (बल्कि रबीअ रह) 
के कौल का मतलब यह है कि) यह गुनाह इसलिए है कि जब 
(कोई शख्स) गाफिल और बेपर्वाह दिल के साथ मग्फिरत तलब 
करेगा और दिल से मग्फिरत तलब करने की तरफ भुतवज्ज़ह 
और मुजतरिब न होगा तो बेशक यह (गफलत और लापरवाही) 
एक गुनाह है जिस की सज़ा (दुआ के कबूल होने से) महरूमी 
हे। और यह (रबीअ रह0 का कौल) ऐसा ही है जेता कि 
हजरत राबिआ बसरी (रजि0) ने फ्रमाया है कि - हमारा तो 
इस्तिगफार खद बहुत कुछ इस्तिगफार का मोहताज हे (क्योंकि 
हम जबान से तो अस्‌-तगफिरुल्लाह कहते हैं, लेकिन हमारा 
ध्यान कहीं और होता है) लेकिन जो शख्स (जबान से) अतूबु 
इ- लल्लाहि कहता है और (दिल से) तोबा नहीं करता तो इस में 


त क स व दा रह महक पिछले पुष्ठ का शेष भाग 


पर देखें माफी माँगनें और तौबा कबूल कर लेने. का सवाल करता है। 
इन्सान जब किसी को पुकार कर कोई सवाल करता हे तो उस का 
ध्यान उस की तरफ ज़रूर होता है, इसलिये पहले वावेय के मुकाबले मैं 
टसरे वाक्य से तोबा इस्तिगफार करना बेहतर है। यह तो शरीअत का हुक 
है, बाकी अल्लाह के वली और बजुर्ग लोग चूँकि बहूत ज़्यादा मुहेताज 
होते हैं, उन के हाँ ज़॒य-ज़रा सी बात पर पकड़ होती है, इसलिये महज 
इस शुका के कारण पहले जुम्ले को झूठ और गुनाह कह दिया और 
टसरे जुम्ले से तोौबा-इस्तिगफार की हिदायत फरमायी है- वल्ताई 


आलम (इदरीस) 





बाकी रही तौबा ओर मम्फिरत 
के साथ गो करेगा तब भोहो सक ह ज ह केतवज्जुही 
होने कशा समय हो और कबूल हो जाये। एवते छि 
क) “जो जल दा झट व कि (कल 
कभी (दरवाजा खुल ही जाता है और] वह अन्दर दाखिल ge न 
जाता है”। । 

इस हकीकत की वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लॉह 
अलैहि च संल्लम के बहुत अधिक इस्तिशफार करने से भी होती 
है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्‍लम एक-एक मज्लिस में 
00 -00 सर्तबा इस्तिगफार करते थे। इस के विपरीत अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उस शख्स के बारे में 


. संपादक रडा) का “अस्‌-तगफिम्ल्ला- ह” और "अतूनु इलेहि 
में यह फर्क करना कि बे दिली और बे तवज्जुही के सोथ 
“अस्‌ - सगाफिरुल्लाह” कहना गुनाह तो है, लेकिन ब्रूठ नहीं। और 
“अतुबु इलेहि” झूठ है, कुछ स्पष्ट नहीं, बल्कि दोनों कलमे बराबर हैं 
और अगर बे दिली और बे तयज्जुडी की सूरत गें “अतब इतेहि "जङ 
हे तो कोई वजह नहीं कि इसी बेटिली औ बे तवज्जुही की सूत में 
'अस्‌- लग्रफिचल्लाह ” झूठ न हो। और अगर अर्स” क के 
दिली और बे तचज्जुही की सूरत में एक ऐसा गुनाह है जिस रसेहि किक 
(कबूलियत से) भहरूमी है तो कोई वजह नहीं कि १ जाये। 

गुनाह जिस की सजा कबूलिय्यत से महसूमी हो ग में कही गयी 
के हाजिया में के 
अल्लाह ही बेहत्तर जाने। बात वही हैं जो ऊपर 


है - (इदरीस ) 


492 RRS ८८ 
जिस ने एक मर्तबा या तीन मर्तबा (सच्चे दिल से और मुकम्मल 
तबज्जुह के साथ) “असूतमफिरुल्ला- ह व- अतूडु इलैहि” कहा, 
तो आप ने साफ तौर से उस की मग्फिरत का हुक्म लगा दिया, 
अगर्ये वह जिहाद के मैदान से क्यों न भागा हो। 


संपादक (मुसन्निफ) रह0. फरमाते हैं - लो, अब तो 
(इस्तिगफार के दोनों तरीके) की हकीकत तुम्हारे सामने स्पष्ट 
कर दी गयी है, अब जो तरीका तुम्हें अच्छा मालूम हो उसे अपने 
लिये चुन लो। [ 


संपादक रहए फरमामाते हें कि “किताबुज्जुहूद” में हजरत 
लुकमान से रिवायत है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत फुरमायीं 
कि - अपनी जबान को “अल्लाइम्मगू फिरली” का आदी बना 
लो, इसलिये कि अल्लाह तआला की कुछ ऐसी घड़ियाँ भी हैं कि 
उन में वह किसी भी मागने वाले के सचाल फो रह नहीं फरमातः 
(दिल से मॉगता हो या जबान से) 








AX 


| 


र ता स 4५३ — 
चोथा वाब 


कुरआन करीम ओर उस की सूरतों 
और आयतों के पढ़ने की फजीलत - 


१) रोजाना क़ुरआन मजीद की तिलावत किया करे इसलिये 
कि 


3. ली करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्सभ ने फरमाया 
कुरआन पढ़ा करो, इसलिये कि यह कुरआन कयामत के दिन 
कुरआन पढ़ने वालों की सिफारिश करने के लिये आयेया। 


2. एक हदीस क्ुदसी में आया हैं कि अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं - जिस शख्स को कुरआन मजीद (की तिलावत 
करने, याद करने, गौर फिक़ करने और तफ्सीर व तर्जुमा वगेरह 
करने) की मश्गूलियत (ब मस्हफियत) ने मेर जिक्र करने अहेर 
मुझ से दुआयें माँगने से रोक दिया (यानी जिक करने और दुआ 
मॉगने की फुरसत न मिली) तो में उस की उस शल्य से बढ़ i 
देता हूँ जो में दुआयें (और हाजतें) मौंगने वालों i hg 
(यानी उस की समाम जरूरतें ओर मुरटें पूरी कर देता हू) के 
(नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहिं व सल्लम ने फरण और बताई! 
फेलाम को और तमाम कलामों पर ऐसी ही hie मख्लूक 
शसिल हे जेसी खुद अल्लाह तआला को अपण हा 


494 _-रऊईईा.._ 
पर। 

3, एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्लम ने फ्रमाया - तुम कुरआन को सीश्वो (और 
उस का ज्ञान प्राप्त करो) और उस को पढ़ो- पढ़ाओ, इसलिये कि 
मिसाल उस शख्स के हक्‌ में जिसने कुरआन सीखा (और उस का 
ज्ञान प्राप्त किया) फिर उस को पढ़ा-पढ़ाया भी और उस' परः 
अमल भी किया (रवास कर तहज्जुद की नमाज में पढ़ा) न है 
जैसे मुश्क से भरी हुयी एक (मुँह खुली) थेली, जिसकी मा 
हर जगह पहुँचती है। और उस शख्स के हक्‌ में जो कुर 
सीखता लो है (और उस का इलम हासिल करता है) मगर रात 
को गाफिल पडा) सोता रहता है (न तहज्जुद में कुरआन ग प 
है और न उस पर अमल वरता हे) हालाँकि उस के (दिल र 
अन्दर क़ुरआन मौजूद हे, ऐसी हे जैसे, एक मुश्क से भरी 
थेली जिस का मुँह कस कर बाँध दिया गया हो। 








Lo} o 
4, एक और हदीस में आया हे कि नबी करीम सल्लत्लाहु 
अलेहि च सल्लम ने फरमाया - जिस शख्स ने -कीः 
किताब (क्रुरआन) का एक हर्फ पढ़ा उस वो लिये एक ने की -है - 
और हर नेकी का सवाब (कम गे कम) दस गुना है। में यह नही) 
कहता (यानी यह न समझना) कि “अलिफ लाग भीम” एक हर्फ _ 
है, बल्कि “अलिफ” एक हर्प है और “लाम ” एक हाई, है. और 
“गीम” एक ह्णा है. (लिहाजा अलिफ लाग गीम्‌ पढ़ने में तीन 
नेकियाँ हैं और उन का सवाब कम मे कम 30 नेकियों की बेराबा 
है) 


8 एक और हवीत में आमा है कि (नक्षी करीम सल्ली 
अतह वे #१५ ने फरमाष। | एक वी लापक, बी धर तै 


495 


वह शख्स जिस को अल्लाह पाक ने क्र 

| उस आन मजीद की 
वह दिन- रास उस पर ग दौलत 

द्री और अमल करता है। 2. वह 


को अल्लाह पाक ने माल- दोलत दिया ओर 


6. एक और हदीस में आया है कि _ कका के 
कुरआन शरीफ पढ़ने वाले से कहा जायेगा - (कुरआन प 
जाओ और (जन्नत के दजों पर) चढते जाओ, ओर ऐसे हे 
ठहर-ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में ठार - ठहर कर ( बुर आन) 
पढ़ा करते थे पं इसलिये कि तुम्हारा स्थान (दर्जा ) इस अन्तिम) 
आयत में है जो तुम पढ़ोगे। हा 
7. एक और हदीस में आया है कि जो शब्व्स कुरआन. 
पढला हि और वह उस में रवुब माहिर हे (यानी रब अच्छी ul Er 
पढ़ता है) लो वह कयामल के दिन (नेकियाँ) लिखने बाले «नग 
फरिश्लों के साथ होगा। और जो शरव्स (याद न होने की द ह 
से) अटकः - अटक कर पढ़ता है और इस (तरह पढ़ने) मे कापी. 





मशवकल बर्दाशल करला हे उस को दोहरा सवाब मिलता है (एव व 
कुरआन पढ़ने का और एक मशककल उठाने का) हः 
Ss 





सूरः “फातिहा” की फूजीलत - -- 


।) मुरः फालिहा (अल्हम्तु) नमाज़ के अलावा भी (हर 
आयल के माना समझ चर) पढ़ा करे, इसलिये कि - 

। हीस गे आया है कि फातिहा (मर्तबा मै) कुरआन की 
भब से बड़ी सुरल मै, यही "सबा मसानी” (साल बार पढ़ी जीने 
पानी आयले ) और " बरन अजीम " है। 


496 ......."तत_ 

2. दूसरी हदीस में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया - मुन्ने “फात्ति- हतुल्‌ किताब” 
(कुरआन की पहली सूरत) अर्श के नीचे (रवास खज़ाना) से दी 
गयी हे। 

3. एक और हदीस में आया डे कि एक मर्तबा जिब्राईल 
अले0 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बेठे हुये 
धे कि अचानक ऊपर मे (आकाश से) एक टूटने की सी आवाज़ 
सुनी तो कहा - यह एक ऐसा फरिश्ता (आसमान से) उतरा है 
जो आज से पहले कभी नहीं उत्तरा था। तो फरिश्ता ने सलाम 
किया और कहा ~ (ऐ अल्लाह के रसूल!) मुबारक हो, आप कों 
दो नूर दिये गये हें जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दिये 
गयेथे। सूरः फातिहा 2. सूरः बन कर: की अन्तिम वो आयतें। 
इन का जो हर्फ़ भी आप पढेंगे उस का सवाब आप को ठियां 
जावेगा। 


“सूरः ब-क-र:” की फजीलत 

।) सूरः ब-क-र: रोज़ाना पढ़ा करे इसलिये कि : 

।. एक हदीस में आया हे कि जिस घर में सूर: ब-क-र: 
पढ़ी जाती हे शैतान उस घर से बिला शुब्हा भाग जाता है। 


2. एक और हदीस में आया हे कि सूर: ब-क-रः पढ़ा 
करो। उस को हासिल करना (और पढ़ना) बर्कत का सबब हे 
और उस को छोड़ बेठना (टोटा और) अफसोस का सबब है! 
और नकारा लोगों को ही (उत के पढ़ने) की कुदरत नहीं होती। 


3. एक ओर हदीस में आया है कि जो शख्स रात में मूर 


IT? 
_क-रः पढ़ेगा, तीन रात शैतान उस घर बरे 
जो शख्स डिन में पढ़ेगा तीन दिन तक Peo न होगा”; 
हाल्विल न होगा। उस घर भें 
4. एक ओर हदीस में आया है 
कोहान (यानी सब से बुलन्द हिस्सा) 
कोहान सूरः ब-क-र: हे। 
5. एक ओर हदीस में आया हे कि अल्लाह के रूर 


कि हर चीज़ का एक 
होता है; कुरआन का 


` सल्लल्लाहू अलैहि च सल्लम ने फरमाया - मुने सूर: ब- क्‌ -रः 


(खास तोर पर) लोहे महफूज़ से दी गयी हे।. 
सूरः "ब-क्‌-रः” ओर 
“आले इमरान” की फजीलत 
।} सुरः ब-क्‌-र: के साथ सूरं: आले इमरान भी पढ़ा करे, 
इसलिये कि 


). हदीस शरीफ में आया हे कि दो चमकती हयी रोशन 
सूरते सूरः ब- क -रः और सूरः आले इमरान पढ़ा करो इसलिये कि 
यह दोनों सूरतें कयामत के दिन इस तरह आयेंगी गोया वह दो 
(साया करने वाले) बादल हैं या दो साएबान हैं, या दो परे बाँध 
हुये परिन्दों की टुकड़ियाँ हें अपने पढ़ने वालों के बख्शवाने के 
लिये (अल्लाह तआला से ) अगड करती होंगी। 


“आ-यतुल्‌ कुरसी की फजीलत 
ज ज़्यादा. से ज्यादा उठते- बैठते आयर्ुल कसी की 
किया करो इसलिये कि : 


498 


बीस अशफ में आया हे : आवतुल्‌ क्सी 


अल्लाह की 
किताब (कुरआन) की (सब के लिहाज से) सब से बक 


है। एक रिवायत में है कि यह कुरआन की आयतों की आ 


2. दूसरी हदीस में आया हे कि जिस माल या औलाद बे 
इस आयतुल्‌ कुसी को पढ़ कर दम करोगे या लिख करे [माठ 
भें) रख दोगे, या बच्चा के गले में डाल दो गे तो शैतान उस मात 
और औलाद के करीब भी न आयेगा। ह 


सूरः “ब-क्‌-रः” की अन्तिम दो 
आयतों की फजीलत 


ओ सूर: की अन्तिम दो आयतें आ-म-नर्रसूलु से आखिर 
तक रात में सोते समय पढ़ा करे इसलिए कि : 


. हदीस शरीफ में आया है सूरः ब-क-रः की दो आयते 
आ-म-नर्रसूलु से आखिर तक जिस घर में पढ़ी जायें तीन विन 
तक शैतान उस घर के पास भी नहीं आता। 


2. दूसरी हदीस में आया है कि अल्लाह तआला ने सूँ 
ब-क-रः को ऐसी दो आवतों पर समाप्त किया है जो मुझे उस 
खजाना से मिली हें जो आर्श के नीचे है। इस लिये तुम खुद भी 
उन्हें सीखो (और याद कर लो) (अपने घर के) औरतों- बच्चो 
को भी सिस्वलाओ (और याद कराओ) इसलिये कि वह रहमत . 
(का अ हैं और क्रुरआन (का निचोड) हें और (बही अहम) 
दुआ हैं। 


* 


| IN 499 
सुरः “अन्‌आम” की फू 
अ सूरः अन्‌आम भी पढ़ा करे। इसलिये कि . 


। हदीस शरीफ में आया है कि - जब यह सूरः 
आप सलल्‍लल्लाड अलैहि व सल्लम्‌ ने “सुबृहा- नल्लाहि” SE 
दर फरमाया- अल्लाह की कसम! इस सूरत को पहुँचाने इतने 
 फति आये हैं कि उन की भीड़ से आसमान के कनारे इक 
गये। 
सूरः “कद्दफ” की फजीलत 


* हर ज़ुमे को रात में या दिन में सूर: कहफ जरूर पुढा 
करे इसलिये कि : 


॒ हदीस जरीफ में आथा हे कि - जो शख्स जुमे के दिन 
: पूरः कहफ पढ़ लेता है उस के लिये इस जुमे से आने कले जुमे 
| के दर्मियान (पूरे सप्ताह) एक नूर बख्शंता रहता है। 


' 2. एक और हदीस में आया हे कि जो शरू जुमे की रात 

में सूरः कहफ पढ़ लेला है उस के लिये उस की जगह काबा 

शरीफ के दर्मियान एक नूर बख्लता रहता है।* 

. 3. एक रिवायत में है कि जिस शरू ने सूरः कहफ जिस 

, णेछ उतरी है उसी तरह (सही ढंग से) पढ़ ली तो उस की जयह 

| गैर मक्का के दर्भियान वह एक नूर बनी रहती हे! और जो 
से इस की अन्तिम दस आयते पढ़ता-रहेगा और दज्जाल 
की जिन्दमी में) जाहिर हो गया तो वह उस शख्स पर काबू न 
पफैगा (यानी दज्जाल के फितना से सुरक्षित रहेगा) 


500 ..........ह#.ह8ह8॥.हह.ै._ 

4. एक हदीस में में है कि जो शख्स इस सूर: को पड़ता 

रहेगा उस के लिये यह सूरः कयामत के दिन उस की जगह से 

भयका शरीफ तक (रोशनी बित्वेरती हुमी) नूर होगी! और जो 

शरूस इस की अन्तिम दस आयते हमेशा पढ़ता रहेगा फिर अगर 

दज्जाल (उसके ज़माना में) निकल भी आयेगा तो उस को कोई 
हानि न पहुँचा सकेगा। 


5. एक और हदीस में आया है कि जिस शख्स ने सूर: 
क्फ की पहली दस आयतें याद कर लीं (और बराबर पढ़ता रहा) 
यह दज्जाल के फितने से बचा दिया जावेगा। इसी हदीस की एक 
रिवायत में आया है कि जिस शख्स ने इस सुरः यदि दस आयततोें 
(और दूसरी रिवायत में हे कि) अन्तिम दस आयले याद कर सीं 
(और हमेशा पढ़ता रहा) वह दज्जाल के फितने से सुरक्षित रहेना। 

&. एक और रिवायत भें है कि जो शख्स सूरः कफ की 
पहली तीन आयतें पढ़ता रहेगा वह भी दज्जाल के फित्ने से 
सुरिक्षत रहेगा। 


7. एक हदीस में आया हे कि जो शरूस दज्जाल को पाले 
(यानी उस के सामने निकल आये) उस'को चाहिये कि कह सूर. 
कद्दफ की शुरू की दस आयतें उस के मुँह से पढ़ दे (एक और 
रिकायत में हे) इसलिये कि यह आयसे पढ्ने वाले के लिये उस के 
फितने से पनाइ' देने वाली हैं। ' 


सूर: “ताहा, तवासीन्‌” और 
“हवागीन” की फुजीलत 
# 'लकासीन” जो सूरतें “ताखीन” से शुरू होती हैं ,और 


| गहि- बगाहे पढ़ा करे, इसलिये कि रेके देर होती हैं, इन को 


| !. हदीस शरीफ में आय हे क्कि 
| अतैहि व राल्लम्‌ ने फुरमाया- सूरः नील करीम सल्लल्लाहट 


सूरः “यासीन्‌” की फृजीलत _ 
ॐ सूरः यासीन (सुबह-ज्ञाम) पढ़ा करे, रवास तोर पर 


ज्ञान निकलने की हालत में, या मरने के बाद भथ्यित को पद कर 
` गुनाए। इसलिए कि : | 


। हदीस शरीफ में आया है कि - सर: यासीन कुरान 

. करीम का दिल हे, जो शख्स इसको अल्लाह और आखिरत के 
तिये पढ़ा करेगा उस की मग्फिरत कर ही जायेगी और उस को 
मरने वालों पर (जान निकलते समय) पढ़ा करो। 


सूरः “फल्ह” की फजीलत्त 
* सूरः फत्ह भी (सप्ताह में किसी दिन या जुने को) पढ़ो 
करे - इसलिये कि 


: हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
 अलेहि व सल्लभ ने फ्रमाया ~ सूर: फत्ह मुल्ले उन तमाम चीजों 
। ` ज़्यादा प्यारी हे जिन पर सूरज निकला है (यानी तमाम 

इनिया से) 


502 
TOT 
सूरः “मुल्क” की फजीलत 


सूर -र- बि- यदिहिल्‌ 

# सूरः मुल्क (तबा-र- कल्ल ज्‌ मुल्‌ 
ज्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे और इस को पढ़ कर मरने वालों को 
सवाब भी पहुँचाया करे इसलिये कि 

।. हदीस शरीफ में आंया हे इस सूरः की 30 आदतें 
(बराबर पढने वाले) आदमी की इतनी शफाअत करती हैं कि उच्च 
को माफ कर दिया जाता है। ( 

2. एक रिवायत में है कि अपने पढ़ने वाले की माफी -का 
उस समय तक सवाल करती रहती हैं कि उस को बख्श दिया 
जाता है। 

3. एक और हदीस में आसरा है कि नबी करीम 
अलैहि व सल्ज़म ने फरमाया मेरा जी चाहता हे कि यह सूरं: 
मुल्क हर मोमिन के दिल में हो (यानी हर मुसलमान उस. को 
जरूर याद कर ले ओर पाबन्दी से पढ़ा करे। 


4. एक ओर हदीस में आया है कि (मरने वाले) आदमी की 
कब्र में (अजाब के फरिश्ते) पेर की तरफ से (अज़ाब देने] 
आते हैं, तो उस के पेर कहते हैं कि तुम इस तरफ से नहीं आ 
सकते इसलिए कि यह शख्स हमारे ज़रीआ (नमाज में खड़ा हो 
कर) सूर: मुल्क पढ़ा करता था] फिर सीने (दिल) की तरफ से, 
पेट की तरफ से आते हैं तो वह सब भी इसी तरह रोक देते हैं) 
फिर सर की तरफ से आते हैं (गर्ज) हर हिस्सा यही कह देता है 
(कि तुम इधर से नहीं आ सकते, क्योकि यह शख्स हमारे जरीए 
से सूरः मुल्क पढ़ा करता था ) पस यह सूरत उस को कब्र कै 
अजाब से बच्छ देती है। और यह सूरत (या इस की यह फजीलत) 





503 
~प ज नोजूद है। जिवनच ___7--- 
में भी मोजूद है। जिस ने इसे रात डे 
रे कुछ और बहुत अच्छा अमल किया। पढ़ लिया उस ने 


सूरः “जिलूजाल” की फज़ीलत 

ॐ गाहे-बसाहे, चलत्ते- फिरते सूरः इज जुलूखि- लतिल 
. हिस्सा ( केबरायर ) है। और एक रिवायत में हे कि आधे कुरआन 
. के बराबर है। 

2. एक और हदीस में आया हे कि (एक सहाबी ने नबी 
` करीम सल्लल्लाहु आअलेछि व सल्लम से कड़ा -) ऐ अल्लाह के 
- सवूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ! मुन्ने कुरआन की कोई 

(मुख्तसर सी) जामे ओर सब को शामिल) सूरत पढ़ा दीजिये जिसे 
' जें पाबन्दी से) पढ़ा करूँ। आप सल्लल्साहू अलैहि व सन्तम _ने 
| उस को सूरः जिलूजाल पढ़ा दी (और याद करा दी) इस से 
| फारिग हो कर उस शख्स ने कहा - कसम है उस पाक जात 
| की जिसने आप को रसूल बना कर भेजा हे, मैं इस से ज़्यादा 
. कभी नहीं परढ़ूँगा। फिर (यह कह कर वह जरूस) चला गाना 
, आप ने (यह सुन कर) दो मर्तबा फ़रमया - इस बेचारे मल 

फलाह (नजात) पाली, इस बेचारे आदमी ने नजात फ लॉ॥। 


सूरः “काफिरून” की फजीलत 


| * सूरः काफिरून (कुल या अय्यु- हल्‌ काफिरू-न) टिल 
| वे पढ़ता रहा करे - सी 
.. हदीस शरीफ में आया है कि सूर: काफिस्न 


$04 ......-->ननीनीनी नल... 





कुरआन हे। 
2. एक और रिवायत में है कि (सवाब में) चोथाई कुरआन 
के बराबर हे। 


सूरः “काफिरून” और सूरः “इस्त्ूलास” 
की मुश्तक फज़ीलत' ''- 


अ 


* सूरः काफिरून और सूरः इख्लास (कुल्‌ ह- वल्लाह) 
दोनों को हमेशा पढ़ा कर - 
! एक हदीस में आया है कि दो सूरतें बड़ी ही अच्छी हें। 
जो फुर की (फर्ज) नमाज से पहले दो रकअतों (सुन्नतों) त 
पढ़ी जाती हें। सूर: काफिरून और सूर: इरूलास। त 






। सूरः काफिरून और इरूलास, इन दोनों का नाम हदीस में तोहीद की 
दो सूरतों” आया है और इन के एक साथ पढ़ने की खास कर फञ् 
मस्रिब की सुन्नतों में बड़ी फजीलत आयी है। इस की वजह यह मालुम, 
होती हे कि तौहीद के दो हिस्से हैं। पहले हिस्सें भें अल्लाह के अलावा' ल्‌ 
के माबूद होने का इन्कार है और सूर: काफिरून में इसी का बयान और 
एलान है। दूसरे हिस्सा में अल्लाह के माबूद होने का इकरार है और सूरं (सूरः) 
इख्लास में इसी का एलान है। इसलिये यह दोनों सुरते “कुल " -(कह, 
दो!) से आरम्भ हुयी हैं, इसलिये यह दोनों सूरते तास्तव में तौहीद के 
वो हिस्से हैं, इसलिये इन दोनों को एक साथ पढ़ने की यह फजीलत 
आयी है, स्वास कर फुञ् की सुन्नतों में कि उस समय दिन निकलता है, 
और मगम्रिब की सुन्नत्तों में कि उस समम रात शुरू होती है। 
गोया एक नुसलमान इन दोनों नमाजों में रोज़ाना इन ब्रोनों सुरती 
को पढ़ कर अल्लाह के एक होने का एलान करता है - सुब्हानल्ललाह ! 
(इत्ररीस) 








8०. >. 5226-54 FS’ IU 505 

& Ce ne 
सूरः इजा जा-अ” की फजीलत 

ऋ सूरः नस (इजा जा-अ नसूरुल्लाहि) बराबर पद करे 
).. हदीस शरीफ में आया है कि यह ड़ करे - 


हिस्सा है। 
. 
सूरः ` इस्बूलास” की फजीलत S 


ॐ सूरः इख्लास (कुल्‌ हु-वल्लाहु अ-हद) ज्यादा से 
ज्यादा पढ़ा करो - Vy) 


. हदीस शरीफ में आया हे कि यह सूर: कुरआन का कह 
हिस्सा है। एक रिवायत में है कि (सवाब में) तिहाई हिस्सा के 


JD] 


बराबर हे। 
| 


कुरआन का चोथा 


च 





2. एक ओर हदीस में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाह) 
अलैहि व सल्लम ने उस सहाबी. के बारे में - -जो इमाम थे और] 
हर नमाज में इसे पढ़ा करते थे। ओर जब उन से इस का सबब, 
मालूम किया गया तो कहा - मुझे इस सूरत से बडी मुहब्बत हे>_ 
आप ने फरमाया - उस शख्स को ख़बर दे दो कि बेशक, 


प —— 


अल्लाह तआला भी उस से मुहब्बत करते है। > 


३. एक और हदीस में सहाबी का जिक्र है कि बह हमेशा 
और सूरलों के साथ इस सूरः को हर रक्‍अत मे जरुर पडी करते 
थे। जब उन से कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा- भुभै बेस र 
से बड़े भुत्तब्बत है। इस पर आप सर ल्लाह अलैहिं ब स शक 
फरमाया .. इस सुरत्त की मुक्तब्बत ही तुम को जन्नत मे वाल्विः 
फेर देगी। 





NR 506 
4. एक ओर हदीस में आया हे कि नबी करीम 


असेहि व सल्लम ने एक शख्स को (सच्चे दिल से) सूर: इरव्लास 
पढ़ते सुना तो फरमाया - इस के लिये जन्नत वाजिब हो गयी। 


5. एक और हदीस में हे कि ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने फरमाया - कसम है उस जात की जिस के हाथ 
में मेरी जान है कि यह सूर: एक तिहाई कुरआन के बराबर है। 


6. एक और हदीस में है कि जो शख्स सोने के इरादे से 
बिस्तर पर लेटे और फिर दायें कर्बट पर लेट कर 00 मर्तचा सूरः 
इख्लास पट लिया करें तो कयामत के दिन अल्लाह तआना 
फरमायेगा “ऐ मेरे बन्दे! तू अपनी दायीं तरफ की जन्नत में 
चला जा”। 


सूरः “फ्‌ -लक्‌” और “नास” की 
फुज़ीलत 


* सूरः फल-क और सूर नास ज्यादा से ज्यादा पढा करें 
इसलिये कि 


। हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि च सललम ने हजरत उवा बिन आमिर रजिए से फरमाया- 
कया तुम्हें दो बेहतरीन पढ़ी जाने वाली सूरतें न बतलाऊ? इसी 
रिवायत में है कि आप ने फरमाया - इन दोनों सूरतों को पढ़ा 
करो कि इन जेसी और सूरतें तुम हर्गिज़ न पढ़ोगे (क्योंकि जैसा 
इन में अल्लाह से पनाह लेने का जिक्र है और किसी सूरः में 
नहीं हे) 


2. एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 





507 

च सल्लम जिन्न और इन्सान ~ 
जफजों में) पनाह माँगा करते थे। कहो की ने से (मुख्तलिफ 
पर नाजिल हो गयीं तो आप ने इन्हीं होनो यह दो मुरते आप 


और इन के अलावा (पनाह मॉगने वादे oN कर लिया 


को 

3. एक और हदीस में आया हे कि न i i दिया। 
वाले ने इन जेसी सूरतों के साथ सवाल किया और न किसी ६४८ 
माँगने वाले ने इन जैसी सूरतों के साथ पनाह ce hrs 
रिवायत में यह भी आया है कि - इन दोनों सूरतों को पटा करी 
जब भी जाओ और जब भी तुम (सोकर) उठो। ट 

4. एक और हदीस में आया हे कि नदी करीम आ 
अलैहि व सललम ने फूरमाया : 


लुम सूरः फ- लक पढ़ा करो इसलिये कि तुम इस से ज़्यादा 
अल्लाह को महबूब और इस से ज़्यादा जल्द अल्लाह तक पहुँचने 
चाली (यानी कबूल होने चाली) और कोई सूरत नहीं पढ सकते। 
इसलिये जहाँ ततक सुम से हो सके तुम इस को मत छोड़ो। 


5. इसी हदीस की दूसरी रिवायत्त के अल्फाज यह हैं. 
तुम ऐसी व्छोई चीज हर्मिज नही पढ़ सकते जो इस सूर- फ-लेकः 
से ज्यादा अल्लाह के नजदीक पहुँचने काली यानी मकबूल हो। 

6. एक और हदीस में है कि नबी करीम संत्लल्ताई अलेहि 
व सल्लम ने फरमाया - कया तुम ने इन आपतों को नही देस्वा 
जो आज रात ही नाजिल हुयी हे? तुम इन से बेहतर आयें 
हर्गिज नहीं पा सकते - सूरः फ-लक और सूर: नाल 


XR 


508 .............+२--. 





पाँचवॉ बाब 


वह दुआएं जो किसी स्त्रास समय ओर 
स्वास वजह के साथ मरूसूस नहीं हें 


ज नीचे लिखी गयी हर प्रकार की छोटी-बड़ी दुआर्ये, 
इस्तिगफार वगैरह और उन के तर्जुमे कूल या जितने हो सकें 
याद कर लें और नमाज़ों के बाद स्वाप्त कर फर्ज नमाजों के बाद 
और किसी दुआ करने के मोके पर जितना समय हो, इन को 
जरूर पढ़ लिया करें - इन्शाअल्लाह! यह सब दुआयें जरूर कबूल 
होंगी । 

Ses ASN its 

tt म ५ F) Ne 4 बी Fe र {i ४ उ 

SANG I Bg sss th 
BB sri Asya sy 2c 


= 
जणा 
I 


hs | Ess sit ड; ठः “४२८2-०८ ५] ०५. 
हि कु | | र ” | की EE ०25... | Oss, 
ESS Sao 5s NTC SY 
~ हो ele lee XS 22४१ म्द 

st Cros gO NE) 4४२५4 


कटी मे 5, ह 
PS = आल ग Ce 
AABN Sool 


509 


। अल्लाइुम्म इन्नी अऊजुद्दि-क 
कं सलि वल्‌ जुब्‌नि वल्‌ - ह - रमि es hd अजूज़ि 
मां-समि+ अल्लाहुम्म इन्नी अकऊजुबि-क गू- रमि वल्‌ 
इफित्‌- नतिन्नारि वफित्‌- नतिल्‌ कब्‌रि ब- अनाविल्‌ कूर 
फित्‌-नतिल्‌ गिना व~शरिं फित्‌- नतिल्‌ फि फबुरि व- श्री 
फित्‌- नतिल्‌ मसीहिइज्जालि+ "र कागिन्‌ शरि 

अल्लाहुम्मगू सिल ख़ताया-य बि माई वस्सलूज्रि वल- व- 
व-नक्कि कलबी मि- नल्‌ खताया कमा यु- sro ग 
मि~नद- नसि वबाअिद्‌ बैनी वबे-न सताया-य कमा बा- अतत 
बै-नल मशूरोकि वल मगरिबि+ ॒ 

तर्जुमा -“ ऐ अल्लाह! में तुझ से पनाह मागता हूँ 
आजिजी से, काहिली से, बुजदिली से, हद खे ज़्यादा बुदापे से 
कर्ज (या तावान) से, और (हर प्रकार के) गुनाह से+ ऐ 
अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ जहन्नम के अजाय से, ओर 
(जहन्नुम की) आग के फितने से, और कब्र के फितने से, और 
कब्र के अज़ाब से, और मालदारी के फितने की बुराई से, और 
तन्गहाली के फिलने की बुराई से, और काने दज्जाल के फितने 


की बुराई से+ 
ऐ अल्लाह! तू मेरी ख़ताओं को बर्फ से, ओलों के पाती से 
धो दे और भेरे दिल को (हर प्रकार की) ख़ताओं से लीक 
कर दे जैसे सफेद कपड़े को मेल-कुचेल से पाक- साफ 
दर्मियान इतनी दूरी कर 


दे जितनी दूरी तूने पूरब द 
» a) wh EL TF) is Mee [८८५ 430) 


5U0 


SOG 2 
2. अल्लाहुम्म इन्मी अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ अजजि वल्‌ 
क-सूलि वल्‌ जुबूनि वल्‌-ह-रमि, च- अऊजुबि- क मिन्‌ 
फित्‌- नत्तिल्‌ मह्या वल्‌ ममाति+ 


तर्जुमा -" ऐ अल्लाह! मैं आजिजी से और काहिली से 
और बुज दिली से और हद से ज़्यादा बुढ़ापे से पनाह मॉगता हूँ। 
और तेरी ही पनाह लेता हूँ कुब्र के अजाब से, और तेरी ही पनाइ 
सेता हूँ जिन्दगी और मोत के हर फितने से।” 


# बाज रिवायतों में इस दुआ के साथ नीचे की भी दुआ 

अल्फाज की कमी और बेशी के साथ आयी हे) 

A ज 9) Ei ० अंक आ हि. ETE 
PANS DBA IANS ge A S35 
DNDN SS HN Sok S325 
NOIR OYY GEERT 

ges ein एप 

व- अऊजुबि-क मि-नल्‌ कंस्‌- वत्ति, वल्‌ गफ ~ लति, वल्‌ 

ओ- लल, बज्जिल्लति, वल्‌ मस्‌-क-नति व-अऊजुबि “तक 
मि-नल्‌ फकूरि, वज्‌ कुफरि, वल फुसूकि, वश्शिकाकि, वस्सुम्‌- अति, 
वरया -इ+ व-अऊञज्ुबि-क मि-नस्स- ममि वल्‌ ब- कमि, 
चल्‌ जुनूनि चल्‌ जुजामि, वसय्यदलू असकामि, व~ ज॒- लइद्वैनि+ 








तर्जुमा - “ओर मैं पनाह मॉगता हूँ सरबत दिली से, गफ्लत 
(और लापवीही} से, मुहताजी से, जिल्लत (और रसवाई) से, 
स्वारी से + और में पनाह लेता हूँ फक्र से, कुफ़ से, बदकारी से, 
परस्पर झगडा (फसाद) से और (लोगों के) सुनावे और दिसावे 


oo — ~ 5h 
ख्वाहिश) से+ और तुझ ही से ह 
र चन से और पागल पन से, किक ई बहे पन से, 


वमारियों से, और कर्ज के गलबे (ओर बोझ] र 


YE} ग 555 नहा | 32.8) ना ङा 
SNPS ६४३६ ४४ 
र aE; भ्र is; Io 
DPBS hg yh 
3. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ इम्मि, वल्‌ जनि 


बलू- अजजि, वलूकसलि, वल बुखूलि r जल्‌ जुबूनि, च~ ज़- लअिदैनि 
व-ग-ल-बतिरि जालि+ rc 


सर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से पनाह मौँगता हूँ फिक्र 
(परेशानी) से, रन्ज- गम से, आजिजी से, काहिली से, कन्जूसी से, 
बुज़दिली से, कर्ज के बोझ से और (जुर्बदस्त) लोगों के गलने 
(और वंबाल) से।” 
LSTA SAG LSS 
NEESER pe NNEC 
ANE Bs 
4. इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ बुखति, व- अऊजुबि - क 
मि-नल्‌ जुबूनि, व- अऊजुबि-क मिन्‌ अन्‌ उ-रद ईला अ शि 
ुमरि, च- अऊज़ुबि- क मिन्‌ फित्‌- नतिइनूया, ब अऊजुबि- क 
भिन्‌ अजाबिल्‌ कबूरि+ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से पनाह हग कत्ल तो 
रँ से » और पनाह मागता हूँ इससे किं उद्र क 
Su कितने से, और पनाह 
3 । पुँधू, ओर पनाह सागता हूँ दुनिया के हर *_ 
; हूँ कब्र के अजाब से।” 


572 

fi र Fr हित fat 8 ih srw Te 
GAYE ARS DPA GLE 
८८5५५ ol ONES 
>> २ कक gr पा ५. ०.९ 


ri ई] Br 8३3 GBs! न A < Ms 

LENE Ps S EBNO SD EAN Boss 

5. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि- नल्‌ अजजि, ' बल्‌ 
कसूलि, वल्‌ जुबूनि, वल्‌ बुखलि, वल्‌ ह-रमि य~ अजाबिल 
कबूरि+अल्लाहुम्भ आति नफुसी तक॒वा हा, व- ज़क्किहा अन्‌-त 
खेर मन्‌ जक्काहा, अन्‌-त वलिय्युहा व मौलाहा+अल्लाहुम्म 
इन्नी अऊज़ुबि- क मिन्‌ जिलमिन्‌ ला यन्‌- फु, वमिन्‌ कलबिन्‌ 
ला यख्‌- श्रु, वमिन्‌ नफसिन्‌ ला तश्‌-बअु, वमिन्‌ दअ - वतिन्‌ 
ला युस्‌- तजाबु लहा+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ ही से पनाह माँगता हूँ 
आजिजी, काहिली, बुजदिली, कन्जूसी बुरे बुढ़ापे से और कब्र के 
अजाब से + ऐ अल्लाह! तू मेरे नफ्स को परहेज़गारी अला कर 
दे और तू उस को पाक-साफ कर दे+ तू ही उस को बेहतरीन 
पाक- साफ करने वाला है, तू ही उस का मालिक और आका 'है। 
ऐ अल्लाह! में पनाह माँगता हूँ उस ज्ञान से जो (दीन और दुनिया 
में) नफा न दे, और उस दिल से जो (तुन्न से) न डरता हो, और 
उस (लालची) नफ्स से जो कभी.आसूदा न हो, और उस दआ से 


जो कबूल न हो।” 
MENGES 22952, Sa iH CE 
i slhsS 


6. अत्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि- नल्‌ बुख़लि वसूइल 








| उन्नत ३ 
। द्र बफित- नतित्सदर , क-कजाबित्‌ कृकर 7": 
। तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! मेँ तेशे 
| 5 पनाह लेता हूँ बहशेनी 
उम्र से, नफ्स के हर फितने से, ओर का के 
ESNet ५ 
OSES CERRO 42 
7. अल्लएलुम्म इन्नी अऊजु बिइज्जति- क, लाइला -ह इत्सा 
| 
' अन्‌-च्‌ अन्‌ तुजिल्लनी, अन्‌- तल्‌ हय्युल्लजी ला यमूतु वलूजिन्नु 
' वल्‌ इनसु यमूदू- न 
तर्जुजा - “ऐ अल्लाह! में तेरे गलबे ओर कुदरत की पनाह 
तेता हूँ, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात से कि तू मुम 
गुमराह कर दे। तू ही वह (हमेशा- हमेशा) जिन्दा रहने वाला है 
: जिस के लिये मरना नहीं, और तमाम जिन्नात और इन्सान जरूर 
| म्रेंगे।” 
| र 7६5, RT) Bw 5 FZ) IIIT घ्या 
STEN D355 SNe iS 


MOSAICS Lat 


8. अल्लाहुम्म इन्ना नऊजुबि-क मिन्‌ जहंदिल बाइ, 
द-दरकिश्शिकाइ, वसूइल कजाइ, व-शमा- ततिल्‌ अअूदाई 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक हम पुरग से पनाह र 
हर बला (और भुसीबल) की सख्ती से, और अभाग्य (नहूसत) 
पेर लेने से, ओर बुरे भाग्य से, ओर दुशं के (हम पर) क 
होने से। ” 5 54 2st 
0:92; Eas EGBA TF 


| 


6d _ रे | 
9. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ शरि ना अमिलूतु 
वमिन्‌ श्रि मा सम्‌ अञ- गल्‌ 
तर्जुमा -“ ऐ अल्लाह! मैने (अब तक) जो किया उस 
की बुराई से और जो नहीं किया उस की भी बुराई से तेरी पनाह 
मागता हूँ।” 


Ween Big 
0. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ शरि जा अलिमूलु 
वमिन्‌ रिं मा लम्‌ अञ्‌-लम्‌ 


तर्जुमा - “एऐ अल्लाह! जो में जानता हूँ (कि मैंने किया 
हे) उस की बुराई से भी पनाह मागता हूँ, और जो में नहीं जानतः 
उस की बुराई से भो पनाह मागता हूँ।” 


नबी है. । दल आ । आर 2 श EEG न अ FT ल पर हि के >> 
22S AND oa Ls Gs all 
BE pis 3228 57 
॥ अन्लाहुम्म इन्न्वै अऊजुबि-क मिन्‌ जवालि नेञू- मलि-'क 
व-त-डब्बुलि आफि-यति- क वफ जा- अति निकू- मति ~ वः 
व- जमीजि स-खत्ि- क 


तर्जुमा .- “ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह लेता हूँ तेरी (दी हुयी 
हर) नेमत के ख़त्म हो जाने से और तेर (दी हुयी) तन्दुरुस्ती 
और अन व चैन के बदलाव से, और तेरी अचानक पकड़ से, और 
तेरी तमाम नाराजगी (और हर गुस्सा) से। ” 
(०43 Sri Fy Asst | मुद्धा 


= +A FR FT , $b a 
५2४१-४७ = Fe Ye है. dS 


55 

।2. अल्लाहुम्म “7 अल्लाहुम्म इन्नी इन्नी अऊजुबि-क भिन 
विरि ब” सरी वमिन्‌ शरि लिसानी बमिन जाँ ng यमिन्‌ 
बनिय्यती वमिन्‌ शरि 


नरे अल्लाह ! में तुन्न से एनाह मागता हैं अपने 
कानों की बुराई से , अपनी आंखों की बुराई से , अपनी जदान की 
ई से, अपने दिल की बुराई से, अपनी मनी (यामी बीर्य की 
ख्वाहिश) की बुराई से।” 
&,5%52503) 5300 ABS 35% 


ABB 
3. अल्लाह्ुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ फकरि षन्‌ 
फा- कति चज्जिल्लति व- अऊजुबि- क मिन्‌ अन्‌ अज़लि-म औं 
उजू-स-म 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह लेता हूँ फकीर. 
मुहताजी, जिल्लत - रुसवाई से, और तेरी पनाह लेता हूँ इससे कि 
में (किसी पर) अत्याचार करू या मुन्न पर अत्याचार किया जाये 
(यानी कोई मुझ पर अत्याचार करे) र 
3555: 329, IHS Boe 38% Dl 
~ si > ~> A 55% Sls $ 
62७, Foe RY 
SASS sis FORTE 


ts 
® (A है.) ३2१३ | 422. हा व (व , 
3 G3 ड >9 0.2 कब! Sea ESTO. 


नल्‌ हदमि, 
द 4. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबि- के hy ल्‌ ग्र्‌कि, 
| ग अऊलुदि-क नि-नलःरी, द- अऊजुबिः र 


56 

मा nnn 
बल्‌ - हर्‌कि, वल्‌-ह-र-मि+ व-अऊजुबि-क मिन 
अय्य- त-खब-ब-त्‌ निश्शेतानु जिन्‌-दल्‌ मोति, व- अऊजुबि- कः 
मिन्‌ अन्‌ अमू-त फी सबीलि-क मुदनि-रन्‌, व - अऊजुबि- क 
मिन्‌ अन्‌ अमू-त लदी- गुन्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुअ्न से पनाह मागता हूँ (किसी 
मकान वगैरह के नीचे) दब कर मरने से, ओर तुझ से पनाह 
मागता हुँ (किसी ऊँचे स्थान से) गिर कर मरने से और पनाह 
मागता हूँ इब कर मरने से, जल कर मरने से ओर हद से ज़्यादा 
बुढ़ापे से ओर इस से पनाह मागता हूँ. कि तेरी राह में (जंग से) 
पीठ फेर कर भागता हुआ मरूँ। और इस से पनाह मांगता हूँ कि 
साँप-बिच्छु के काटे से मरे।” 

NIG SG 
INSANE 

।5. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुषि-क मिन्‌ मुन्‌- कयातेल्‌ 
अख्लाकि बल्‌ अभूमालि वल्‌अहवाई वल्‌- अद्वाइ 

तर्जुमा - “ऐअल्लाह! मैं तेरी पनाइ चाहता हूँ बुरे अख्नाक 
बुरे आमाल, बुरी ख्वाहिश और बुरे मर्ज से (तू मुझे इन सब से 
बचा ले) 


पा PE 57 
।ॐ. अल्लाहुम्म इन्ना नंस्‌- अनु. 7 _ 
तक निनाद ककु ~क ` क 
व-सल्लत में, व- नऊजुबि- क मिन्‌ शरि आ 
-क मु- हम्मदुन्‌ सल्लल्लाहु अलेहि ¬" ज निने 
इ- अन्‌- तलः मुस्‌- तआनु व- अले- कन्‌ बनाम सन्स -म, 
कब्व-त इल्ला बिल्लाहि + ' पेला हो- न उजा 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तुन्न से हर क बल 
हैं जो तेरे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि द Pia मांगने - 
से माँगी हे, और हर उस चीज से पनाह माँगते हैं जिस कर 
प्यरे नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने माँगी है, तू ही मददगार 
है और तेरे ही ऊपर (हमें मकसूद तक) mers र 
ताकत और कृव्वत अल्लाह के सिवा (हासिल) नहीं। ” | 


ग (2 RE 2 > 3 आओ 0 4 7 | 
IAA AS 3 SADE) CR ७ 5 | `| 


gneiss — 

77. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि- क मिन जारिस्सूइ फी दारिल 
मुका-मति फडन्न जा-रल्‌ बादि-यति य-त-हव्वलु -_ न 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुन्न से वतन में बुरे पड़ोसी होने 

से पनाह मागता हँ, इसलिये कि सफर का साथी तो बदल हैं. 


e+ 


जाता हे (जुदा हो जाता है) 
०८०३३ hi 
१8. अऊजुबिल्लाहि मि- नल्‌ कुफूरि वदैनि रसी 
पनाह 
तर्जुमा - “में कुफ्र ओर कर्ज से अल्लाः न 


व - लि = \ 

| h 

है | छह का 
|| 

| } 


~ 


कै 


SNE 
SMSC 5, 4४ Gal 
[ NEE; 
9. अत्लाष्टुम्म इन्नी अऊजुबि- क मिन्‌ ग-ल-बतिहैनि 
व-गृ-ल-बतिल्‌ अदूब्वि व- ज्जमा- ततिल्‌ आऊुटाई 


तर्जुभा - “ऐ अल्लाह! मैं कर्ज के बोझ, दुश्मन के दबाव 
और दुश्मनों की हंसी से तेरी पनाइ चाहता हूँ।” 


आ 
52.८ 4 


= a EE RANT EY TER TRE. joe 
ये 6४: Y, Eo ,*\ कर कि 4 
2 €~ 5 ह” Veco 39 ५3 5-8 


Cd 


अर नी जर Fe ब्रज ये र vi aX ; % 
2 9८०2५ Ca 3 4६-२४ ४३ ८-४६ ८ 


Re Ff 6 FR rg 9 " ~} 
SS BCFA (Ais CONN (२०६ 


225५» कि कह हम हि न ead $= 
DES S23 ESS 2४23 UN 
न FP, हि 
32) (2: 5 ठ 5:33 3 # 74% | eh 

Bn ed Sh 3 ! A i की | 
SABI 


20. अल्लाहम्म इन्नरो अऊजुनि- क मिन्‌ इल्मिन ला यनफाओ, 
ब- कृलूबिन्‌ ला यसू, वदुआइन्‌ ला युसमाञू, व-नफूसिन्‌ ला 
तञ्यञू, (वफीरिकायतीन) वमि-नल्‌ जूमि, फइन्नहू बे- सज्ज जीअ, 
(क्फीरिवायतिन) वमि-नल्‌ खिया-नति फुबे-सतिल बिता- नतु, 
वमि-नल्‌ कसलि, वल्‌ बुखलि, चल्‌ जुबूनि, वमि-नल्‌ ह-रमि, 
वमिन्‌ अन्‌ उ-रद इला अर्‌- जलिल अगरि, वमिम्‌ फित्‌- नतिइज्जालि, 
व- अजाबिल्‌ कबूरि, वफित्‌- नतिल्‌ मह्या वल्‌ ममाति+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस जान 
ये जो नफा न दे, उस दिल से जिस में तेरा उर न हो, उस दुआ 
से (जो तेरे दरबार में) सुनी न जाये, उस (लालची) नफ़्स से जो 


के और जिन्दगी ओर मीत के फितने ते, कब्र के अजाब 
sas 
<? A LN 2; पड | 
(nz ह 7 3520: = 
Med ec 


अल्लाहुम्म इन्ना नस्‌- अलु- क अजाइ-ब गगफि-रति-क 
वमुनुजियाति अमृरि- क, वस्सला-न-त मिन्‌ कुल्ति इदूमिन्‌, 
क्ल्‌-गनी- म- ते मिन्‌ कुल्लि बिरिन्‌ वस्‌ फौ- ज बिल्‌ - जन्ति 
क्न्जाति मि- नन्नारि+ 

तर्जुमा - ऐ अल्लाह! हन तुन्न से सकत करते हें तेरी 
मर््फिरत के पक्के साधनों का, और तेरे हर हुक्म से बुकत करने 
वाले कामों का, और हर गुनाह से सलाभती का, हर नेक कोम 
की गुनीमत का, जन्नत नसीब होने और जहन्नुम से नजात पाने 
का। ” 
(४८७७८ ५2०७, FIBER 


2. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌ - अलु- क किल्‌- मन ऋफि- अन्‌ 
व- अऊजुबि- क मिन्‌ िलूमिन्‌ ला यन्‌- फुमु 
घाले 'शान 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुम से नफ़ा पहुँचाने 
का प्रश्न करता हूँ. और लाभ न पहुँचाने कते आन से प्रा 
मागता ह| कि 


520 





ees री डी 


RE न 
9 Ys या: Veo ७४ | 2 gl 
CRYIN 
22) अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ अिलूमिल्ला 
यन्‌-फ॒ञु व-अ-मलिल्ला युर-फुअ व-कलूबिल्ला यस्व- शू 
वकैलिल्ला युस्‌- मञजु 
तर्जुमा -"ऐ अल्लाह! में तुअ से पनाह माँगता हूँ उस 
इल्म से जो नफा न पहुँचापे, और उस अमल से जो (तेरे दरबार 


में) कुबूल न हो, ओर उस दिल से जिस में तेरा डर न हो;-और 
उस बात से जो सुनी न जाये।” 


CER ७८६ 5६253, 7:8६ 40 

23. अल्लाहुम्म इन्ना नऊ़ज़ुबि-क अन्नर्‌ जि-अ अला 
अअूकाधिना औ नुफ-त्त-न अन्‌ दीनिना 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तेरी पनाह चाहते हें इस से कि 
हम उल्टे पाँव (अपनी पहली हालत पर) लोट जायें, या हम 
अपने दीन के बारे में किसी फितने के अन्दर डाल दिये जावें।” 

SBC Fi 52% icons 555 

ES ail SEs ais, 

24. नऊज़ुबिल्लाहि मिन्‌ अजाबिन्न््रि, नऊजुबिल्लाहि मि- नल्‌ 
फि-तनि मा ज-ह-र मिनूहा वमा ब-त-न, नऊज़ु बिल्लाहि 
मिन्‌ फित्‌- नतिइज्जालि 


तर्जुमा - “हम अल्लाह की पनाह लेते हें जहन्नुम के 
अजाब से, हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं (हर प्रकार के) 


हक न + ..., व | २६३३] ३ म 2 sr, 
8 | Yt; a ८८ R Goel 
POY 

अऊजुबि-क मिन्‌ जिलमिल्ला 
यत्‌- फनु, यमिन्‌ कलबिल्ला यस्प- अभु, दमिन्‌ नफलिल्ता तश्-बलु 
वमिन्‌ दुआइल्ला युस्‌- मु+अन्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क ल 
हाउलाइल अर्‌- बसि 


EY ERS पैड ह Ts नी 
र हु ०2 6०१ १५ k 3] चहल 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पनाह मागता हूँ उसे 
इलम से जो नफा न दे, उस दिल से जिस में आजिजी न हो, और 
उस दुआ से जो (तेरे दर्बार में) सुनो न जाये, और उस (लालची) 
नफ्स से जिस का कभी पेट नं भरे। ऐ अल्लाह! में इन चारों 
(आफतों) से तेरी पनाह मागता हूँ।” 

26. अल्लाहुम्भगू फिर्‌ ली जुनूबी व-ख7तई व- अ- 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे तमाम गुनाह बहक दें, हा 
इरादा किये हुये भी और जानबूझ कर किये हुये भो। 


rt 0 
ed $ ~ का ध EEF “el ह 
AS BSN? अ १5 95 
हि डे er 3 
अऊजुबि- के निन्‌ दुआइल्ला मुषि मओ 


मदी 


27. अल्लाहुम्म इन्नी 


522 
व-कलूबिल्ला यख्‌-शञ्जु व-नफूसिल्ला तश-बआु 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक में तेरी पनाह लेता हूँ उस 
दुआ से जो (तेरे दरबार में) सुनी न जाये, और उस दिल से जिस 
में (तेरा) डर और खौफ न हो और उस (लालची) नफ्स से जो 
कभी आसूदा न हो।” 








Ni 


PERISNET TPN ECO Biel 
28. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ क-सूलि बले 
ह-रमि वफित्‌- नतिस्सद्रि व- अजाबिल्‌ कबूरि 


तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! बेशक तू मुझे पनाह दे, और हम 
से बढ़े हुये बढापे से और सीने के फितनों से, ओर कब्र के अजाब 
से। 


०2 SoM 25५9-20 (2०८०४, ७०+ 2) | 
Ra soins ६५८) २६. 
29. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिय्यौमिस्सूइ वभिन्‌ 


ले-लतिस्सूइ वेमिन्‌ सा-अतिस्सूद्र वमिन्‌ जारिस्सूइ फी दारिल्‌ 
मुका - सति 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक में तेरी पनाह लेता हूँ बुरे 
दिन से, बुरी रात से, बुरी घड़ी से, और वतन के बुरे पड़ोसी 


से। 
) MES बम Sy, Fy 


Pe ci SPINA SF Gl pg 


30. अल्लाहुम्म इन्मी अऊजुबि-क मि-नल ब-रसि वलूजुनूनि 
वल्‌ जुज़ामि व-सय्पिइल्‌ असूकामि 





523 

पं cnr _ 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! सू मुझे ब-रख 

पागल पन से और कोढ़ से, और तमाम को सम) से | 

बीमारियों से सुरक्षित रख ले।” _ 


555) ७} 2 
DE) SG (_3 ` (~ 5] | 


३. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क भि-नश्मिकाकि वन्निफाकि 
वसूइल्‌ अख्‌- लाकि 


सर्जुमा - “ऐ. अल्लाह! तू मुझे पनाह दे (परस्पर के) अगड़े 
(और फसाद) से, ओर मुनाफिकत से और तमाम बुरे (और 
जलील) अख्लाक से।” 
AT Fe के aie नर KS ह sis 
MSE LSE SH BS 
aos b 522! 


32, अल्लाहीम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ जूजि 
फ॒ड्न्नहू निए - सज्जजीअु, व- अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ खिया- नलि 
फइन्नहा बे-सतिल्‌ बित्ता- नतु 

तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मुने पनाह दे भूख (प्यास } से 
इसलिये कि यह बहुत बुरा साथी हे, और तू मुने पनाह दे 
खियानत से इसलिये कि यह बहुत बुर छुपा हुआ साथी हैं। 


5 4 aN, के # Ae कम SUA 
(-+---3 न 55025 CY RISC EN 


बि 
33. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-र्क > चमिन्‌ 
मिन्‌झिल्‌ मिल्ला यन्‌-फुओु वामेन कलदिल्ता : 


524 
नफूसिल्ला तश्‌- बअ, वमिन्‌ दुआ इल्ला युस्‌- भञ्ज 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुझे चार वस्तुओं से अपनी 
पनाह में ले ले। उस इल्म से जो नफा न दे, उस दिल से जिसमे 
आजिजी न हो और उस दुआ से जो सुनी न जाये।” 








AAA 


oe 5२5 +- 
कुछ ओर मुरूतलिफ दुआएँ 


# इन दुआओं का भी पढ़ना सुन्नत है 
हो सके अपनी डालत के अनुसार याद कर | लेनी gs 
गहि- बगाडे स्वास कर नमाजों के बाद और उन वक्तों में जिन 


और अपनी छर जरूरत और हाजत अल्लाह से ही माँगनी चाहिये” 


ETON RTS दा 
Aa 
। अल्लाहुम्म रन्बना आतिना फिइन्या ह-स-न- तख फिल 
आखिरति हसन तव्वकिना अजा- बन्नारि 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार! तु हमें दुनिया 
में भी अच्छी नेमतें अत्ता फरमा और आस्तरित में भी अच्छी नेमतें 
` (अता फरमा) और हमें जहन्नुम के अजाच से बचाल।* 
SEs ss dob 
"९५ ९2०52: 5 
2. अल्लाहुम्मग्‌ फिर ली खती-अती, व-जहली, वइस्राफी 
फी अमूरी चमा अनू-त अआ-लमु बिही मिन्नी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मार्फ कर दे मेरी खताओं को 
मेरी नादानियों को, भेरी अपने कामों में लापरवाही को, और उन 
तमाम बातों को जिन्हें तू मुझ से ज्यादा जानता है। 








dP सनक 
BY ISEB 0८०३ Sr DAM 
pCR, WHE HE VII FR 


3. अल्लाहुम्मग फिर्‌ ली जिद्दी, व-हजली, व-ख-त-ई 
व्‌-अ-मदी, वकुल्ल जालि-क औिन्दी+ (वफीरिवायतीन 
अन्‌-तल्‌ मु-कुदिमु व- अन्‌-तल्‌ मु- अख्खिर व- अन्‌-त अला 
कुल्लि शैइन्‌ कदीर+ 

तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! तू मेरे सच-मुच किये हुये काम 
हँसी - मजाक में किये हुये, बिला इरादा किये हुये, जान बूझ कंर 
किये हुये तमाम गुनाहों को माफ कर दे, और यह सब काम मुझ 
से हये हैं। तू ही (अपनी रहमत की तौफीक्‌ में जिसे चाहे] आगे 
करने वाला हे ओर तू ही (जिस को चाहे) पीछे डाल देने चाला 
हे, और तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।” 


Sn ANS 55535: ६५:55 हा ETE eared 


4. अल्लाहुम्भगू फिर्‌ ली जिद्दी व-हजली व-ख़-त्तनई 
व- अ-मदी वकुल्सु जालि-क अिनदी 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे सचमुच किये हुये, हॅसी- मज़ाक 
में किये हुये, बिला इरादा किये हुये और जान बूझ कर किये हुये, 
तमाम गुनाहों को माफ कर दे, और यह सब गुनाह के काम मुन्न 
से हुये है।” 
So RATING GUase 
Gels Se 5८5 ९५५७, 
SAGEM SSS EVs 


527 
Sn 
5. अल्लाहुम्भगू सिल्‌ अन्नी सवताया -य बिमाइ्सलूजि 


बलू-बारंदिं व~नक्कि कलूबी भि- नल्‌ रूताया कमा 
नक्की सस्सौ - बल्‌ अब्‌- य-ज़ मि- नह - नवि वदासिद्‌ बैनी वे न 
ख़ताया-य कमा बा-अत्त बे-नल्‌ मश्रिकि कल मंगरिबि+ 

तर्जमा ~ “ऐ अल्लाह! तू मुझ्न से मेरी सताओं को वर्प 
और ओलों के (साफ और ठन्डे) पानी से धो डाल, और तृ मेरे 
दिल को खत्ताओं से इस प्रकार पाक -साफ कर दे, जैसे त्‌ सफेद 
उजले कपड़े को मैल- कुचेल से पाक-साफ कर देता है! और तू 
मेरी स्वताओं के दर्मियान ऐसी दूरी कर दे जेसा तू ने पूरब और 
पश्चिम के दर्मियान दूरी कर रस्म है!” 

EEC BYE ioral 

5. अल्लाहुम्म मु-सरि- फल कुलूबि सर्रिफ कुलू- बना अला 
ता- अति - क 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! दिलों को फेर देने वाले! तू हमारे 
दिलों को अपनी फरमाबरदारी पर फेर दे!” 

533 3-58 AS 

7. अल्लाहुम्माह्‌ दिनी व-संदिदनी 

तर्जुमा - “या अल्लाह! तू मुझे हिदायत दे और मेरे कदम 
को जमा दे।” 


का है. 
3 5 Fi ( - ie 
SLMS BU Bios 
यु-तत वस्सिदा-द 


8, अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- कत्‌ हिवा” i) 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से (दीन ei 


528 _..तहतहतहतह_ 
PRS लकुडक्-+ क्रम“ में ५० हूँ 
हिदायत और (दुनिया के कामों में) किफायत सागता हूँ।* 
(हर a OAs sso) | Sy | प्र 2 
9. अल्लाहम्म इन्नी अस्‌- अलु-कल्‌ हदा वत्षुका 
चल्‌- अफा-फ वलगिना 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में तुझ से हिदायत, परहेजगासे 
पारसाई और (मस्वलूक से) बेनियाजी का सवाल करता हूँ।” 
PERCE 52०3३ दा 
DISAB BB Ds 
FI #०८5365४०५० CIES ४5 36089; 
१0. अन्लाहुम्म असलिह ली दीनीयललजी हु-व अिस्‌- मतु 
अम्री च- असूलिह ली दुनया- यल्लती फीहा मआशी, व- असूलिइ 
ली आखि-रत्तिलल्‍लती फीहा मआदी, वजू- अलिल्‌ हया-त्त 
जिया-द-तल्ली फी कुल्लि खेरिनू, वज्‌- अलिल्‌ मौ-त रा-ह- तन 
ली मिन्‌ कुल्लि शरिन्‌ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दीन को दुरुस्त कर दे-जो 
मेरे हर काम की हिफाजत का जरीया है, और मेरी दुनिया को 
दुरुस्त कर दे जिस में मुझे जिन्दगी गुजारनी हे, मेरी आखिरत को 
दुरुस्त कर दे जहाँ मुझे लोट कर जाना है, मेरी जिन्दगी को हर 
अच्छे कार्य में ज़्यादली का जरीया बना दे, और मोल को मेरे लिये 
हर बुराई से नजात का जरीआ जना दे।” _ 
BASSES YN 
0. अल्लाहुम्मगू फिरली वर्‌- हमूनी वआफिनी वर्‌जुक्‌नी 
चहदिनी 





 — — 
तर्जुमा - “इलाही तू मुझे सले 
लन्दुरुस्ती और) आफिय्यत दे. मङ्ग / ग पर डग फरना, 
हिदायत दे। ” ) शिजत दे, जले (हलाल) रोजी दे और 


Bye 5 मन soi Ena yas sk pj 
A , 
८ है था ie jr र [4 3) हर 3 “के 
hd yn Sees ऊः 
AB SNA STE Ci Sth: 
-92०-544% Ys 
१2. रब्थि अजिन्नी वला तुभिन्‌ अ-लय्य, वन्सुरनी वला 
तनसुर्‌ अआ-लय्य, वमूकूर्‌ ली वला तमृकुर्‌ अ-लग्य वहदिनी 
व-यस्सिरिल्‌ हृदा ली, वनसुर्‌नी अला मन्‌ बगा अ-ज्य्य 
+रनिबज्‌- अलूने ल- क जवक्कात, ल- क शवकारा, ल-क रहहाक, 
ल-क मितूवाआ, ल-क मुत्तीआ, इलैं-क मुखबितन, इते- क 
अन्या- हम्मुनीबा+रबिद त- कच्चल्‌ तौ-बती, वगूसिल्‌ हो- यती, 
व- अजिब्‌ दअू- वती, य- सब्जित्‌ हुज्जती, व-सरिद्‌ लिखनी, वहटि 
कलूबी, यसूलुल्‌ सस्वी-म-त सद्री+ 


तर्जुमा - “ऐ मेरे पालनहार! तू मेरे मदद कर, नेरे खिलाफ 
किसी और की मदद न कर! मुझे कामियाब बना दे और मेरे ऊपर 
किसी को कानियाष न कर। मेरे हक में गौर फरमा और मेरे ऊपर 
किसी की तदयीर को कारगर न फ्रमा। मुने हिदायत है ह 
हिदायत (पर खाकी रहने को) मेरे लिये आलन कर रे मे 
पर अत्याचार करे उस के मुकाबले में मेत सहायता फ्रना। 


530 
मोला! तू मुझे ज़्यादा से ज्यादा अपना जिक्र करने चाला, 
ही शुक्र करने वाला, अपने ही से डरने वाला, अपना फ्रमांबरदार 


अपना ही इताअत करने वाला, तुन्न से बहुत आजिजी करने 


वाला | 
तेरे ही सामने रोने वाला ओर (अपनी ही तरफ) लौटने वाला ee 
दे। 





ऐ मेरे रब! तू मेरी तोबा को कबूल फरमा ले, भेरे गाह 
को धो दे, मेरी (इस) दुआ को कबूल फरमा, मेरी (नजात्त की | 
दलील पर मुग्ने कायम रख, मेरी जबान को दुरुस्त कर दे और भे 
दिल को हिदायत दे और मेरे सीने के खोट को निकाल फेंका” 


Cis ~ Sr 5 Abe 4 ३, रे me 
sss Ds Cs So) 3 0१ ५ AS 58 | 
८ (८ {£ ~ 22 TENG 
ACEC NAS 

।3. अनल्लाहुम्मगू फिर्‌ लना वर्‌-हम्‌ना वर्‌-ज अन्ना 


य-त-कब्खल्‌ मिन्ना व- अद्खिल्‌- नल्‌ जन्न-ते य- नज्जिनो 
मि- नन्नारि च- असूलिंह लना शा-नना कल्लहू 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुने माफ कर दे, हम पर रहम 
फरमा, हम से राज़ी हो जा, (हमारी बन्दगी) कबूल फरमा, हमें 
जन्नत में दाखिल फरमा, हमें दोज॒ख से नजात दे ओर हमारे-सारे 
काम दुरुस्त कर दे।” 


A A 
Fr Bn LN og se 
CASEIN Fos ore 
caresses 


5 3 ] 
५८०३ Oa ~~ ददः 
dns 
` १4. अल्लाहुम्म अल्लिफ बै-न i, FIA 
वैनितां, बहूदिना सुबु- लस्सलामि, ब- नज्जिना रा जा-न 
डुः लन्तूरि, च्‌- जन्निन्‌- नल्‌ फ याष - Fi | भ्त ज़ -F- नज्जुलुमाति 
ब-तीत न, सवारिक्‌ लना फ़ी असूमाजिना रमिन्‌षहा वमाः 


, द- 
वकुलुबिना, व¬ अजूबाजिना, वज़ुरीयातिना, बतु अने न 


अन्‌ः तत्तच्वानुरहीमु, वज्‌- अलूना शाकिरी-न लिने - मति - 
मुसूनी- न निहा कानि लोहा, व- अतिम्महा अनेना नभ-मति-क 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारे दिलों में परस्पर मुहब्बत 
पैदा कर दे, हमारे आसपास के मामलात (और संबन्ध] दुरुस्त कर 
दे, हम को सलामती की राहों की हिदायत फरमा, ब्रम को (कूकर 
और गुमराही की) ततारीकियों से (ईमान की) रोश्नी की तरफ 
नजात दे, हम को खुली और छुपी बदकारियों से दूर रख, हमारे 
कानों को, हमारी आँखों को, हमारे दिलों को, हमारे बीयी- बच्चों 
को, हमारे हक में बरकत बना दे और हमारी दुआ को कबूल 
फरमा ले, बेशक तु ही बड़ा तोबा कबूल करने वाला मेहरबान -हे। 
और हमें अपनी नेभतों का शुक्र अदा करने वाला, और उन 
अहलू बना दे, और उन (नेमतों) को हम पर पूर फरण दे 

ONE sea SS CR 

६८) ५805५56-25398//7“47 

= आओ ` ॐ, BE । ८ ss ~ felis sss 

D2 ESA ८: क 


ण क 45, |; करता जड़ी 2S हर ऊ जा *3 le 
52:45 i 3 


532 








“MEE: 
5. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अझु- कस्सबा- तत फिल्‌ अमूरि, 
व-अस्‌-अलु-क अजी-म-र्तर्शदि, व-अस्‌-अज्तु- क शुक्र- 
नेअू-मत्ति-क, वहुस्‌-न जिबा-दति-क, व-अस्‌- अलु-क 
लिसा-नन्‌ सादि-कन्‌, कल्‌-बन्‌ सली~मन्‌, वस्बुलु- कन्‌ 
मुस्‌ - तकी - मन्‌, व- अऊज़ुबि- क मिन्‌ शरि मा तअ- लम्‌, 
व- अस्‌- अलु- क मिन खैरि मा तञ्‌-लमु, व- अस्‌- तगूफिरु-क 
मिम्मा तअ्‌-लमु, इन्न-क अन्‌-त अन्लार्भुल्‌ गुयूबि+ 7 
तर्जुमा - “रे अल्लाह! में तुझ से हर (दीन के) काम-में 
जमे रहने का सवाल करता हूँ, और में तुझ से पक्‍की सच्ची 
नेकी के कार्य करने का प्रशम करता हूँ, और तेरी नेमतों का शुक्र 
अदा करने (की तौफीक) का और तेरी (अच्छी तरह) इबादल॑ 
करने का सवाल करता हुँ, और में तुझ से सच्ची जबान, बेदागू 
और दुरुस्त अख्लाक का सवाल करता हूँ, और में तुझ से इर उस 
चीज की बुराई से जिस को तू ही जानता है पनाह चाहता हँ, 
और हर उस चीज़ की भलाई से जिसको तू ही जानता है सवाले 
करता हूँ, और हर उस चीज से जिस को तू ही जानता हे माफी 
माँगता हैँ, बेशक तू ही तमाम गेब की बातों का बहुत बड़ा जानने 
वाला है।” 
aI 52-8८: ig ## 
HAN aA bs 
6. अल्लाहुम्मग फिरली मा कुददमृतु वमा अस्स्वरतु वमा 
अस्‌-रर्‌तु वमा अअ्‌-लन्‌तु वमा अन्‌-त अञू-लमृ बिही मिन्नी, 
र्गइला- ह इल्ला अन्‌-त 


PRS 533 
तर्जुमा - “ए अल्लाह! तू के 
विछले किये हुये, छुपा कर किये हुये और खुले तौर हुये और 
तमाम गुनाह, और यह गुनाह जिनको तू गज हे ला 


सब को बसश दे, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नही 
Fd 52 3 kg | हे 
Bia SEE ET FT 
Rt २] Fe sf - र ह > Seal 
Das tga SS HOE 
G Ls + ह कुल 3 EL Cs = (7८८ Sg ~ — 2 
Le TP «29 ०2० (८:५८ BR TA 6 
SEE 5560 2४६, aie, 
ET 4 5४८८2 5. क 3° ER F (28: [2६ हु Cae, का 
हा, a V2 MEST HEA 
[a Si crt - के ही. EY Re Fe AH ह| 
SPR CES NAES Ris 
2; f SSE < a ~ 


]7. अन्लाहुम्मक सिम्‌ लना मिन्‌ ख़श-यति-क मा तहूलु 
निही चे-नना वबे-न मआसी-क बमिन्‌ ता-अति-क म 
तु- बल्लिगुना बिही जन्नत- क, वमि-नल्‌ यकीनि मा तु- हल्विनू 
बिही अलेना मसाइ- बडुन्‌ या, ब- मत्तेझूना बि-अस्माइनो 
व- अबूसारिना वक्कुच्वतिना मा अहयै-तना, वज्‌- अलहुल्‌ वारि-स 
भिन्ना चज्‌- अल्‌ सा-रना अला मन्‌ ज-ल-मना, पनसुरना अला 
सन्‌ आ- वाना, वला तज्‌- अलमुसी - ब-तना फी दीनिना, वला 
चेज्‌ - अलिहुन्‌या अक्‌- ब-र हम्मिना, वला गदु-ल-ग जिलूमिना, 
वेला गा-य-त रयू-बतिन्य, वला तु-सल्लित्‌ अलेना मन्‌ ला 
पर - इमुना + 


- “ऐ अल्लाह! तू हमें 


हिस्सा 
तर्जुमा अपने हर का इत्तना 
देदे जिस से तू हमारे और नार्फमानियों क 


दर्मियान रुकावट हो 


534 
कमांबरदारी का इतना ना हिस्सा दे जिस के ह 





हमे का 
(सहना) आसान कर दे, और जब तक तू हमें जिन्दा रखे हेमूरे 
कानों से, हमारी ऑँस्वों से, हमारी ताकत से हमें हभ को नफा 
पहुँचा, और उस नफ़े और फाइदे को हमारा वारिस (यानी ह्रो 
मरने के बाद हमारी यादगार) बना दे, और जो हम पर अत्याचार 
करे उस से हमारा बदला ले, और जो हम से दुश्मनी रखे उस पूर 
हमारी सहायता फरमा। और तू हमारी मुसीबत हमारे दीन में भत 
तजवीज कर (यानी हमें दीनी मुसीबत में मत डाल) और तृ 
दुनिया को हमारा सब से बड़ा मकसद और हमारे इल्म की मन्जिल 
और रगबत की अन्तिम सीमा मत बना, ओर तू उन लोगों को हम 
पर हुकमराँ (शासक) न बना ज़ो हम पर रहम न खायें। 
HS ASS DSR Eb CEE 
CESSES! 

78. अल्लाहुम्म जिद्‌ना वला तनूकुसूना च- अकूरिमूना वला 
तुहिन्ना व- अअतिना वला तहूरिमूना वआसिर्‌ना वला तूसिर अलेना 
वरूजिना वर्‌- ज़ अन्ना 

तर्जुमा ~ “ऐ अल्लाह! तू हमारी नेकियाँ ज़्यादा फर्मा 
और कम न फरमा, तू हमें इज्जत अता फरमा ओर जलील न 
कर, तू हमें (अपनी नेमतें) अता फरमा और भहरूम न कर, और 
तू हमें ही तरजीह दे और हम पर (किसी और को) तरजीह न दे, 
और तू हम को भी राज़ी कर दे और तू भी हम से राजी होजा।” 


3 tm ठ ~ कु 


CT 3 १ Ser भ Eg 
| CS Su EET ८ re, | | 


~ अल्लाहुम्म अलूहिः अलूहिमूनी रश्दी दा 
कयी अजिजनी मिन्‌ शरि 


तर्जुमा - "इलाही लू मेरे दिन्न में नेकी 
बस की बुराई से मुझे पनाह दे। बल दे और मेरे 


AFG 0. < 
22227 2 ०४५४१ ९४४ की 
i \ः Oi PI ITE हू गा १ हि बा 
9 मन /#) क |” ~ Jie है र ही i 


20. अल्लाहुम्म किनी - शर नफसी वञूजिम्‌ ली अला रुशदि 
अमूधी, अल्लाइुम्मग फिर्‌ ली मा अस्‌-रर्तु वमा अञू-लनूत वमा 
अख्‌- तअततु वमा अ-मत्तु वमा जहिलतु 

तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! तू मुन्ने मेरे नफ़्स की बुराई से 
सुरक्षित रख, और मुझे हर काम में नेकी करने का पक्का इरादा 
अता फरमा। ऐ अल्लाह! मैंने जो छुपा कर किया और जो खुले 
तौर पर किया, और जो बिला इरादा किया, और जो जान बूझ कर 
किया ओर जो नादानी से किया सब माफ कर दे।” 

NSCs & SC 

2. अस्‌ - अलुल्ला- हल्‌ आफि-य-तत फिद्दनूवा वर्‌ 
आखि - रत्ति is 
तर्जुमा - “मैं अल्लाह से दुनिया और आलि्त (दोनों) 

की आफियत चाहता हूँ।” Pp 
ES, CESNONR DIS sl 

ks र | SE ~| | 
45.53 IAS /2० 29९ “- | 


PFE Te | 


५७ ०:२2 टन? ” clio Casi? 


CN जन्‍म 





SRS 

22. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क फे- लल्‌ खैतति 
व-तर्‌- कल्‌ मुन्‌- कराति, वहुन्नल्‌ मसाकीनि, व- अन्‌ तगफिरली | 
व-ततर्‌-हमनी, चइजा अ-रद ता बिकौमिन्‌ फित्‌ - न- लन्‌ 
फ-त-वफ्फनी गे-र मफूतूनिन्‌, ब-अस्‌- अलु-क हुब्ब- क 
हुन मस्युहिब्बु- क वहुब्न अ~ मलिन्‌ यु- कर्बु इला हुन्चि- क 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुझ से नेक कामों के करने 
और बुरे कामों को छोड़ने की तौफीक, और गरीबों से मुहब्बत 
करने की तौफीक चाहता हूँ, और यह कि तू मुशे बख्श दे, और 
मुझ पर रहम फरमा, ओर यह कि जब तू किसी कौम को 
आजभाइश में डालना चाहे तो मुभ्न को तू उस आजामाइश में डाले 
बिना (दुनिया से) उठा लेना, और में तुझ से तेरी मुहब्बत और हर: 
उस झरूस की मुहब्बत जो तुझ से मुहब्बत करता हे, और उत 
अमल की मुहब्बत जो तेरी मुहब्बल से करीब कर दे मागता हूँ।” 

ABBAS ro BES E22 gies 

23. अल्लाहम्म इन्नी अस्‌-अलु-क हुन्ब-क वहूब्ब 
मस्युहिन्बु-क वल्‌- अ-म-लल्लज़ी यु- बल्लिगुनी हंब्ब- 
क + अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ हुम्ब- क अ-हब्ब इ-लम्य मिन्नफसीं 
व- अहूली वलूगाइल्‌ बारिदि+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से तेरो मुहब्बत का सवाल 
करता हूँ, और हर उस शख्स की मुहब्बत अता फरमा दे जिसकी 
मुहब्बत तेरे नजदीक मुञ्रे नफा दे। ऐ अल्लाह! पस जिस तरह तू 





ल्न चीजों की उस चीज की कृच्च नि 
तीजों को दूर रखा है जो मुझ्ले पसम्द है ७ , ६. ने मुभ से उन 
उन चीजों में (मस्रूफ कर के) जो तरह} सु मन्न 
कारिग भी बना दे (कि उन का स्याल भी 5 (उन से। 

FANE e373 

CSE FOSSA os / 
24. अल्लाहुम्मर्‌ जुकनी हुब्ब-क वहुब्द मध्यन्‌ प 
हुब्बुू िन्‌-द- क, अल्लाहुम्म फ-कमा र-जक्‌-तनी मिम्मा 
उहिब्बु, फ-जू- अलूहु कूच्य- तल्ली फीमा तुहिन्बु, अल्लाइम्म्‌, 
वमा ऊ॒यै-त अन्नी भिम्सा उडिन्बु, फज्‌- अलह फरा- गल्ली फीमा 
तुहिब्बु 


तर्जुमा - “ए अल्लाह तू मुझे अपनी मुहब्बत फरमा दे हर 
उस शर्स की मुषहन्बल अता फरमा दे जिसकी मुहब्बत तेरे नजदीक 
मुझे नफा दे। ऐ अल्लाह पस जिस तरह तू ने मुझ्ने वह चीजे दी 
हे। जो में पसन्द करता हैं तो (इसी एकार) उन चीजों को उस 
चीज़ की कच्च का साधन बना दे जो तुब्रे पसन्द हो। और. ऐं 
अल्लाह जिस प्रकार तूने मुझे उन चीजों से दूर रस्वा है जो मुझे 
पसन्द हें तो (इसी प्रकार) तू मुझे उन चीजों में (लगा कार क) 
जो तुझे पसन्द हैं (उन से) खाली कर दे (ताकि उन का ख्याल 
भो न आये)। 


वर्क ES - h [ 
रे ग Rs Fe Cpe RE धन 
3:55 CB SNS 


pe Jr PACU एड NE 
® Ls ह कक Lie 
Fe Ci 


IR SS 

०5. अल्लाहम्म मत्तेञ्‌ बि-सम्‌डीँ व-ब-सरी वज्‌. 
अलह-मलू वारि-स मिन्नी वन्सुरनी अला मन्‌ यजलिमुनी वखुजु 
मिनूहु बिसारी + 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुझ की मेरे कानों से और 
ऑस्वों से (सही) फायदा पहुँचा और उन्हीं दोनों (के फायदों) को 
मेरी यादगार बमा दे, और जो शख्स मुझ पर अत्याचार करे उसे के 
भुकाबले पर मेरी मदद फ्रमा, और उस से मेरा बदला ले।”' 


| डः 


26. या मु- कृल्लि- बल्‌ कुलूनि सब्वित्‌ कलूबी अला दीनि-क 


तर्जुमा - "ए दिलों को पलट देने वाले! तू मेरे दिल को 
अपने दीन पर साबित कदम रख।” 


45.9७ ETE JOE 

(RESERVA BEEP 

27. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क ईमा-नन्‌ ला यर्‌-तइ 
व-नउ-मन्‌ ला यन्‌- फ॒द्‌ वमुरा-फ- क~त नबिय्यिना सल्लल्लाहु 
अलेहि व-स-ल्ल-म फी अञूला द-र-जतिल्‌ जन्नति जन्नतिन्‌ 
खुलूदि 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से ऐसा ईमान मागता हूँ 
जो अपने स्थान से न हटे ओर ऐसी नेमत मॉगता हूँ जो समाप्त 
न हो, और जन्नत के ऊँचे दर्जे यानी ख़ुल्द की जन्नत में 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम से नजदीकी की दरख्वास्त 
करता हूँ (तू कबूल फरमा) 





“727 »०» ..७ bs 5 Ee 
i ~ Ln RST 


i 
आज. | र र हा ह 3 _ 5 र 
s 5-43 EAC oe ब उ २६८ । 3५54॥! 
Ee Sigs 


S55 CEA 7? १ 
28. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अनु- कक हिः 
वईमा- नन्‌ फी हुसूनि खुलुकिन व- नजा- र तेन्‌ फी इम्ननिन, 
व~-रहू-स-तन्‌ मिन्‌-क, व- आफि -य- नह फूला-हन्‌ 
तम्मिन्‌- क चरिजूवा- नन्‌ मगूफि -र- 


तर्जुमा - “र अल्लाह! मैं तुझ से इन के साथ र्द 
का, बेहतरीन अख्लाक के खथ ईनान का, ऐसी कानियाबी कां 
जिस के बाद तू (दोनों दुनिया की) कामियाबी अत्ता फरक। ओर 
तेरी स्वास रडमत जौर आफियत का और तेरी खास मगफिरत का 
और तेरी रज़ामन्दी क्छा सवाल करता हूँ (तू पूण फुरम्ध दे) 
NL 
29. अल्लाहुम्मन्‌ फनी बिमा अल्लम्‌- तनी व- अल्लम्नी 
भा यन्‌- पफ्झुनी वरूजुकूनी िल्‌-मन्‌ तन्‌-फञ्रुनो बिही+ _ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जो ईल्म तू मे मुने दिष्ह डे उस 
से मुझे नफा भी पहुँचा, और जो ईल्म मुझे नफा दे वह मुले जा 
फरमा, और मुझे वह ज्ञान दे जिस से तू मुने क 
igre 
द दा है जल यन्‌-प 
30. अल्लाहुम्मन्‌ फऊनी बिमा अल्त्‌ क म 
वजिद्नी ऊिलू-मन्‌ अ्‌-हमदु लिल्ताठि है ` es 


540 
TO 
ब- अऊजुबिल्लाहि मिन्‌ हालि अद्दलिन्नारि+ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! जो तू ने मुझे ज्ञान दिया है उस 
से मुझे नफा (भी) पहुँचा, और जो ज्ञान मुन्ने नफा दे वह मुझे 
अता फरमा, और मेरे ज्ञान में ज्यादती फुरमा, और हर हाल में 
अल्लाह का ही शुक्र है और में जहन्नुम वालों की हालत से 
अल्लाह की पनाह मागता हूँ।” 


Zag ssc Ansa - 
डा 3४४४५» टी i "ड SR Es £ 
HOSANNA OE ६.५ 
Coco oy bsg eases 
INE ENE 
हक! De Ee A ) 9025 (४८ es 
Ce EP Me ERS 
/2००2.$%5 896 005,88 #500,59 ६5५ 
Egg ol et Eigse 


wp ~“? ¢ र 2 न 
PARCEL . 





डा. अल्लाहूम्म बिजिल-मि-कल्‌ गै-ब वकूुद्‌-रत्ति- क 
अ-लल्‌ खलकि अहयीनी मा अलिम्‌-तल्‌ हया-त स्वै-रल्ली, 
व-त-वफ्फनी इजा अलिम्‌-तल्‌ वफा-त ख्तै-रल्ली, 
व-अस्‌-अलु-क खशू-य-त-क फिल्‌ गेनि वश्शहा- दति, 
व-कलि-म-तल्‌ इरूलासि फिर्रिजा वल्‌ ग-जबि, 
व-अस्‌-अलु-क नजी-मल्ला यन्‌-फदु वक्छुर-त औनिल्ला 
तन्‌- कृतिअु व- अस्‌ - अलु - करिजा बिल्‌- कजाइ व- बर्‌- दल्‌ ऊजि 
बअ्‌- दल्‌ मोति, व- लज्ज- तन्नजरि इला वज्‌-हि- क वश्जौ-क 


हुदा- तम्मुह्‌- तदी- न 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! 
पर अपनी कुदरत के वसीले से क क ईत्म, मख्लूक 
जब तक तेरे ईल्म में मेरे लिये जिन्दा i oe र्र 
समय तू मुझे (दुनिया से) उठा ले जब तेरे ईनम में हर और उड 
जाना बेहतर हैं। और में तुम्न से एकान्त नें भी ही न्क 
और सब के सामने भी तुग्री से इने का, और सुशनूरी आ 
नाराजगी (दोनों हालतों) में हक बात कहने की तोफीक - 
सवाल करता हूँ। ओर में तुझ से वह नेमतें मागता हूँ जो कभी 
खत्म न हों ओर वह स्वं की ठन्डक (यानी इतगीनान और 
खुशी) मॉगता हूँ जो कभी ख़त्म न हों। और मैं तेरे फैसले पर 
राजी होने की (तौफीक) और मरने के कद सुकून की जिन्दगी 
तुम से तलब करता हूँ। और तेरे दीदार की लज्जत ओर तेरी 
मुलाकात के शौक की दुआ करता हूँ। और मैं पनाह मागता हूँ 
बदहाली और गुमराह्द करने वाले फितनों से। ऐ अल्लाह! तू हम 
को ईमान (के नूर) की जीनत से सँवार दे और हमें हिदायत पाये 
हुये रहनुमा में से बना दे।” 
tC EPR ORT Se 
eS ARRENSe wT 
TT FF tt ग io irises lk 
AED 


Bs poe 


we 
आ 


542 
3। 5 35322: sii CN | 220 (a 
ज rrr SSN 5०0 १ 7 6 
A FICS Cire! ०5 (६ ४ 5: 


0३००० AIS (०) 2“ | (०:८३ ००० ०5 

32. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-क मि-नल्‌ खैरि कुल्लिह्यः 
आजिलिही वआजिलिही, मा अलिमूतु मिनृहु चमा लम्‌ अञ्‌. म्‌ 
+ व- अऊज़ुबि- क मि-नर्शरि कुल्लिही, आजिलिही वआजिलिही 
मा अलिम्‌तु मिन्‌हु वमा लम्‌ अअ्‌-लम्‌+अनल्लाहुम्म इन्नी 
अस्‌- अलु-क मिन्‌ खैरि मा-स-अ-ल-क अब्‌-दु-क 
व- नबिय्यु-क, व-अऊजुबि-क मिन्‌ शरि मा आ-ज मिनूह 
अबूदु-क व-नबिव्यु-क + . अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु - कल 
जन्न-त्त चमा कर्र-बं इलैहा मिन्‌ कोलिन्‌ ओ अ- मलिन, 
व- अऊज़्बि- क मि- नन्नारि वमा कर-ब इलैहा मिन्‌ कोलिन्‌ ओ 
अ-मलिन्‌, व- अस्‌- अलु- क अन्‌ तज्‌- अ-ल कजाइल्ली रवै-रन्‌ 
वफ़ी रिवायत्ती व-अस्‌-अलु-क मा कजे-त ली मिन्‌ अमूरिन्‌ 
जन्‌ तज्‌-अ-ल आकि-ब- तह रुश्‌- दन्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से हर प्रकार की भलाई, 
जल्द आने वाली भी और देर में आने वाली भी, जो में जानता हॅ 
चह भी तलब करता हुूँ। और में तेरी पनाह लेता हैं हर किस्स्म 
की बुराई से जो जल्द आने वाली हो उस से भी और जो देर में 
आने वाली हो उस से भी, और जो में जानता हूँ उस से भी और 
जो में नहीं जानता उस से भीं 

ऐ अल्लाह! मैं तुम से वह तमाम भलाइयाँ और खूबियों 
मागता हूँ जो तुझ से तेरे बन्दे और तेरे नबी (मुहम्मद सल्लल्लाई 








क कर." 
वा सल्लम) ने माँगी हैं ओम, तह 
_ ७ माँगता हूँ जिस से तेरे बन्डे ओर के ऐुमे से हर उद 
च सल्लम) ने पनाह माँगी है। हक [मुहम्मद कर ह 
हि जन्नत की ओऔर उस कौल और अमल में तुन से सकाल करता 
करीब कर दे। और मेंतुझ् से ज़ाः- ज जो मुझ्ने न्न 
उसः कौल और अमल का जो मुझे मगना हूँ और 
और मैं तुझ से दुआ करता हूँ कि तू बह. करीब का डे; 
में बेहतर नता हि ph मैं तुझ से दुआ करता ह ह क 
का तू मेरे हॅक मसला करे उस का अन्जान के. लिये कक 
कर दें। मे तिथे अच 
ts Uris IO RA 
ENS, कि हू | 
33. अल्लाहुम्म अहूसिन्‌ आकि-ब-तना फिल उमूरि कुल्लिहा। 
व- अजिर्‌ना मिन्‌ स्विजयिदुनया व- अजाबित्‌ अल्वि-रति 


तर्जूमा - “ऐ अल्लाह! इलाही। तू हमारे हर काम का 
अन्जाम हमारे हक में अच्छा कर दे, और हमें दुनिया की रुसवाई 
और आख्िरत के अजान से पनाह दे।” 
ज “ PR rr yt hie ६६7 
eS ENESCO GP 
ॐ है हि Zs” ” Fo जा कह | OR 
> PE ERENCES SL 
o हि i 5 (2 | ६ म्स 
७02, 82 SE BAN 
न मु ए न ह इसूलमि काई - मग, वह- | 
34. अल्लाहुम्मह्‌ फजनी बिल इदु इसलागि गकि ¬ देन 
बिल्‌ इसूलामि काओऊि- दन्‌, वः ` नसि - दन्‌+ अह्ताहूम्म इन्नी 
जला तुशुमित्‌ बी अदुब्वन दता 





04 RR 
र 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू खड़े होने की हालत में भो 
इस्लाम के जरीए मेरी सुरक्षा कर, ओर बैठा होने की हालत में भी 
इस्लाम से मेरी सुरक्षा कर, ओर सोने की हालत में भी इस्लाम से 
मेरी सुरक्षा कर, (यानी उठते- बैठते, सोते- जागते हर हालत भें 
इस्लाम की पनाह में रख) और किसी दुश्मन को या हसद करने 
वाले को मुझ पर हँसने का मोका न दे। ऐ अल्लाह! में तुझ से 
वह तमाम खूबियाँ और भलाइयाँ माँगता हूँ जिन के खजाने तेरे की 
हाथ में हैं।” 
HESS SCE LS Bl 
a र Fr ५» छू ३.२ हर 
१४ SA Ge 
35. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ शरि मा अन्‌-त 
आसख्निजुन्‌ 'बिनासि-यतिही व- अस्‌-अलु-क मि-नन्‌ स्तेरिल्लजी 
हु-व बि-यादि- क कुल्लिही 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह मागता हूँ हर उस 
चीज़ की बुराई से जो तेरे ही हाथ में है, और तमाम भलाइयों कां 
सवाल करता हूँ जो तेरे ही हाथ में हैं।” 
हक l 
I Sissel IS 6 5६0 
285० ४६4४55% NON 
36. अल्लाहुम्म इन्ना नस्‌- अलु-क भूजिबाति रहू-मति-क 
व- अजाइमा मगफि-रति-क वस्सला-म-त मिन्‌ कुल्लि इसमिन्‌ 
कल्‌ गनी-म-त मिन्‌ कुल्लि बिरिन्‌ वल्‌ फौ- जा बिल्‌- जन्नति 
वन्नजा-त मि- नन्नारि-+ 


त FF 
रो (यानी आमाल और इर्लास) को और ha 
दाघनौं को चाहते हे और ह्रे गुनाह से सलामती गगिफत्त ते पक्से 
की दौलत मांगता है, और जन्नत तक पहुँचने ओर हर नेकी 
आग से निजात की दुआ करते हें,” ` और दोज़सव की 
| a J] NC इ | ड (६ 
255 aX! स १0 OR है 
IEC 
NT 
37. अल्लाइुम्म ला त-दअली जम्‌-बन्‌ इस्सा ग~ फर - तह 
वला हस्मन्‌ इल्ला फरज्‌-तहू, वला दै-नन्‌ इल्ला कजै- ताह 
वला हा-ज~तन्‌ मिन्‌ हृवाइजिदुन्पा वल्‌ आखि-रति इल्ला 
| कजै-लहा+ या अर्‌- ह- मर्राहिमी- न+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारा कोई गुनाह ऐसा न छोई 
जिसे तू बख्श न डे, और न कोई ऐसी फिक्र और परेशानी छोड़ 
जिसे लू दूर न कर दे, और न कोई ऐसा कर्ज जिसे तू अदान 
कर दे, और न कोई दुनिया और आस्विस्त की ऐसी जरूरत जिसे. 
तू पूरा न कर दडे, ऐ सब से ज्यादा रहम कस्ने याले।” 


be 


MESES 


5९ 5५ NOES ASSEN R I 
38. अल्लाहुम्म अअिन्ना अला जिक्रि-क वडुकरि-क 
पहुसूनि सिबा- दति - क 
° Er अल्लाह | हमारी सहायता कूर्मा अपना 
लर्जुमा ऐ अल्लाह! तू काने पर, और अपनी 


जिक्र करने पर और अपना शुक्र अदा 
का हमें डेरे 
अच्छी ईबादल करने पर (और हमें उन की तोफीक दद! 


546 


आ कक नमन न भ मर # बाल आपात व 
Et (2०-३५ Chk 3s] $ ब | 
39. अल्लाहुम्म अजन्नी अला जिक्रि-क वशुकरि 
वहुसूनि अिबा- दति- क 'शुकूरि _ कू 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरी मदद फरमा अपना जिक्र 
करने पर, और अपना शुक्र अदा कंरने पर, और अपनी अच्छी 
इबादत करने पर। 
A (gl EGS (०) 
£ LADS SSS 2 os sg ~ 
NAA EE 


(4) 


UJ 





40. अल्लाहुम्म कन्निअूनी बिमा र- जक - तनी वबारिक्ू ली 
फीहि वस्ूलुफ अला कुल्लि गाइ-बतिन्‌ ली बिर्वैरिन्‌ | 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जो रोजी तू ने मुझे दी हे उस' 
मुझे कनाअत दे ओर उन में मेरे लिये बर्कत अता फरमा, और 
मेरी हर गायब चीज़ (यानी धन- माल वगैरह) पर भलाई के साथ) 
मेरी हिफाजत करने वाला बन जा (यानी सब को अमन ऑऔर ) 
शन्ति अता कर) र 





र ज 


EPA I $ ‘35; SC. 3।58॥ (०) 
&7७४ ५ 35.2७ ही 
4। अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क ओ-श- तन्‌ नकिय्य- तन्‌ 
व- मय्यि- तन्‌ सविय्य-तन्‌ व-म-रदन्‌ गे-र मखजिय्यिन्‌ वला 
फाजिहिन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से पाकीज़ा जिन्दगी की 
और अच्छी हालत में मौत की और (दनिया से) ऐसी वापसी की 


FS t ६) \ NT 


iT FR पुद a 


Cie 
3 है yr £, ] 5 3 * हि के Rs 
Sse NS DSB Bs है 
ज़ुअफी बखुज च- लल्‌ स्वैरि बिन्ति त कब फी श्र 


न तहा रिजाई, अल्लाइम्म इन्मी जून फ. अलिल इह्ला- 
फ्‌- अखिज़्जनी, वइ फक्‌ फजजुकनी+ 


तर्जुमा “ऐ अल्लाह! में (शेन के कामे नह । 
पस लू अपनी रज्ञा (के हासिल करने) में मेरे कनजोती को 
ताकत से बदल दे, पेज्ञानी पकड (कर मृन्ने) भलाई की तरफ 
(मुतवज्जेह) कर दे, ओर इस्लाम को मेरे लिये इनतिाई पहनी 
(चीज) बना दे। इलाही! में कमजेर हैँ तू को ताकत है" 
जलील हैं. तू मुझे इज्जत दे, में मुहताज हैं तू मुद्दे रोजी दे। 
£ YS SACS ESS “i 
ENS Li 
SERN Se Bsa 






३ ऊ 37 $< की 
Sao cfu 


SITS CES (२:४५ RA 7०३) 
RT he FAA Og 


548 _--++_._ 

43. अल्लाहुम्म अनू-तल्‌ अव्वलु फला शै- अ कब्‌-ल-क्‌, 
द-अन्‌-तल्‌ आलिरु फला शै- अ बअ- दक, अऊजुबि-क भिन 
कुल्लि दाब्बतिन्‌ नासि-यतुहा बि-यदि-क, व~ अऊजुबि-क 
मि-नल्‌ इसूमि वल्‌- कससि व~ अजाबिल्‌ कब्रि वफित्‌ -नतिल 
कबूरि, व- अऊजुबि- क मि-नल्‌ मासमि वल्‌ मग- रमि+अल्लाहुम्म 
नक्किनी मिन्‌ स्वताया-य कमा नक्के- तस्सौ- बलू अब्‌-य्‌- ज़ 
मि-नह-नसि+ अल्लाहुम्म बाजिद बैनी वबै-न खताया-य कमा 
बा- अदता बै-नल्‌ मश्तिकि वल्‌ मगरिबि, हाजा मा स-असन्न 
मु- हम्मदुन्‌ रब्बहू 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ही अव्वल है तुझ से पहले 
कुछ नहीं। तू ही आसिर हे, तेरे बाद कुछ नहीं। मैं तुझ से पनाह 
माँगता हूँ हर जमीन पर चलने वाली मख्लूक से जो तेरे ही हाथ 
में है। और पनाष्ट मॉगता हूँ हर गुनाह से और काहिली से आर 
कब्र के अज़ाब से और कब्र की आजामाइश से। और में पनाह' 
मागता हूँ हर गुनाह (के नतीजे) से और हर कर्ज (के नतीजे) 
से। ऐ अल्लाह! तू मुन्ने मेरी स्वताओं से ऐसा पाक-साफ कर दे 
जेखे तू सफेद कपड़े को मैल टे पाक-साफ कर देता हे। हैँ 
अल्लाह! तू मेरे और मेरी खताओं के दर्मियान इतनी दूरी कर दे 
जितनी पूरब और पश्चिम के दर्मियान तू ने दूरी कर रखी हे। यह 
वह दुआयें हैं जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने 
रब से मोगी हैं।” 

EASES ge 
ES SOE PARES 


जी क 


ब (3४.८७ न Rt Et $ FMT [.% Re py I 
HOSES NBD sg 





Do PEE PIN 5 दा ” हा व 

el OA sD 

44. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अन. क र Si; 
प, मल जा बम न कस 
बर्ै - रल्‌ हयालि, वस्वे-रल्‌ भमाति, द-सन्ती i 
अवाजीनी, वा हक्किक इमानी, वर्‌- मेअ द-र- जती, ब-त- । 
हलाती, वगफिदर सी" अती, ब-अत-अतु-कह- जतिल 
अला- मि- नल्‌ जन्‍नतति- आमीन 


तर्जुमा - "ए अल्लाह! में तुन्न से बेहतरीन सवान की. 
बेहतरीन दुआ की, बेहतरीन कामियाबी की, बेहतरीन अगल की 
बेहतरीन सवाब की, बेहतरीन जिन्दगी की, और बेहतरीन गेत दीँ 
दुआ मॉगता हूँ। लू मुझे (हक पर) काइम रख आर मेरी (निकियों 
की) तराजू (का पल्ला) भारी कर दे, मेरे ईमान को ठोस कटे, 
भेरा दर्जा को बुलन्द कर दे, भेरी नमाज़ कबूल फरमा, मेरो 
ब्तांओं को माफ कर दे, में तुझ से जन्नत के बृलन्द रजो का 
सवाल करता हूँ. - आमीन (यानी ऐ अल्लाह यह दुआ कुबूल 
फरमा ले) र 

Hissar aa ES DU 

FEI उनपर 222202495500% 

हम | क \” 5 , ea च 5 (« ड 

RES DNC 0:553 252 :5. 

LAPS CIS 2 2:५४- 
इन्नी क फवाति-हल्‌ सरि व- खदाति 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-% * दभस -रहू, वजाहि र 
- महू, व- जवामि - आहू, न आ उन्नति. आगीत 
वबाति- नहू, बद्द -रजातिल्‌ अला मि- 


550 


EES एक 


OT 

अल्लाहुम्म इन्मी अस्‌- अलु- क खे-र मा आती, वखै-र नञ 
अफ- अलु, वखे-र मा अअ-मलु, वखै-र मा ब-त-न, वसे... 
मा ज-ह-र, चइ-रजातिल्‌ उला मि-मल्‌ जन्नति- आमीन 


ऐ अल्लाह! में तुझ से भलाई के आरंभ का और भलाई के 
अन्त का, भर पूर खेर-खूबी का, खुले और छुपे रचेर का और 
जन्नत के ऊँचे दजों का सवाल करता हूँ - आमीन (तू यह 
दूआ कबूल फरमा ले) - 


ऐ अल्लाह! में तुझ से सवाल करता हूँ हर उस चीज़ की 
भलाई का जो में इख्तियार करूँ, हर उस काम की भलाई का ज 
में करूं, हर उस काम की भलाई का जो में इस्त्तियार करुं, जो 
जाहिर है उस की भलाई का और जो पोशीदा हे उस की भलाई 
का और जन्नत में ऊचे दर्जो का - आमीन (यानी तू अता 
फ्रमा दे) 

G5 Es 


आ 
a न (५35 
हुक 


3. + #< टिक FE क Fe 3 +” 
FIGS Geigy 
SRB FE WCET 5 (२६ २.३ 
2-40 ०2-20 SUL 0» ५-:४॥७5॥ 255:7 
h + 3६ I Ph (3५ so Be pn 2] रही (८ sit 2६१ 
ENC 05७5७ 35 7-८८ SANS 23 
कद = का I (४१ हि ()> के ८: pa ग Ate a 
52 EBs Bs 22४53. Es 
wT Fe! र i ॐ (मद ~ | [£ Se नहा 
FRSC ise 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु-क अन्‌ तर्‌-फ- ऊ जिंकरी, 
व-त-ज-अ विजुरी, वतुसूलि-ह अमूरी, वत्तु- तहिह - र कली, 
चतु- हस्सि-न फर्‌जी, वतु-नव्वि-र कलबी, व-तगुफि-र्‌ ली 
जमबी, च- अस्‌- अलु- कह -रजातिल्‌ अुला मि-नल्‌ जन्नति ˆ 


oo अ 
की | ~ 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क 
ब-सरी, वफी रूही, वफी a ली फी सनु, 
, चफी महया- य, वफी ममाती, कफो अमर नि, वकी 
ह-सनाती, च- अस्‌ - अलु - क द -रज़ातिल्‌ भुला हे... चल 
आमीन | नन्‌ जन्नति- 


ऐ अल्लाह! मैं तुझ से दुआ करता हैँ कि | 
क्कर दे, मेरा बोझ हल्का कर दे, मेरा पा को hh 
दे, मेरा दिल पाक कर दे, मेरी शर्मगाह को पाक दामन बना है 
मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरे गुनाह बस््ष दे और मनने जन्नत 


में ऊँचे दर्ज अता फरमा- आमीन (तू कबूल फरमा ले) 


ऐ अल्लाह! में तुझ से दुआ करता हूँ कि तू मेरे कानों में 
मेरी आस्रं में, मेरी रूह में, मेरे बदन में, गेरे अख्लाक में, मेरे 
घर- बार में, मेरी पुरी जिन्दगी में, मेरी मोत में और मेरे हर अभल 
में मेरे लिये बर्कतें अता फरमा दे, भेरी नेकियों को कबूल फरमा 
ले, और में लुझ से जन्नत में बुलन्द दजों की दुआ करता हूँ 
आमीन (तू कबूल फरमा ले) 


3 की 


= w र ‘i; र Me 5. 
SATAY NSS od CI ~ 5 sg 


45. अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ औ-स-अे र्जिकि क wt 
जिन्‌-द कि- बरि सिन्सी वदनकितारि शु 


| 


में और अन्तिम 


उम्र में ज्यादा कुशादा रोजी जता फरा 5% ai 
९ जाओ [4.5 # करन ss "| 
५S eS Fs 5 gb 3395 





552 आम 
न 

46. अल्लाहम्मगू फिर्‌ ली जुनूबी व खताई व- अ-मदी 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरे तमाम गुनाह, बिला इरादा 

और जान बूझ कर की हुयी खताएँ सब माफ फुरमा दे।” 

3 #2 A 3१ + if (255 42२: EA 
RO A) 
ICIS EMS 

4६ 53 JESSEN OLS 

Sess 2 444505559४४ 575 

3७५४९ ७६ 27598: 7८८5५; % 

HAA De 

ANGE HEA 

47. या मन्‌ ला तराइल्‌ अयन्‌, बला तुखालितुहु ज्जुनून्‌, 
बला यसिफूइल्‌ वासिफू-न, वला तु- गय्मिरुहुल्‌ हवादिसु, वला 
यख -शइवाइर, यअ्‌ लमु मसाकी- लल्‌ जिबालि, वमकाई - लल्‌ 
बिहारि, व-अ-द-द कृत्रिल्‌ अमृतारि, व-अ-द-द वच-~रकिल्‌ 
अश्जारि, व-अ-द-द मा अजू-ल-म ऊअलेहिल्लेलु ब- जश्‌-र-क 
अलेहिन्नहारु, वला तुवारी मिनूहु समाउन्‌ समा- अन्‌, बला अरजुन्‌, 
अरजन वला बहरुम्मा फी कञ्रिही, वला ज-बलुन्‌ मा फी वञूरिही, 
इज्‌- अल्‌ स्वै-र अुमरी आखि-रहू बखै-र अ-मली खवाती - महू, 
बस्वै-र अय्यासी यो-म अतूका-क फीहि 

तर्जुमा - “ऐ-अल्लाह! ऐ वह (पार्क जात) जिस को न 

(इस दुनिया में यह) आँखें देख सकती हैं, न (किसी के) ख्याल 
और गृमान की उस तक पहुँच हो सकती है, न सिफतें बयान 


धटनायें उस को प्रभावित चकते 
बट से कोई डर है, जो पे ने ल ३९ बी 
तक) के माप जानता हे, वर्षा की बे जिन और सनुन्दरों 
दसों (तक) की संख्या जानता है की मारा और पेड़ के 
pe ' पीते अपनी | 
रं को छुपा लेती हे और दिन जिन चीज़ों क. मर भें जिन 
उन की संख्या भी जानता हे, न एक घे को रोशन करता हे 
उस से छुपा सकता है और न एक जमीन दर दूसरे आसमान को 
सकती है, और ह 
से छुपा ” और न कोई समुन्दर उन चीज़ों 
में हैं उस से गी को जो उस 
की तह छुपा सकता है, और न कोई 
बीजों को जो उस के गारों में हे छुपा दकता है। उन 
। तू मेरी अन्तिम 
उम्र को खेहत्तरीन उस्र (का हिस्सा) बना दे और मेरे अन्तिम 
आमाल को बेहतरीन अमल और मेरा बेहतरीन दिन, उस टिन को 
बना दे जिस मे मुझे तुझ से मिलना नसीब हो।” 
BENGE ५९७०५ BAS pI Bt 
48. या वलिय्सल्‌ इसूलाभि व- अहलिषह्ठी सन्वितूखे बिही हत्ता 
अलका- क 
तर्जुमा - “ऐ इस्लाम और इस्लाम के मानने दालों के 
मौला! तू मुझे इस्लाम पर उस समय तक कायन रख कि नुझ से 
मेरी मुलाकात्त हो जाये।” PI 
SG 2505 CBD BT GE 
GEES REP UR RE 84799 
FNP 


कजाइ, 
49. अल्लाष्टुम्म इन्नी अयः अलु- करिना वित्‌ =° 


554 बी न न लनः 
व बर्‌- दलूजैडि बा- दल्‌ मोति, व- लज्ज-तन्नजूरि इला व | 
वशशौ-क इला लिकाइ-क फी गैरि ज़रॉ-अ मुजिरतिन्‌ बला 
फित्‌- नतिन्‌ मुजिल्लतिन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से सवाल करता हूँ त्तेरे 
फैसले पर राजी होने का, और मरने के चाद अच्छी जिन्दगी का, 
और तेरे दीदार की लज़्ज़त का, और तेरी मुलाकात के शोक 'का 
जो बिना तकलीफ पहुँचाये और गुमराही के फितने भें डाले हुये 
(नसीब) हो।” 


SAECO Sf CAGES] 
cE 

50. जल्लाहुम्म अद्दसिन्‌ आकि-ब- तना फिल्‌ उमूरि कूल्लिहा 
व~ अजिर्‌ना मिन्‌ स्विजूविदुन्‌या व- अजाबिल्‌ आखि-रति-+ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू हमारे हर काम का अन्जाभ 
बेहतर फरमा, और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के 
अजान से पनाह दे।” 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अल्लाह 
से यह दुआ करता रहेमा वह किसी (बही) बला भें गिरिफतार 
होने से पहले ही वफात पा जायेगा। 


SY FCs sai 
5१ अन्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क गिना-य वगिना मौला-य 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं अपने गिना का और अपने 
(हर) मददगार के गिना का तुझ से सवाल करता हुँ” 


- ना 77-- | [| FF 
हः ६ न arth 
52. अल्लाहुस्म [ अल ते 55 
नर्किय्य - तन वमी-तत- फिन्‌ सक्य्यि _ नन्‌ व के औी- श-नसन्‌ 
मरवूजिय्यिव्वला फाजिहिन्‌ “म-रहन जै-₹ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जे तुझ हे साफ 


की, बेहत्तरीन मोल की और बिना किसी ह.” गे जिन्डमी 


5६ ' Ee 3 ३ 
SSA >it Ns CET 


33. अल्लाहुम्मगु फिरली बर्‌-हमनी ब. अद्ष्विनूनिल्‌ - 
जन्न- त 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरी मग्फिरित फरमा टे, मुद्ध 
पर रहम कर दे और मुझे जन्नत भें दाखिल फरमा दे।” 


3 हा काना } बआऔ आज हि उ... त हे # ड़ इक का 
BN २४७२०) SESS BU 
मुझ क ४2. ५४०५ 5३ a FE [5 - 3 न & (मु 
Dube EIN AEN NERS 27५0 || 

ह IS Fd की 


pe B22 Biss. ba 2४2 3४ ३+! 

54. जअल्लाषुम्म बारिक ली फी दीनि- यल्लजी हु- व जिसू- मतु 
अमृत चफी आखि - रति - यल्लती इलैहा मसीरी, वफी दुनया- यल्लती 
फीहा बलागी, वज्‌- अलिल्‌ हया-त्त जिया-द-तन्‌ फी Ee 
सैरिन, चज्‌- अलिल्‌ मौ-त्त रा-ह-तन्‌ ली मिन्‌ कूल्लि श 


- “है अल्लाह! तू मेरे दीन में pe ल 
जो मेरे हर काम में जेरी सुरक्षा का साधन हे. ओर मेरी आखिरत 


556 
रा दतियाँ में _ हु 
में, जहाँ मुझे लौट कर जाना है, और मेरी दुनियाँ में जो (दीन- दुनियाँ 
के मकसद तक) मेरी रसाई का स्थान है हे (बकत अता फरमा) 
और तू जिन्दगी को मेरे लिये हर भलाई भें ज्यादती का जरीआ 
बना दे और मौत को हर बुराई से राहत (नजात ) का जरीया बना 
ह कि 3 53 का 53 9 PA Be 

EBS SCE boo Glas ३॥ 
Rr ORE 6] 35 rs 


55. अल्लाहुम्मज्‌ अलूनी सबूरन्‌ वज्‌- अलूनी शकू- रन्‌ 
वज्‌- अलनी फी जनी सगी-रन्‌ वी अअयूतिन्नासि क्बी-रन्‌ 





तर्जुमा - “इलाही! तू मुझे बड़ा सब्र करने वाला बना दें 
तू मुझे बड़ा शुक्र अदा करने वाला बना दे, और तू मुझे मेरी नजर 
में (तो) छोटा (लेकिन) लोगों की नजरों में बड़ा बना दे।” 
Ess oe rE i 


न्ड, 


क sr ङ्ज 5] र FT fe 
TLE ERE RARER 
A wl AS, 5] Dg oS | 9 ST RE 
ITT Fe च 


56. अल्लाहुम्म इन्नो अस्‌- अलु- कत्तय्यिबाति, व - तर्‌ - कल्‌ 
मुन्‌- कराति, वहुब्बल्‌ मसाकीनि, व- अन्‌ ततू-ब अ- ल्य, वइन्‌ 
अ-रत्त बिखिबादि-क फित्‌-नतन्‌ अन्‌ तकूबि-.जुनी इलै- क 
गै-र मफतूनिन्‌ 


तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पाक चीजों (को 
हासिल करने) की और बुराइयों को छोड़ने की और गरीबों से 
मुहब्बत करने की .दुआ मॉगता हूँ, और इसकी कि तू मेरी 
तोबा कबूल कर ले, और इसकी कि अगर (किसी समय) तू 


>> ~ 357 

अपने wor आजमाइश R गमा इश नस व 7 

तू कबूल फरमा ले)।” दुआ मागला है 

NO NEE ८ cai ff ६ 

57. जअल्लाहुम्म इन्सी -अल्‌-क भ 

ब-अ-म-लन्‌ मु- न- कब्बल लन्‌ मन्नाफि - अन्‌ 
तर्जुमा = “छे जल्लाह में तुन से नेफा चाने 

का और कबूल होने वाले अमल का हचाने वाले इलम 


दे) वाल करता हूँ (तू पूरा कर 
sy; EE ३९६ 


{~क - तहा 
वजी-न- तहा व-स-क-नहा 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारे मुल्क में बर्कत, हरयाली 
और अमन व शान्त्ति रख दे! 


FOIE 300 57 :<५५ SAE ६2% 
। अली I 3575 3 US ९५ १७ (%] Gs ; ५4 i; 


MNS 884 3 | कलर SUS Gai ३ Fe रा ज 

59. अल्लोहुम्म इन्नी अब्‌- अलु-क बि- अन्न- कल्‌ वि 
फला शै- अ कब्‌-ल- क, वल्‌ आखिर फुला शै-अ लाल 
चज्जाहिर फुला शै-अ फौ-क-क, वल्‌ बातिनु he जल 
दू-न- के अन्‌ लकजि-य अन्नद्दै-न ब- अन्‌ तुगनि - यन 
फेकरि 


558 _.----....._ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह में तुझ से इसलिये सवाल करता 
हूँ कि तू ही अव्वल है, तुझ से पहले और कोई चीज नहीं। 
ही आखिर है, तेरे बाद और कोई चीज नहीं। तू ही जाहिर (यानी 
सब से बढ़ कर है) तुझ से ऊपर (बढ़ कर) और कोई चीज़ 
महीं। तू ही (सब से ज़्यादा) पोशीदा और छुपा हुआ हे, तुझ से 
नीचे {ज्यादा पोशीदा) और कोई चीज नहीं (तू ही इस सवाल को 
पूरा कर सकता है) कि तू हमारा कर्ज अदा कर दे और तनभ 
दस्ती से (नजात देकर) खुशहाली दे दे।” 


GDA DYE LG 
60. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-तहूदी- क लि- अर्‌-शदि अमरी 
व- अऊजुबि- क मिन्‌ शरि नफसी+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से अपने (हक में) सबसे 
अच्छे काम की रहनुमाई तलब करता हूँ और ल्ुझ ही से अपने 
सफ़्स की बुराई से पनाह मागता हूँ।” 





US | hls, 3 J RE ए) 5] (2४४ ५ । 5 8 | 
EASINGTON I 34552, 537 


SCS hr 3 | 3}, Liss whos I gee बा 3 
(3 SARIGE SW 
5]. अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-तगफिरु-क लि-जमूबी, 


व- अस्‌ ~ तहूदी- क लि-मराशिदि अमूरी, व- अतुबु इले- क, फतुब 
अ-लय्य, इन्न- के अन्‌-त रब्बी+ अल्लाहम्म फजू- अल्‌ रगू- बती 
इलै-क, वज्‌-अल्‌ गिना-य फी सदरी, वबारिक ली फीमा 
र-जकू-तनो, व-त- कब्बल्‌ मिन्नी, इन्न-क अम्‌-त रब्बी + 


मग्फिरत तलब करता हैं, और अपनी "आकर से अपने गुनाओं की 
रहनुमाई तलब करता हूँ, और केर नन के सही कामें की 
पस तू मेरी तौबा तोबा तलब करता हूँ, 
तू पूल फ्रमा, बेशक तृ ही मेर 
ऐ अल्लाह! तू मुझे अपनी तरफ जे पर्वरदिगार है+ 
दे, जो कुछ (रोजी ' 3 3 ले, मेरे दिल को गनी बना 
| कछ (रोजी) तू ने मृन्ने दी है उस में | 
मेरी यह दुआ कबूल फरमा ले वकत दे, और तू 
2, i ' बैशसक तू ही मेरा पर्वादिगार है| 
Sr fe 2h $2 LA 2 a i EEE es MPP न्‍ 
a ई (०२ (६ ४2 हा 5 ~erl»gb ~ t 
Sse ss 
4 | RAL (५ ५४८ Eig > I or ही न आ 
ha) ~ is £ | AE R= TC 
SANSOM ABEL LEG CE 
2 erie SEC: Nits Ei, र (६ हि 
FE RSA GE, 
20 BE GFE YOSC ECT 
62. या मन्‌ अज़-ह-रल्‌ जमी-ल व-स-त-रत्‌ कनी- ह, 
बया मन्‌ ला युआख़िजु बिल्‌-जरी-रति, वला यहतिकुस्सित्‌-रु 
या अजी-मल्‌ अफचि, या ह-स-नत्त जावुजि, या वासि- अल्‌ 
मगफि - रति, या बासि- तल्‌ यदैनि बिरह्‌- मति, या साहि-ब कुल्लि 
नजूवा, या मुन्‌-तहा कुल्लि शकवा, या करी- मस्सफृहि, या अजिमल 
मन्नी या मृबू-तदि-अन्नि- अमि कब्‌-ल इसतिहकाकिहा, या 


रब्बना वया सव्यि- दनम, वया मौलाना, बया स़-य-त रग्‌-ब- तेना, 
अस्‌-अलु- क या अल्लाहु अन ला तुशव्वीया ख़लकी बिन्नारि+ 


तर्जुमा - "ऐ वह (करीम जात) जिस ने (अपने बन्दों 
के) अच्छे कामों को जाहिर किया और बुरे कामों पर पर्दा झाला, 


550 


और ऐ वह (रहम करने वाली) जात जो जुर्म पर तुरन्त पकड़ 
नहीं करता, और (बदकारियों को) जाहिर (नहीं करता) ऐ बहुत 
बड़े माफ फुरमाने वाले, ऐ बहुत अच्छे दरगुजर करने वाले, ऐ 
कुशादा मग्फिरत वाले, ऐ रहमत के लिये दोनों हाथ खुले रखने 
वाले, ऐ हर चुपके-चुपके की गयी बातों के जानने वाले, ऐ हर 
शिकायत के आखिरी सुनने वाले, ऐ रहम से दर गुजर करने वाले, 
ऐ बहुत बड़े एहसान करने वाले, ऐ समय से पहले नेमतों (के 
देने) में पहल करने वाले, ऐ हमारे पर्वरदिगार! ऐ हमारे मौला! ऐ 
हमारे मालिक! ऐ हमारे रगबत की इन्तिहा! मैं तुझ से सवाल 
करता हूँ, ऐ अल्लाह! तू मेरे बदन को जहन्नुम की आग से अत 
झुलसाना। ” 
CERIN BONG HCE 
3 52. F . SC Re ह \ aii Rp आ ¢ 3 \: ५ 2 RC ` * | Ref 3 | | ] 
AS Sis 5५७१८ Bl BANE 
2, SESS ik a प्र ed ८% ¢ 
ESB as SE ELAS 
ANS EBB Foss hah 
BOERS CO Fe LE 
63. तम्म नुरु-क फ-हदे-त फ-ल-कल्‌ हम्‌दु, अजु-म 
हिलमु-क फ-अफी-त फ-ल-कल्‌ हमूदु, ब- सत्त य-द -क 
फआतै-त फ-ल- कल्‌ हमूदू, रब्बना वजहु-क अक्ू्‌-रमुल वजूहि, 
चजाहु- क अञ्‌- जमुल्‌ जाहि, व- अतिय्यततु- क अफ - जलुल्‌ 
अतिय्यति व- अह्‌- नउहा, तुताअु रब्बना फ्‌~ तशूकुरु, तुञूसा रब्बना 
फू- लगफिरु, वतुजीबुल्‌ मुज्‌-तर, व- तकशिफूजुजुर, व-त्तशफिस्सवी 
-म, व~ तगाफिरुज्जम्‌-ब, व-त- कब्यलुत्तौ- ब- त, वला मजूजी 





विजन नाता 56] 


। पेला यब्लुग 


इसीलिये तू ने (तमाम मख्लूक को) डिदायह की, पस तेरे ही 
लिये तमाम तारीफ है, तेरी बुर्दबारी बहुत बड़ी है, इसीलिये | तू 
(अपने बन्दों को) माफ फरमाता हे, पस तेरे ही लिये तारीफ है 
तूने अपना हाथ (देने के लिये) खुला रत्वा हे, इसलिये तृ ने 
(तमाम मख्लुक को रोजी)दी हे, पस तेरे ही तिये तमाम तारीफ 
है। ऐ हमारे रब! तेरी जात सब से बढ़ कर करीम है और तेरा 
जलाल सब से बढ़ कर जलाल हे, तेरा दिया हुआ सब से अफजल 
और सब से बेहतर तोहफा है। ऐ हमारे रब! तेरी इताअत की 
जाती है सू उस का बदला देता है, और ऐ हमरे रब! तेरी 
नार्फमानी की जाती है तो तू बख्श देता है, तू हर मजबूर की 
सुनता है और (उसकी) तकलीफ को दूर करता हे, और हर 
बीमार को स्वास्थ टेता हे, और हर गुनाह को नाफ कर देता है, 
ओर (हर शख्स की) तौदा को कबूल करता है, तेरी (इन) 
नेमलों का न कोई बदला दे सकता है और न किवी करीफ करने 
वाले की तारीफ, तेरी तारीफ का हके ह कर तमाल हे ' 
CS sess sh 
ह i अलु-क मिन फुजूलि-क 


. जल्लाहुम्म डुन्नी अस्‌ - 
४&4. अल्लाह इल्ला अन्‌-त 


य-रह- मति- क फइन्नहू ला यम्‌लिकुहा इ न 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह ' में तुझ से तेर और कोई उस का 

का सवाल करता हूँ. इसलिये कि तरे सिवा 

मालिक नहीं है (त्त मेरा सवाल पूरा कर दें) 


562 





5S का 
Ne ॥ 3 >> 83 2“: i SoS t fb gl 
ESTER 35:55 <255. Sass gif 
F RIEL ज Ls Zl पी इक 
Pes 


55. अल्लाहुम्भग फिरली मा अख़तातु चमा त- अम्मत्तु वमा 
अस्‌-रर्तु वमा अञू्‌-लनतु वमा जहिलतु वमा अलिमूतु 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू माफ कर दे जो कुछ ' मेने 
बिला इरादा किया और जो कुछ जान बूच कर किया, और जो 
छुपा कर किया और जो खुले तौर पर किया, और जो कुछ मैंने 
महीं जाना (वानी नादानी से किया) और जो मेने जाना (यानी 
जान बूझ कर किया] 


CE था ‘E5Eiss >, ios iss ६६ ee हे Ex { (रु ड “a ।583 ली 
री आ 
-5355805 ७ 
66. अल्लाहुम्मगू फिर्‌ लना जुनु-बना वजुल-मना 


व- हज - लना वजिइना व-स्व-त- अना व- अ-म- दना, चकुल्लु 
जालि- क अिन्‌- दिना 


तर्जुमा - “ए अल्लाह! तू हमारे गुनाहों को बख्श दे. और 
हमारे जुल्मों को भी, हमारे मज़ाक के तौर पर किये हुये या 
संजीदगी से किये हुये गुनाहों को भो, हमारे बिला इरादा किये हुये 
और जानबूझ कर किये हुये गुनाहों को भो, और हर प्रकार के 
गुनाह जो हम से हुये हें (सब को तू बख्श दे) 
RL CNP NRC ROT] 
ERR 
57. अल्लाहुम्मग फिर्‌ ली स्व-त-ई, व- अ- मदी, व-हजूली, 


PRS भञभ/भ 5 563 


बजिद्दी, वला तहूरिमनी, ब-र-क-त ग अकेतवे ख प; 
फीमा अहू- रम्‌ - तनी 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे आनबूहन कर ओर अनजाने 
में किये हुये गुनाह को, ओर मेरे हसी में या सजीदगी से किये 
हये गुनाहों को माफ कर दे, और जो तूने मुप्ने दिया है उत्त की 
बरकत से मुझे महरूम (वन्चित) न फरमा, ओर जित चीज से न्‌ 
ने मुझे महरूम कर रस्वा हे उस की आजमाइअ में मुन्ने मत डाल 
(उस का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे ताकि तेरी नाशुकरी न कर 
बेटे) BS 5 Ee हु 2 
र CT OSES 
७8. अल्लाहुम्म आहू- सन्‌-त खलूकी फ-अहसिन खुलुकी 
तर्जुमा - “इलाही! तू ने मुप्ने अच्छा बनाया है, तु मेरे 
अरख्लाक (आचरण) को भी अच्छा बना दे।” 
UNTER 
७9. रब्बिग फिर्‌ वर्‌- हम्‌ वहदिनिस्सकी- लल्‌ अकः वः” 
तर्जुमा > “मेरे मोला! तू मुने माफ कर दे और रहन क 
दे और रहम फ्रमा और मुझे सीधी राह | 
बात (_ | 5 EEN] Sire! ले 
3 हि नल 
70. अल्लाहुम्म इन्नी अब्‌-अलु-कर लि 
आफि-य-त 
| में तु से माफी 
सर्जुमा - “र अल्लाह: तु 
शन्लि भाँगता हैँ (तू अता फरणा दें) 


ओर अमन चे 


564 _ 

फायदा - ।) हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह से 

माफी माँगा करो इसलिये कि किसी भी शख्स को ईमान व यकीन 
के बाद माफी से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गयी हे। 


2) एक और हदीस में आया हे कि हजरत अब्बास रजि0 
ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा - ऐ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम! मुझे कोई दुआ बतला 
दीजिये जो मैं अल्लाह तआला से माँगा कहूँ। आप ने फरमाया-- 
तुम अपने रब से आफियत (की दुआ) माँगा करो। (हजरत 
अब्बास रजि0 कहते हैं) कुछ दिन बाद फिर में (आप के पास) 
आया और कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई दुआ -बता 
दीजिये जो में अपने रब से माँगा करूं। आप ने फरमाया - ऐ मेरे 
चचा! आप अल्लाह से दुनिया ओर आखिरत (दोनों) में आफियत 
की दुआ माँगा कीजिये) इसी रिवायत में यह अल्फाज भी आये हैं 
कि “ऐ चचा! ज़्यादा से ज़्यादा आफियत की दुआ माँगा कीजिये! 


3) एक और हदीस में आया है कि बन्दें ने अल्लाह से इस 
से अफजल कोई दुआ नहीं माँगी कि वह उन की मगफिरत कर 
दे ओर उन को आफियत्त के साथ रखे। 

4) एक और हदीस में आया हे (एक मर्तबा हज़रत उम्मे 
सलमा रजिए ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
कहा) आप मुझे कोई ऐसी दुआ क्यों नहीं बतला देते जो में अपने 
रय से माँगा करू? आप ने फरमाया - क्‍यों नहीं! तुम यह दुआ 
माँगा करो। | 

3 wba sale Bg 


GS म्द ह] Fr र 
55 ७ arti 





565 


अल्लाहुम्म रन्बन्न बिद्धि भ. 
वज-हब्‌ गै- ड कलूबी ३- अनी न किस jy 
मा अहयै-तना Ws 

तर्जुमा - “र अल्लाह! मृहभ्मृद 

सल्तल्लाह अतैहि 

सल्लम के रब! तू मेरे गुनाह बस्न दे, मे दित के गजब अ 
गुस्सा को दूर कर दे और जब तक तू हमें जिन्दा रले गुमराह 
करने वाले फितनों से सुरक्षित रव।” | 

5) एक ओर हदीव में आया है कि आप घत्तल्लाह अलेहि 
व सल्लम ने फरमाया - तुम में ते कोई भी यह दुआ हर्गिज न 


अल्लाहुम्म लक्किनी हुज्जती (ऐ अल्लाह मुहन मेरे हज्जत 
की तल्कीन कर) इसलिये कि (जिन्दगी में] हुज्जत की तल्कीन 
तो काफिर को की जाती है, (शैतान की तरफ़ से) बल्कि यह 
दुआ करे- “अल्लाहम्म लक्किनी हज्ज-तल्‌ ईमानि ईन्‌- दल्‌ 
समाति” (ऐ अल्लाह! तू मुझे मते समय ईमान की हुज्जत 
(यानी इरू्लास के साथ तोहीद के कलमें की तल्कीन फरमा 


(यानी नसीब कर) 
नोट - 'तल्कीन' के गाना हैं “किसी के खनने कोई बात 
कहना ताकि द भी सुन कर वहीं कात कहे” हदीस शरीफ का अर्थ 
यह हे कि जैतान काफियें को गुमयही पर बाकी सत्वने के लिये जिन्दगी 
भर कुफ़र-जिक की बातें उन के साबने कहता राता है, जैसा कि 
अल्लाह पाक ने फरमाया - “बेशक जैतान अपने दोस्तों के दिलों में 
(गुमराही की बातें) _झलसा रहता है” इसलिये जिन्दगी में तल्फीन की 
दुआ करना जेतान को गुनतह काने की बावत देना हैं! इसको विपरीत 
मुसलमान यरे दाला मरते सगय जान निकलने की तकलीफ की वजह 





566 


OO 
से बेशक इस बात का मुहताज होता है कि कोई उस के सामने हुज्जने 
ईमान (कलम- ए-तय्यिबा) पढ़े, ताकि वह भो सुन कर कलमा पढे 
और ईमान पर उस का स्वातिमा (समापन) हो, इसलिये इस की जहर 
दुआ करनी चाहिये वल्लाइ आ-लमु (अल्लाह ही बेहतर जानने वाला 
है) 





NN KNKN 


र्तर 567 
rr 


स्वातिमा (समापन) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 


पर दरूद सलाम भेजने की फजीलत 


. हदीस शरीफ में आया है कि जिस मज्लिस मे लोग जमा 
होंगे और वह उस में न अल्लाह का जिक्र करेंगे और न अपने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर दख्द- सलाम भेजेंगे: 
कयामत्त के दिन उन की वह मज्लिस उन के लिये (अल्लाह के 
जिक्र ओर दरूद-सलाम के) सवाब (सि महस्मी की वजह से) 
हसरत- अफसोस का सबब होगी, आगर्चे दह जन्नत में दास्विल भी 
हो जाए! 

2. हदीस जरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलेहि व सललम ने फरमाया - जुमे के दिन ज्यादा से ज़्यादा 
मुझ पर दरूद-सलाम भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दन्ट- सलान 
(जुमा व्हे दिन स्वास तोर पर) गेरे सामने पेश किया जाता है। 

3. एक और हदीस में आया है कि जो भी कोई शख्स जुमे 
के दिन मुझ पर दरूद भेजता है उसका दकूद (स्वास तोर पर) मेरे 
सामने पेश किया जाता है} 

4. एक और हदीस में आया है कि जो ५ र हि 
सलाम भेजता है (स्वास कर मेरी कब्र प सवड 
मुभ पर लौटा दी जाती हे (यानी उस की तरफ 


568 
इ RR न 
जाती हे) यहाँ तक कि में उस के सलाम का जवाब देता हूँ। 


5. एक ओर हदीस में आय हे कि नबी करीम 
अलेहि व सललम ने फरमाया : कयामत के दिन मेरे सब हे 
ज़्यादा करीब वह शख्स होगा जिसने सब. से ज़्यादा मुझ पर दरूद 
भेजा होगा। 


०. हदीस शरीफ में आया है कि नकी करीम सल्लल्जाहू 
अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया अस्ती कंजूस वह जख्स है जिस 
के सामने भेरा जिक्र हो और उस ने मुभ पर दरूद न भेजा हो 


7. हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फुरमाया : तुम अधिक से अधिक मेरे ऊपर 
दरूद भेजा करो इसलिये कि यह दसूद तुम्हारे (बातिन की पाकी 
के) लिये जकात (यानी पाक करने का साधन) हे। 


8. हदीस जरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लह 
अलेहि व सत्सम ने फरमाया : जिस शरूस के सामने मेरा नाग 
आये उस को चाहिये कि मुग्र पर दरूद भेजे, इसलिये कि जो 
जञरूस मुञ्र फर एक मर्तबा दरूद भेजता हे अल्लाह पाक उस पर 


9. हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सत्लम ने फरमाया : वह जरू्स जलील हुआ जिस के 
खमने मेत जिक्र हो ओर वह मुझ पर वरूद न भेजे। 


0. हदीस जरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्ताह 
अलेहि व सल्लम ने फरमाय्य ` जो जखूस मेरा जिक्र करे उस को 
मुञ्ज पर रूट भेजनां चाहिये। 





में annie 
॥. हदीस शरीफ 

ह में आया हे कद नबी करीम सल्लल्लाह 

अलैहि व सल्लम अपने तक दरूद पहुँचने का ज़रीया बयान 
फरमाते हैं : बेशक eT 24 

' अल्लाह के कुछ फरिश्ते (इस काम पर) हैं 

कि जो (दुनिया की मज्लिसों में और मुसलमानों के आस- पास) 

घूमते रहते हैं और मेरी उम्मत के (दर्द) सलाम मेरे पास पहचाने 
रहते हैं | F Te लि 
2. हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सन्नन्नाहु ) 
अलेहि व सल्लम ने फ़रमाया : (एक मर्तबा) जिब्रील अलै0- 
से मेरी मुलाकात हुयी तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई और कहा -7 
आप का रब फरमाता है कि जो जख्स आप पर दम्द भेजेगा में 
(उस पर अपनी) स्वास रहमत नाजिल करूंगा, और जो आप पर _ 


सलाम भेजेगा में उस पर स्वास सलामती नाजिल करूँगा, तो इस .]) 


पर में ने अल्लाह के सामने शुक्र का सज्दा अदा किया। ह 


3. एक और हदीस में आया है कि हजरत उबय्यि बिन | ( 
क- अब रजिए ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से '(_: 
कहा : ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैंने - 
जिक्र और दुआ का (अपना तमाम समय) आप पर दन्द पढ़ने के -- - 
लिये ही स्वास कर दिया हे। आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने ``.) 
फरमाया : तब तो तुम्हारी तमाम कठिनाइयाँ सरल (और जरूरतें - = _ 
पूरी) हो जायेंगी, और तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जायेंगे - - - - । 

।4 हदीस शरीफ में आया हे कि जो जरस मुझ पर एक 
मर्तबा दरूद भजेगा अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें नाजिल 
फरमायेंगे। 
5. हदीस ज्ञीफ में आया है कि एक दिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तझीफ लाये तो आप के चेहरे से 


FRC डक लशरी 


खुशी जाहिर हो रही थी, आप ने फरमाया : मेरे पास (अभी- अभी) 
जिदील आये ओर कहा : आप के रब ने फरमाया हे - ऐ 
मुहम्मद! क्या तुम इस बशारत से प्रसन्न न होंगे कि तुम्हारी 
उम्मत में से जो शख्स भी तुम पर एक मर्तक दरूद भेजेगा में उस 
पर दस बार रहमतें नाजिल करूंगा। और तुम्हारी उम्मत में से जो 
शख्स भी तुम पर एक मर्तबा सलाम भेजेगा तो में ठो मर्तबा उस 
पर सलामी नाज़िल करूँगा। 


6. हदीस शरीफ में आया है कि मॅबी करीम सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया : जो शख्स मुझ पर एक मर्सबा 
दरूद भेजता है अल्लाह उस पर दस रहमतें नाजिल फरमाते-हैं 
और दस नेकियाँ लिस्व दी जाती हें, और दस गुनाह माफ कर दिये 
जाते हैं, और दस दर्ज बुलन्द कर दिये जाते हैं। 











77. हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि च सल्लम ने फरमाय ' जो शख्स नबी पर एक मर्लबा _दरूद 
भेजता हे अल्लाह पाक और उस के फरिषते उस पर सत्तर मर्तबा 
रहमतें (और रहमत की दुआयें) भेजते हैं। 


8) हजरत अली रजि0 फरमाते हैं हर दुआ (अल्लाह 
के दरबार लक पहुँचने से) रुकी रहती है यहाँ तक कि (दुआ 
करने वाला) नबी करीम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और 
आप की आल पर दरूद भेजता हे (तब अल्लाह के दरबार ततक 
पहुँचती और कबूल होती है] 


9) हजरत उमर फारुक रजिए से रिवायत हे कि हर दुआ 


नोट - सलात- सलाम की कैफियत (यानी) अल्फाज और 
तरीके इस से पहले पृष्ठ पर बयान किये जा चुके हैं। 


57] 
और जमीन के दर्मियान स्की +-.. री 
हे 
तक) उस का कोई हिस्सा भी नहीं पहुँचता, यहां ( न पाक्‌ 
अपने नबी सल्लल्लाहु अलेहि क सल्लन पर दा पेज कप 4 
टआ अल्लाह के सामने पेञ् होती ओर ` 


मकबूल होती हे) 
20) शेस्व अबू सुलेमान टारानी 


(अब्दुरमार ज्ञमी. वेफान 
2।4 हिए) रह0 ने फरमाया : जब तुम अल्लाह तआला--से 


अपनी किसी हाजत की दुआ माँगो तो उस हे पहले अपने नः 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दम्द -सलाम भेजो, फिर जरो 
चाहे दुआ मॉगो, और आखिर में दस्ट-सलाम भेजो (यानी #र 
दुआ के आखिर में दरूद- सलाम जरूर पद्रो] इसलिये कि 
अल्लाह नआला (वादा के मृताबिक) अपने करम से उन दोनों 
उरूदों को तो कबूल फरमायेंगे ही, और उन की मेहरबानी से यह 
दर हे कि वह उन के दर्भियान की दुआ को छोड दे (ओर कबूल 
न क्करें) 


572 


सलात - सलाम 


MLL ळू RU” री (१८ ~ (५८० ५8] नी 
Dh ANE ) 9४३ 23. 
nS + मूर अर 5 “a ot 
Cea a ) SoA \ i पी 
श 4%} 2 र र 
u | ks oD 0८ Gt 5A है. 2 
5.44 ८४ ic NTN >> हू > ES [ye 
© a र) 23 ("जा 0४८ ४५८४ हि आओ. | Si ou 
7220 25 ०५००5 
अल्लाषुम्म सल्लि अला मु-हृम्मदिनव्व - अला आलि 
मु- हम्मदिन्‌ कमा सल्ले-त अला इब्राही-म वअला आलि 
दब्राही-म इन्न-क हमीद्म्मजीद + अल्लाहुम्म बारिक अला 
मु- हम्मदिव्व- अला आलि मृ-हम्मदिन्‌ कमा बा-रक्‌-त अला 
इब्राही-म व-असा आले इब्राही-म इन्न-क 
हमीदुम्मजीद + अल्लाहुम्म सल्लि अलेहि कुल्लमा ज़-_क- 


रहुज्जाकसि - न+ अल्लाहुम्भ सल्लि अलैडि कुल्लमा गफ-ल अन्‌ 
जिकरिहिल्‌ गाफिलू-न व-सल्लिम्‌ ततसूली- मन्‌ कसी- रन्‌ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद सल्लल्लाहटू अलेहि व 
सल्मम के आल पर रहमत नाजिल फ्रमा, जेसे तू ने इग्राहीम 
(अले0) पर ओर इब्राहीम (अले) की आल पर रहमत नाजिल 
फरमायी, बेशक तू ही तारीफ के लायक ब॒जुर्ग है। ऐ अल्लाह! 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम पर और उन की आल पर 
बर्कतें नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम (अलैए) पर और 


reo ase Psa 
क र त फय, देक तू 
द (ॐ के लावकः भहुई है+ रे अका च ह 
ही तरण छू सललम पर उस सय तक रामे नाडि 
न क उन का त को जिक करते तें। 
दमा ज लाह! सु. नसी करो मुहम्मद क 
ड के ऊपर hostesses a 
हि बहुत सलाम भेजे। 


574 





———————— 


दुजा 
segs EASseais rll 
NOR Bae YEE ES 
५-० :४८६:६ 80५ 53s; 


अल्लाहुम्म बि- हक्किही अनू-द- कर्‌- फस अनिल स्वलूकि 
मा न-ज-ल बिहिम्‌, वला तु-सल्लित्‌ अलैहिम्‌ मन्‌ ला यर्‌- हमूहम्‌- 
फ्‌-कुद्‌ हल्ल बिहिम्‌ मा ला यर्‌- फञुहू गैरु- क वला यद्‌ - फअह 


सिवा-क, अल्ताहम्म फरिज्‌ अन्ना या करीम, या अर्‌- ह -भरीहि 
मी-न+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! नची करीम सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम के उस के हक के तुफेल में, जो तेरे दरबार में उन का 
हे तू (अपनी) मख्लूक से उस मुसीबल को दूर कर दे जिसे में 
वह गिरफ्तार हैं, और तू उन पर ऐसा हाकिम मुसल्लत न फर्मा 
जो उन पर रहम न करे, इसलिये कि मख्लूक पर (इस वक्त) 
ऐसी मुसीबत पड़ी हे जिस को न तेरे सिवा कोई उठा सकता है 
न दूर कर सकता है। मेरे मोला! तू हमारी मुसीबत -दूर कर दे, ऐ 


बहुत - चहूत करम करने वले, ऐ सब रहम करने वालों से बढ़ कर 
रहभ करने वाले! 


KAKKK 


